परमपूज्य आच्चार्य 408 
श्री ज्ञानसमागर जी महाराज की 
साहित्य साथना - 
संस्कृत साहित्य - 
१. जयोदय महाकाव्यम्‌ (2 भाग में) 


२. वीरोदय महाकाव्यम्‌ 
३. मसुदर्शनोदय महाकाव्यम्‌ 
४. भद्रोदय महाकाव्यम्‌ (समुद्रदत्त चरित्र) 
५. दयोदय चम्पू 
६. सम्यकत्वसारशतकम्‌ 
७. मुनि मनोरज्जनाशीति 
८. भक्त संग्रह 
९, हित मसम्पादकम 

हिन्दी साहित्य - 
१०. भाग्य परीक्षा 
११. ऋषभ चरित्र 


१२. गुण सुन्दर ब॒तान्त 
१३. पवित्र मानव जीवन 
१४. कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन 
१५. सचित्त विवेचन 
१६. सचित्त विचार 
१७. स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैन धर्म 
१८, सरल जैन विवाह विधि 
१९. इतिहास के पन्‍ने 
२०. ऋषि कैसा होता हे 
टीका ग्रन्थ - 
२१. प्रवचसार 
२२. समयसार 
२३. ततक्त्वार्थसूत्र 
२४. मानवधर्म 
२५. विवेकोदय 
२६. देवागमस्तोत्र 
२७. नियमसार 
२८. अधष्टपाहुड़ 
२९. शांतिनाथ पूजन विधान 














जयोदय महाकाव्य का बल 5 आ 
शेलीवेज्ञानिक अध्ययन 


( बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा १९९१ में 
पी.एच.डी. के लिए स्वीकृत शोधप्रबन्ध ) 


-; लेखिका :- 
डॉ. ( कु.) आराधना जैन “'स्वतन्त्र ' 
प्राध्यापिका, शासकीय उच्चतर माध्यामिऋ विद्यालय 
उदगपुर (विदिशा) म.प्र 






कम रा विद्यासागर पा आ राष्ट्रीय संगोष्ठी 
सान्निध्य - परम पूज्य मुनिपुगव १०८ श्री सुधासागरजी महाराज 
ससघ २७ से ३० सितम्बर,१६६८ 






श्रीमती मनफलीदेवी धर्मपतिन स्व नेमीचन्द काला (घोद बाला)द्वारा भट 
>-४ अ+।२+/ ५४०॥।२९।"। :- 


आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श केन्द्र, ब्यावर 
एवं 
श्री दिगम्बर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, नारेली-अजमेर ( राज.) 







प्रेरक प्रसंग: चाग्त्रि चक्रवर्ती पृ. आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज 
के सुशिष्य, तीर्थक्षेत्र समुद्धागरक , आगम के प्रामाणिक एवम्‌ 
सुमधुर प्रवचनकार , युवामनीषी , जानोदय नार्थ क्षेत्र ( नरेली - 
अजमेर ) प्रेरक, आध्यात्मिक एवम्‌ दार्शनिक सन्त मुनि 
श्री सुधासागरजी महागज एवम्‌ पृ. श्षु. श्री गंभीरसागरजी 
एवं क्षु श्री धर्यसागरजी महाराज के 996 जयपुर वर्षायोग 
महाकवि ज्ञानसागर के साहित्य पर पंचम्‌ विद्वत संगोष्ठी 
के सुअवसर पर प्रकाशित ! 





प्रकाशक : आचार्य ज्ञानसागर ब्रागर्थ विमर्ण कन्द्र 
ब्यावर (गज । 


ग्रन्थमाला : डॉ. ग्मेशयन्ट जन, बिज 
सम्पादक एवं नियामक पं अरूणकमाए शास्त्री ब्यावर 


संस्करण :. दितीय.. ॥9७9०७ 
प्रति :.. 000 
मूल्य :. 25/- रुपये मात्र 


प्राप्ति स्थान : आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श कन्ट्र 
'' सरस्वता भवन '' सेट जी की न्पिँ 
ब्यावर 305 90] (गज ) 


श्री दिगम्बर जेन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र 
नारेली> खजमर (रॉज;) फोन : 35663 
श्री दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र 

मन्दिर संघीजी, सांगानेर, ( जयपुर- राज.) 


मुद्रक :.. निओ ब्लॉक एण्ड प्रिन्ट्स 
पुरानी मण्डी, अजमेर / 42229 





महाकाव्य 
गेलीविज्ञानिक ७ 


-: आशीर्वाद एवं प्रेरणा :- 
मुनि श्री सुधासागरजी मह्ागज़ 
श्षु. श्री गंभीरसागरजी महागज 
क्षु. री घयंसागरणी महागात 









नो फप+िपपपपााा 5 हज ड:सअकक्‍इइ अत 5 5 


-: सोजन्य :-- 
श्रीमान्‌ श्रप्ठी श्री एम. एल जेन 
डी-45, आकाश दीप 
सुभाष नगर शोपिंग सेन्टर 
जयपुर ( राज. ) 





-: प्रकाशक “प्रकाशन :-- 
आचार्य ज्ञानसागर बागर्थ विमर्श केन्द्र, ब्यावर 
ण़्वं 
श्री टिगम्बर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, नारेली अजमेर (राज.) 


0700 है हैं।ै 0 है।। (हक 6 ी]। 





भारतोय संस्कृति आदर्श पुरुषों के आदर्शों से प्रसृत एवं संवर्द्धित/संरक्षित 
है । प्रत्येक भारतीय अपने आदर्श पुरुषों को जीवन के निकटतम सजोने का 
प्रयास करता है । भारत की आदर्श शिरोमणों दिगम्बर जेन समाज आध्यात्मिक 
संस्कृति का कौत्तिमान अनादिनिधन सनातन काल मे स्थापित करती रही है। 
इस मनातन प्रभायमान दि. जन संस्क्रति में/प्रत्येक्े यंग में चोबीस -चोबीस 
तीर्थंकर होते रहे हैं, होते रहेंगे | जिनकी सर्वज्ञवा से प्रदत्त जीवन को जयवंत 
बनाने वाले सूत्रों ने इनके व्यक्तित्व को आदर्शता एवं प्रज्यता प्रदान की है। 
वीतगगी, निष्प्रही, अठारह दोषों से रहित, अनन्त चतृष्टय के धनी, इन अरहन्तों 
ने अपनी दिव्य वाणी से राष्ट्र समाज एवं भव्य जीवों के लिये सर्वोच्च आदर्श 
प्राप्त करने का मार्ग प्रशम्त किया है | 


जब इन महान्‌ अरहन्तों का परम्‌ निर्वाण हो। जाता है तब इनके अभाव 
को मद्भाव में अनुभत करने के लिए दि. जन संस्कृति में स्थापना निश्षेप से वास्तुकला 


के रूप में, मृर्ति के रूप में स्थापित कर जिन बिम्ब मंज्ञा से संज्ञित किया जाता 
है । इन जिन विम्बों से अनन्त आदर्श प्रतिबिम्बित होकर भव्य प्राणीयों के निधन- 
निकाचित दुष्ट कर्मों को नप्ट करते हैं । 

एस महान्‌ जिन बिम्बां का जिन- भक्त नगर या नगर के निकट उपवन 
में विशगजमान कर उस पवित्र क्षेत्र को आत्मशान्ति का केद्र बना लेता है । नगर 
जिनालयां का अपेक्षा उपवर्नां में स्थापित ताथ्थक्षेत्रों का वातावरण अधिक विशुद्ध 
होता है । अत: लोग सकड़ों मीलों से हजागें रूपया खर्च करके तीर्थक्षेत्रों पर 
तीर्थयात्रा करने जाते हैँ | कहा जाता है कि जिस भ्रुमि पर तीर्थ क्षेत्र होते हैं तथा 
तीर्थ यात्री आकर तीर्थ वन्दना करते हों वह भूमि देवताओं द्वारा भी बन्दनीय हो 
जाती है । इसलिये प्रत्येक जिला निवासी जन बन्धु अपने जिले में / किसी सुन्दर 
उपवन में विशाल जिन-तीर्थ की स्थापना करके मम्प्र्ण राष्ट्र के भव्य जीवों के 
लिये यात्रा करने का मार्ग प्रशस्त करके अपने जिले की भुमि को पावन बना 
लेता है । दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि अजमेर जिला दिगम्बर जैन श्रावकों के 
लिये कर्म स्थली रहा है लेकिन तीर्थक्षेत्र के रूप में धर्म म्थली बनाने का सोभाग्य 
प्राप्त नहीं कर सका । अर्थात्‌ अजमेर मण्डुलान्तंगत अभी तक एक भी तीर्थ क्षेत्र 
नहीं है । जिस पर भारतवर्ष के साधर्मी बन्धु तीर्थ यात्री के रूप में आकर जिले 

की भूमि को पवित्र कर सकें । 























जिले को दिगम्बर जन समाज के सानिशय पुण्य के उदय से इस राजस्थान 

की जन्मस्थली, कर्मस्थली बना कर पवित्र करने वाले तथा चार-चार संस्कृत 

महाकाव्यों सहित 30 ग्रन्थों के सजेता बाल ब्रह्मचारी महाक्वि आ. श्री ज्ञामागरजी 
महागज द्वाग श्रमण संस्क्रति के उननायक्र जिन शासन्‌ प्रभावक् आचार्य श्रो 
विद्यासागग्जी महाराज को दीक्षा देकर अज़मर क्षेत्र को पवित्र किया है । एसो 
इस पावन भ्रम पर चिर अन्तगल के बाद संत शिगमणी आचार्य श्री विद्यासागर 

महागज़ के परम शिष्य आध्यात्मिक संत मनि श्रो सधासागरजो महागज, श्ष श्री 

म्भाग्सागग्जी, क्ष. श्री ध्यंसागग्जी का पावन वर्ष 994 में वर्षायोग हुआ | इसी 
बर्षां योग में सरकार, समाज एबं साधु का संगति ने इस जिले को आध्यात्मिक 
वास्तुकला को स्थापित करने के लिए नारलों ग्राम के उपबन को तीथ्थक्षेत्र में 
परिवर्तित करन के लिये चुना । सच्चे पुरुषार्थ में अच्छे फल शीघ्र ही लगते ह# 
ऐसी कहावत है । तदनुसार 4 माह के अन्दर ही अजमेर से 0 कि मो दर नारलों 
ग्राम में किशनगढ़ ब्यावर बाइपास पर एक बिशाल पर्वत संदित ।27 5 बोघा का 
भर्रण्ट दिगम्बर जन समाज को सरकार से आवंटित किया गया जिसका नामकरए 
आचार्य श्री विद्यासागग्जी महागज एवं मुनि श्री सुधासागरजी महागज़ के आशीवाद 
से “ ज्ञानादव तीर्थ" ऐसा मांगलिक पवित्र नाम रखा गया । इस क्षत्र छा संचालन 
दिगम्बर जैन सर्मिति (गज) अजमेर द्वाग किया जाता हे । टस श्वेत्र पर निम्स 
योजनाओं का संकल्प जिला स्तरीय दिसम्बर जेन समाज ने जिया है । 

. त्रिमूर्ति जनालय ( मृल जिनालय ) - इस महाजिनालय में अप्ट्धातु की 
१]-4॥ फुट उतंग तीर्थंकर, चक्रवती कामदेव जैसे महा पण्यशाली पदों 
का एक साथ प्राप्त कर महा निर्वाण को श्रात करन वाले श्री शान्तिनाथ, 
कुन्थुनाथ, अरहनाथ के जिन बिम्ब विगज़मान किये जावेंगे । यह जिनालय 
एम क्षेत्र को मलनायक के नाम मे प्रगिद्ध होगा 

2. श्री नन्दीश्वर जिनालय - यह वहीं जिनालय है जिसको बन्दना शायद 
सम्यग्दृष्टि एक भवतारोीं सोधर्म इन्द्र अपने परिकर सहित वष की तीनों 
अष्टानिका पव में जाकर निरन्तर ८ दिन तक प्रजन अभिषेक कर अपने 
जीवन को धन्य बनाता है । यह नन्‍्दीश्वर द्वीप जम्ब॒दीप से आठवें स्थान 
पर पड़ता है । अत: वहां पर मनुष्यों का जाना सम्भव नहों है । एतर्थ 
उस नन्‍्दीश्वर दोप के 52 जिनालयों को स्थापना निक्षिप से इस क्षेत्र में 
भ्रव्य जीवों के दर्शनार्थ इस जिनालय की स्थापना को जा रहीं है । 
















अतः तीर्थकरों को 008 नामों से पुकारते हैं । इस एक -एक नाम के 
लिये एक-एक वास्तु कला में विराजमान कर 008 बिम्ब एक स्थान 
पर विराजमान किये जाते हैं | इसलिये इसको सहस्रकूट जिनालय कहा 
जाता है । श्री कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के समय सहस्नकूट जिनालय के 
सम्बन्ध में श्रोपाल चग्त्रि में वर्णित किया गया है कि जब सहस्रकट जिनालय 
के कपाट स्वत: ही बन्द हो गये तब काटि भट्ट राजा श्रीपाल एक दिन 
उसकी वन्दना करने के लिये आते हैँ तो उसके शील की महिमा मे 
क्रपाट गकदम खुल जाने हैं । 


3. महसत्रकूट - अरहन्त तीर्थकर्गों के शरीर में 008 सुलक्षण होते हैं । 


, त्रिकाल चौबीसी जिनालय - यह वह जिनालय है जिनमें भरत क्षेत्र 


के भूत, वर्तमान व भविष्य को 24 24 जिन प्रतिमार्यें 56 फुट उतंग 24 
जिनालयों में विगजमान की जावेगी । भगवान क्रपभदेव के निर्वाण के 
बाद शाक मन होकर भरत चक्रवती विचारन लगा कि अब तीर्थ का 
प्रवर्तन ऊसे होगा । तब महां मनिगज गणधर परमेष्ठी कहते हैं कि हैं 
चक्रि, अब धरम का प्रवर्तन जिन बिम्ब्र की स्थापना में ही सम्भव है । 
तब चक्रव्ता भगत ने मूनि ऋषपभ सन महाराज का आर्शीवाठ प्राप्त कर 
कलाश पते पर स्वॉमियों। 72 जिनालयों का शिर्माण कगकर रून खाचित 
00 500 धनप प्रमाण 72 जिन बिम्बाँ को स्थापना की । 


. मानस्तम्भ - जनागम के अनुसार जब भगवान को साझ्ात समवरग्ग 


लगता ह तब चागं दिशाओं में चार मानस्तम्म स्थापित किये जाते हैं और 
मानस्गम्म में चागें दिशाओं में एक- एक प्रतिमा स्थापित की जाती है अर्थात 
) मास्स्तम्भ में कुल चार प्रतिमार्य होती नह । इस मानस्तम्भ को देखकर 
मिथ्यादष्टियों का मद ( अहंकार) गल जाता #& आर भव्य जीव सम्यग्दप्टि 
होकर समवशरण में प्रवेश कर साक्षात अग्डेत भगवान्‌ की बाणी को सुनने 
का अधिकारी बन जाता है | इस सम्बन्ध में अन्तिम तीर्थकर भगवान 
महावीर के समय एक घटना का उल्लेख जेन शास्त्रों में मिलता है कि 
इन्द्रभति गोतम अपने 5 भाई और 500 शिप्यों सहित भगवान महावीर 
से प्रतिवाद करने के लिये अहंकार के साथ आता है लकिन मानस्तम्भ 
का देखते ही उसका मंद गलित हो जाता है और प्रतिवाद का भाव छाड़कर/ 
सम्यक्त्व का प्राप्त कर । सम्पूर्ण शिष्यां सहित जनश्वरी दीक्षा धारण कर 
भगवान्‌ महावीर के प्रथम गणधर पद को प्राप्त हो गया अर्थात्‌ इस मानस्तम 












श्र 


की महिमा कितनी अनुपम है कि इन्द्रभति गौतम कहां तो भगवान्‌ 
से लड़ने आया था ओर कहां भगवान्‌ का प्रथम गणधर बन गया । ऐसा 
यह भव्य मानस्तम्भ इस क्षेत्र पर निर्माण किया जा रहा है । 


. तलहटी जिनालय - इस जिनालय में ब॒ताकार प्रथम मंजिल पर प्रवचन 


हाल रहेगा । दूसरी मंजिल पर भगवान्‌ बाहुबलि, तीसरी पर भरत ओर 
चौथी पर ऋषभदव भगवान्‌ की प्रतिमार्य विशज़मान होंगी । 


. 8 दांषों से गहत तीर्थड्रर अरिहंत भगवान के द्वाग उपदेश देने की 


सभा को समवशरण कहते हैं इसकी ग्चना कुबेर द्वाग होती- देव, 
मनुष्य एवं तिर्यज्चों को ॥2 सभाएँ होती है । भव्य जीव ही इस समवशरण 
में प्रवेश करते हँ । ऐसा यह भव्य जीवों का तारण हार समवशग्ण भी 
इस क्षेत्र पर स्थापित किया जा रहा है । 


. संतशाला - क्षत्र हमेशा से साधु सन्‍्तों के धर्म ध्यान करने के आवास 


स्थान रहे हैं । इस क्षेत्र पर भी आचार्य विद्यासागरजी आदि महाराज जैसे 
महासन्त संघ के साथ भविष्य में यहां विशजमान होंगे एबं अन्य आचार्य 
माधुगण वन्दनाथ, साधनार्थ विराजमान रहेंगे । उनकी साधनानुकूल सन्त 
वर्सतिका बनाने का निर्णय लिया गया है । 


हः 


. गोशाला - वर्तमान में मानव स्वार्थ प्रर्ण होता चला जा रहा है । इसी 


कारण से गाय, बेल, भेंस आदि जब इसके उपयोगी नहीं होते अथवा 
दूध देना बन्द कर देते हैं तब व्यक्ति उनका ग्रवा सुश्रुसा नहीं करके उनको 
कमाई अथवा ब्रचड़खाने में भेज देता है । ऐसे आवाग पशुओं को इस 
भ्षेत्र में रख कर उनके जीवन को अकाल हत्या से. मरण से बचाया जावेगा। 
यह क्षेत्र समवशरग है ओर समवशरण में एक सभा तिर्यञड्णों की होती 


ब ० 


हैं । अत: यह गोशाला है इस क्षेत्र रूपों ममवशरण में एक सभा के 
रूप में प्रतिष्ठित होगी इस दिगम्बर जन ज्ञानोदय तांर्थ क्षेत्र गोशाला का 
शिलान्यास श्री भेरूसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा किया 
गया है । 


0. ज्ञानशाला (विद्यालय ) - मानवीय दृष्टिकोण से विचारने पर जीवन 





का एक आवश्यक अंग आजीविका भी है । इस आजीविका को कार्यान्वित 
रूप देने के लिये मनुष्य को लोकिक व शाब्दिक ज्ञान की भी आवश्यकता 





नल लक कलम 








॥. 


2. 


3. 


]4, 


05 


6. 














है । इस दृष्टिकोण से इस क्षेत्र पर विद्यालय को स्थापित करने क 
भी योजना है । साथ ही एक विशाल ग्रन्थालय भो स्थापित किया जायेगा। 
भाग्यशाला ( औषधालय/चिकित्सालय ) - जीव का आधार शरौर है 
और शरीर बाहरी वातावरणों से प्रभावित होकर जीव को अपने अनुक़ल 
क्रिया करने में बाधा उत्पन्न करता है । तब शरीर में आईं हुईं विक्रतियों 
को दूर करने के लिये ओषधि की आवश्यकता होती है । अत: इस 
ओषधायल“चिकित्सालय से असहाय गरीबों के लिये नि:शुल्क चिक्रित्पा 
कगने के विकल्प से स्थापना की जावेगी । 

धर्मशाला - क्षेत्र की विशालता को देखने हुये ऐसा लगता # कि भविष्य 
में यह एक लघु सम्मेद शिखर का रूप ग्रहण कर लेगा । जिस प्रकार 
दिगम्बर जन सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखरजों, महावीर जी अतिशय क्षेत्र 
आदि में निरन्तर यात्री आकर दर्शन प्रजनन आदि का लाभ लेते हैं उसी 
प्रकार इस क्षत्र में भी तोर्थ यात्री बह संख्या में आकर दर्शन प्रजज॒ का 
लाभ लेबेंगे | अत: उनकी सुविधा के लिये 300 कमरे की धर्मशाला 
आधुनिक सुविधाओं सहित बनाने का निर्णय लिया गया ह । 
उदासीन आश्रम - अपनी गृहस्थी से विर्क्त होकर लोग टस क्षेत्र पर 
आकर अपने जीवन को धर्म साधना में लगा सकें । अत: उदासीन 
आश्रम के निर्माण करने का निर्णय लिया गया है । 

बाउण्डी दीवाल - मम्पूर्ण क्षत्र को सुर्क्षत करने के लिए 6 फुट 
ऊंचा बाउण्ड्री दीवाल की सर्वप्रथम आवश्यकता थी । प्रज्य मुनि श्री 
के प्रवचनों से प्रभावित होकर अजमेर जिले को दिगम्बर जन महिलाओं 
ने इस बाउण्ड्री को बनाने का आर्शीवाद प्राप्त किया । 

पहाडी के लिए सीढ़ी निर्माण - उबड़-खाबड़ उतड् पहाड़ी पर जाने 
के लिए सीढ़ियों कौ आवश्यकता थी । अजमेर जिले के समस्त दिगम्बर 
जन युवा वर्ग ने इस सीढ़ियों का बनाने का प्रज्य मुनि श्री से आशीवाद 
प्राप्त किया । 

अनुष्ठान विधान - क्षेत्र शुद्धि हेतु 28.6.95 से 30.6.95 तक समवणशरण 
महामंडल विधान का आयोजन प्र॒ज्य मुनि श्री सुधासागरजी महाराज समंघ 
मानिध्य में किया गया । तदूनन्तर मुनि श्री के ही समंघ सानिध्य में 
.2.95 से 0.2.95 तक सर्वतोभद्र महामंडल विधान अर्द्ध-सहम्र 





]7. 








इन्द्र इन्द्राणियों की सम्भागिता में महत्‌ प्रभावना के साथ सम्पल हआ । | 
इसी विधान के अन्तर्गत मुलनायक, व्रिकाल चोबीसोी, नंदीश्वर जिनालय 
एवं मानस्तम्भ का शिलान्यास किया गया । इस महात्सव में माननीय 
भगेसिंह शखरावत मुख्य मंत्री गजस्थान सरकार, श्रों ललित किशोर चतुर्वेदी 
शिक्षा गत्न॑ सार्वजनिक निर्माण गज्य मंत्री, श्रों गंगागम चौधरी गजम्ब गज्य 
मंत्री, श्री किशन सोनगग खादी गवं ग्रामोत्गाग गज्य मंत्री, श्री सावंग्मल 
जाट गज्य मंत्री, श्री महावीर प्रसाद जन सचेतक गज़मस्थान विधान सभा, 
श्री ऑकार्गसह लखावत अध्यक्ष नगर सुधार न्‍्याम अजमेर, सांसद श्री 
गसारसिंह गत सांसद अज़मर, श्री किशन गोटबानी विधायक अज्मर, 
श्री कलाश मेघवाल गृह एवं खान मंत्री गज़म्थान मग्कार, श्रों पुखराज 
पहाड़िया जिला प्रमुख अजमेर, श्री दवेन्द्र भूषण गृप्ता जिलाधीश अजमेर, 
ब्री| वीगकुमार अध्यक्ष नगर परिषद, श्री अदिति मेहता संभागीय आयुक्त 
अजमर कांग्रेस (३! अध्यक्ष अजमेंग माणक चन्द्र सागानो । आदि प्रशासनिक 
अधिकारियों नें इस दस दिवसीय मंडल विधान में अपना महतोय बागदान 
दिया है | 
सरकारी सहयोग - रस क्षेत्र स्थापना के एवं 26.0 94 को दिगम्बर 
जन समिति (रजिस्टर) अजमेर का गठन कर सज् संग्था रंजस्ट्रीकरण 
अधिनियम ॥958 के अन्तंगत दिनांक 7 ॥। 9५ को पंजीकृत कगया गया। 
नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष आऑंकार्ससंह लखावबत एवं कांग्रस अध्यक्ष 
जमेर माणकचन्द सोगानी के विशेष सहयोग से इस नारेली पर्वतीय स्थल 
का चयन किया गया । तदूपसनत महारणज श्रों ने इस स्थल का निरिक्षण 
कर इस स्थल को पवित्र किया । समाज के कर्मट कार्यकर्नाओं, स्थानीय 
प्रशासन एवं राजम्त गाज़मग्रा गजम्थान के व्िशप्र सन््यााा मे गर्यायता 
दर पर यह पहाड़ी मेदान-दिगम्बर जेन समाज का दिगम्बर जैन तीर्थ 
क्षेत्र स्थापना हेतु स्थाई रूप से अवंटित किया गया। तदुपरान्त आन्डिक्ट 
श्री उम्मेदमल जैन एवं निर्मल कुमार जैन ने क्षेत्र के योजनाओं सहित 
नक्‍्क्षे तैयार किये । 0.2.95 को माननीय भैरासिंह शेखावत मुख्य मंत्री 
राजस्थान सरकार एवं माननीय ललित किशोर जो चतुर्वेदी शिक्षा एवं 
सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ने मेन रोड से पहाईी के ऊपर तक डामर 
रोड बनाने कौ घोषणा को । सांसद श्री रासासिंह रावत ने 3 ट्यूबवेल 
सरकारी स्तर पर लगाने की घोषणा की । राजस्व राज्यमंत्री श्री गंगागम 








चोधरी जी ने क्षेत्र की योजनाओं को देखते हुए लगभग 200 बीघा जमी 

ओर सरकार से दिलाने को घोषणा को जिलाधीश द्वारा प्रशासनिक समस्त 
कार्यो को करने की घोषणा की । गोशाला में जिला प्रमुख धर्म निष्ठ 
श्री पुखराज पहाड़िया एवं प्रशासन का विशेष सहयोग देने की घोषणा 
की गई है । गृह एवं खान मंत्री जी श्री केलाश मेघवाल ने पुलिस चौकी 
की घोषणा को । इस प्रकार राज नेताओं द्वारा इस नवादित तीर्थ क्षेत्र 
के विकास में हुई घोषणाएं क्रियान्वित होने का प्रतिक्षा कर रही है, माननीय 
मुख्यमंत्री श्री भेंससिंहजों शेखावत ने गोशाला को विशेष सुविधायुक्त तनाने 
के लिए आयुक्त श्रोमति अदिति मेहता को विशेष निर्देप दिये । 


8. विशेष सहयोग - पहाड़ी आवंटित होने के बाद सबसे बड़ी समस्या 





जन 


थी कि पह़ाड़ो का समतल केगे किया जाये | लेकिन यह कार्य धर्म 
निष्ठ आरके मार्बल्स लि किशनगढ़ वालों ने अपनी मशीन द्वारा पहाड़ी 
तक का कच्चा मार्ग एवं पहाड़ी का समतली करण लगभग डेढ़ माह 
के अन्दर करके क्षेत्र एवं सच्चे देव शाग्त्र गुर के प्रति सच श्रद्धा व्यक्त 
कर अमम्भव कार्य को सम्भव कर दिखाया है । 
पाधाण-टंकोतकीर्ण वास्तु कला - प्रापराण टंकोत- कोर्ण वास्तुकला विशेष 
रूप से प्राय: लुप्त सी हो चुकों थी लकिन तीर्थ क्षेत्र जोर्णोद्धारक एवं वास्तुकला 
के मर्मज्ञ दिमम्ब्रर जन मुनि शो संधासागरजी महाराज को दूर दृष्टि ने उस 
खोाड़ हट कला को खोज निकाला, तथा उसे जार्णशीर्ण बास्तुकला का जीर्णद्धार 
कर इस संस्कृति को चिर स्थाई बनाने के लिए उपदेश दिया । मुनिगज ने 
अपन उपदर्णों में सद्‌ प्रेरणा दी कि आरसी सी (॥५५ ) के मंदिर बनाने 
थे संएक्रति दीर्थकाल तक सुर्गक्षत नहीं झे सकेगी क्योंकि आस्सी सी. का 
उम्र मात्र 00 वर्षो की हे : मंदिंगं का निर्माण महस््रों वर्षा को ध्यान में 
राब्र कर करना चाहिए । दूसरी बात यह हे कि जन प्रतिष्ठा पाठों में लोहे | 
के प्रयाग को प्रशस्त नहीं ऊहा है । गुर का यह उपदेश समाज के हृदयों 
को छू गया तथा पत्थर चूना के मंदिर बनाने वाले शिल्पियों का खोजा गया। 
“जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पेट वाली कहावत चरितार्थ हुई परिणाम 
स्वेरमप शिल्पि उपलब्ध हो गये समाज एवं समिति ने मुनि श्री सुधासागग्जी | 
महागज के चरणों में श्री फल चढ़ाकर संकल्प किया कि इस ज्ञानोदय तीर्थ 
क्षेत्र पर (पहाड़ी पर) जितने भो मंदिर बनेंगे बढ़ सभी खजुगहो, टेलवाढ़ा, 
देवगढ़, गणकपुर के समान कलापर्ण पत्थर के हीं बनेंगे । उनमें लोह का 
प्रयोग नहीं किया जावेगा अथांत वह आरसी,सी, के नहीँ बनेंगे । 


















जिनालयों का नक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । पाषाण टंकोत कीर्ण के 
वास्तु कला को पुनरोजीवित करने वाला भारत वर्ष का यह अनुपम दिगम्बर 
तीथ॑ क्षत्र अनोखा कौतोमान स्थापित करेगा । 

स्वर्ण अवसर- आइये हम सबके महान्‌ सातिशय पुण्य के उदय से ज्ञानोदय 
तीर्थ में अनक मांगलिक शुभ योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है 
कितना अच्छा अवसर है कि उपरोक्त याजनाओं का आपको जड़ सम्प्रदा द्वारा 
स्थापित करने का । जड़ सम्पदा पुण्य के उदय से आतो है लेकिन जाने के टो 
द्वार होते हैं । एक पाप कार्यों के द्वाण और दूसरी पुण्य कार्यों के द्वाग । 
भरत चक्रवर्ती ने भी अपने धन का संदुपयोग करके कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णमयी 
जिनालय बनवाये थे अर्थात चक्री ने भी अपना धन व्यय किया था । ओर एक 
गवण था जिसने अपने धन का दुर्षयोग अपन पापोपभोग करके महलों को, 
लंका को स्थर्णमय बनाकर नष्ट किया था । दोनों के परिणाम आप हम सब जानते 
है | एक चक्रवती ने अपने धन का सदपयोग जिनालय बनाने में किया सो वह 
जिनालय के समान प्ृज्य जिनेद्र देव के पट को प्राप्त हुआ ओर रावण ने 
भाग सामग्री में किया तो उसे नरक का वास मिला । आईये- हम सब 
इश्वाकु वंशी भरत चक्रवर्ती के वंशज हैं। हमें भी परम्पगनुसार अपने धन का 
उपभोग ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में बनने वाले जिनालयों में करना है और इश्वाकु 
वंश के कुल दीपक बनने का गौरव प्राप्त करना है । इस तीर्थ की समस्त धार्मिक 
याजनायें अति शीघ्र करने का संकल्प समाज ने लिया है । अत: शीछप्र 
विचार्यि, सोचिये एवं अपने दान को घोषणा करके चक्रवर्ती के वंश के बनने 
का गोरव प्राप्त करिये। आप सब के सहयोग से ही यह तीर्थ भारत में 
दिगम्बर जन संस्कृति की ध्वजा को फहरा सकेगा और अजमेर जिला भारतीय 
दिगम्बर जन संस्कृति में अपना एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ सकेगा । 

भारतवर्ष का प्रथम बहुउद्देशीय नवोदित यह ज़ानादय तीर्थ क्षेत्र अनेक योजनायें 
अपने गर्भ में संजोय हुए है । उन्हीं याजनाओं में से पृ. मुनि श्रों सुधासागर 
जी के आर्शीवाद प्रेरणा एवं सानिध्ये में “श्री दिगम्बर जन ज्ञानोदय तीर्थ 
क्षेत्र ग्र्थालय '' नाम से एक पुस्तकालय शुभारम्भ किया गया - इस क्षेत्र 
से प्रमृत इस पुष्प के अन्तर्गत जिनवाणी के प्रचार प्रमार हेतु ग्रन्थों को प्रकाशन 
कराने के कार्य का भी शुभारम्भ किया जा रहा है । 

श्र॒ुतदेवताय नम: ! प्रस्तुति ; 

दिगम्बर जैन समिति (रजि.) अजमेर (राज.) कैलाशचन्द पाटनी, अजमेर 
कार्यालय : श्री दिगम्बर जेन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली-अजमेर (राज.) 
पड फोन नं. 33663, बोर निर्वाण सं. 2522 इंसवी सन्‌-996 








संस्थापित : सितम्बर 996 फोन नं. 384663 





श्री दिग्भ्ब्‌र जैन श्रमण संस्कृति संस्थान 


जन नजियां, नशियां रोड - सांगानेर 
(पंजीयन सं. 320 दिनांक 25-8-96 ) 


प्राचीन समय से ही जयपुर जन संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है ओर 
यहां के विद्वानों ने समय - समय पर जन धर्म के प्रचार-प्रसार में अमृल्य 
योगदान दिया है । 
इस क्रम में दिगम्बर जन आचार्य संस्कृति महाविद्यालय मो वर्ष से अधिक 
समय से प्रयास रत है । परन्तु छात्रावास के अभाव में विद्यालय में जो श्रमण 
संस्कृति के उपासक विद्वान तेयार होने चाहिए थे वे नहीं हो पा रहे हैं जिसके 
फलस्वरूप विभिन्‍न धार्मिक समाराह एवं पर्वो पर विद्वानों की मांग आने पर 
भो पूर्ति करने में असमर्थता रहती थी जिससे जन संस्कृति के सिद्धान्तो एवं 
ज्ञान का वांछित प्रचार प्रमार नहीं हो पा रहा है इसी अभाव की पूर्ति दतु 
परज्य 08 आचाय॑ संत शिगमणी आचार्य श्रो विद्यासागर जी महाराज के 
प्रतिभाशाली शिष्य प्रवर मुनियर ॥08 श्री सुधासागर जी महागज की प्रेरणा 
ओर आशोवाद में श्री दिगम्बर जन श्रमण संम्क्रति संस्थान की स्थापन । सितम्बर, 
996 को अपार जन समृह के बाच की गई । इस संस्थान के माध्यम से 
एक छात्रावास जिसमें 200 छात्र रहकर जेन दर्शन का अध्ययन करेंगे और 
विद्वान बनकर समाज में जन तत्वज्ञान ओर श्रमण मंस्कृति का प्रचार प्रमार 
करेंगे । 
इस संस्थान के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं - 


). दिगम्बर जैन धर्म अनादि काल से प्रचलित है जिसको श्रमण परम्यग भी 
अनादि काल में शाश्वत रुप से चली आ रहीं है ओर वर्तमान में भी 
विद्यमान है । उसी पवित्र श्रमण परम्पग (28 मृलगुणों को निर्दोष पालन 
करने वाली) का मंगरक्षित करना तथा श्रावकों झा उनके कर्तव्य एवं संस्कारों 
से अलंकृत कगना उन संस्कागें का मिखाने के लिये छात्रों को श्रमण 
संम्क ति रक्षक/उपासक विद्वानों के रुप में तैयार करना इस संस्थान का 


हद मुख्य उद्देश्य है । प् 





॥> >> 


] 


्भृ 
5 





जो अध्यात्मवाद के नाम पर वर्तमान साधुओं को आहारदान, वेय्यावृनि, 
विनयादि न करके उनका सम्मान नहीं करते हैं जो यह कहते हें कि 


वर्तमान में आचार्य कुन्द्कुन्द को मुल-आम्नायानुसार मुनि होते ही नहीं 
ह उन लोगों के द्वाग प्रचारिति सन्‍्माग॑ का खण्डन कर अथवा गेक कर 
मसम्मार्ग का प्रचार प्रसार करना । 


वर्नमान में कुछ साधुओं में व्याल शिशथिलाचार को रोकने तथा समाप्त 


करने का प्रयास करना 


जो संस्थाएं विद्वान आगमविम्द्ध विशपा्थ लिखकर शास्त्रों के भाव को 
बदलने की कोशिश कर रहे है, चारो अनयोगों में से द्रव्यानगेग को विशेष 


मानकर अनुयोगों का अप्रयोजनोय बतलाते हैँ, उनकी उपेक्षा करते हें, 


के 
ञ ज्क 


प्रकाशन एवं स्वाध्याय में प्रमुखता नहीं देते, उनके दुष्प्रचाम को गेऋकर 
चार्ग अनुयागो के शाम्त्रों का मल रुप में प्रकाशन, प्रचार- प्रसार एवं स्वाध्याय 


को प्रेग्णा देना । 


मल आगम परस्म्परा अनुसार विद्वानों का प्रशिक्षित करना, उनको स्थान 


ग्थान पर भेजकर दिगम्बर जन धम का प्रचार 


प्रसार करना शिविगदि 


लगाकर लोगी को धरम व मंस्कार्गं को सिखाना । अप्रकाशित या आवश्यक्र 
यन्‍थों का अनुवाद या प्रकाशन करना पजा प्रतिष्ठा विधानादि करना या 
कंगना, स्थान स्थान पर धर्मप्रसार के लिए श्रमण संस्कृति पराठशालाएं 


खालना । 


समाज को मस्त व्यध्तनों से मुक्त कगकर श्रावकों को उनके चार'पट 
आवश्यको को करने की प्रेरणा देना, सिखाना, समाज में व्याप्त गत्रि भोजन 
मृत्यु भोज एवं दहेज आदि कुरीतियों का निवारण करना । 


मंस्थान में प्रशिक्षण के 
पाठन की निःशुल्क या 
आवश्यकतानुसार विभिन्‍न 


| अर |. #मक ञ्ु 


विद्यालय आद खालना 


लिए प्रविष्ट छात्रों के आवास, भाजन, पठन 
उचित शुल्क पर व्यवस्था करना व कराना 
स्थानों पर अपने निर्देशन में पाठशाला, छात्रावास 
एवं सुचारू रुप से संचालित करना : 


॒ 


विभिन अवसरों पर विभिन्‍न विषयों पर विद्वानों की गोष्टी सम्मेलन वाचनादि 


का आयोजन करना । 








. विभिन स्थानों की प्राचीन ग्रन्थों का संग्रह करना और देश विदेश में 
श्रमण संस्कृति की रक्षा की उचित व्यवस्था करना तथा शोधकार्य कराने 
को समुचित व्यवस्था करना । 


, विदेशों में दिगम्बर जन धर्म के मृल आम्नय का प्रचार हेतु प्रकाशित 
ग्रन्थों को भेजना तथा छात्रों और विद्वानों को भेजने, शिक्षण प्रशिक्षण 
की व्यवस्था करना । 

दिगम्बर जैन मूल - आर्ष आम्नाय में प्रतिपादित धर्म के विरोध में अज्ञान, 
द्रेष या ईपष्यादिव्श लिखे गये लेखों, पुस्तकों, व्याख्यानों, शोध प्रबंधो 
आदि का येन केन प्रकारेण निराकरण करना एवं सन्मार्ग का विकास 
करना । 

धार्मिक पठन घाठन के लिए निश्चित पाठय पुस्तकों का प्रकाशन कराना, 
उनके शिक्षण. प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उनके परीक्षा के लिए 
परोक्षा बाढ़ को स्थापना एवं व्यवस्था ऋरना । 

जयपुर नगर एवं समग्ल भारत में ऐसे संगठनों की रचना करना, उन्हें 
उचित मंसक्षण, प्रास्याहन, एवं आर्थिक गहायत हसा, उसके, प्रचार प्रसार 
काय का संबद्धन करना, जिनका उद्देश्य जन श्रमण संस्कोति को संरक्षित 


कली पाते; आज कओाण। कातो 6 | 


जिनीति 7 


गणशकुमार गणा प्रह्मवाग्प्रसाट पहाड़िया 


अध्यक्ष मंत्रा 


9006 








भहाकवि्‌ आचार्य श्ञानसागर महाराज को 





लेखक : मुनि 08 श्री सधासागर जी महाराज 
जैन साहित्य में चौहदवीं शताब्दी के बाद मंस्कृत महाकाव्यों की विच्छिन्न 
अंखला को जोड़ने वाले गजस्थान प्रान्त, सीकर जिला. गणोली ग्राम में पिता चत्‌भंज 
व माता घृतवरी को कोख से प्रसत गोर- वर्णोय महाकवि भ्रगमल शास्त्री हुए हैं। 
बचपन में हो ज्ञान अर्जन की ललक होने के कारण संस्कृत विद्या व जेन 
दर्शन में प्रवेश करने के लिए स्याह्ठाद महाविद्यालय बनाग्स में शास्त्री तक अध्ययन 
किया । अध्ययन के उपरान्त सृजन साहित्य का लक्ष्य बनाया तथा आत्म टत्थान 
हेतु बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया । 
ब्रह्मचारी बनकर संस्कृत साहित्य के लेखन करने में इतने निमग्न हो गये 
कि चार चार महाकाव्यों सहित संस्कत एवं हिन्दी भाणा में तीस ग्रन्थ लिखे : 
'णाणस्य फलम्‌ टपेक्खा' कुंद कुंद के इस सत्र को जीवन में साकार करने 
के लिए अविरत दशा मे आगे कदम बढ़ाते हुए देशब्रत रूप क्षुल्लक दशा को 
धारण किया । तदपर्गत चरित्र का चर्मोनम पद महाव्रन रूप दिग्म्बरी दीक्षा धागण 
की तथा आचाय थीर सागर, आचाय शिव सागर महाराज / अंघ का पटठन- पाठन 
करगते हुए उपाध्याय पद से सुभोशित हुए । उसके बाद आचार बंद को शहण करके 
$ भव्य प्राणियों का मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रदान करे झ की मय भुओं वो मुनि 
दीक्षा से उपकृत किगः : ह# शिष्यों में प्रथम शिष्य ऐसी मु" म्ट्गा को प्राप् हुए 
कि आज सारे विश्व के साधुओं में ब्रेष्ठता को प्राप्त का गा. हूं दुनियाँ संत 
शिरोमाण आचाय श्री विद्ासागर जी'' के नाम से जानती है । 
जीवन के अन्त में अपना आचार्य पद इन्हीं 'विद्यासागर '' के देकर लगभग 
380 दिन की यम संल्लेखना'” धारण की । अन्त में चार दिन तक चनृविंद आहार 
के त्याग के साथ जन, 973 ज्येप्ठ कृष्णा अमावस्या को 0 बजकर 20 मिनट 
पर नसीराबाद में पार्थिव शरीर को छोड़कर संसार का अन्त करने वाली समाधि 
को प्राप्त हुए अर्थात्‌ समाधिस्थ हो गये । 











रचित २९ ग्रन्थों की संक्षिप्त समीक्षा यहाँ प्रस्तुत है 


. जयोदय महाकाव्यम्‌ 


“न च्ष 


है] ल्‍् त्रिवेणी रस गन पवित्रता को ब कि 
बट महाकाव्य स्स अतंकार एवं उत्द की त्रिवेणी से र्पः 7 प्राप्त है। 
रगलित्य दशन उस आध्यात्णित शैली में देण की ज्वलंत ममम्याओं का निगकरण 


करना जे सगे शग के आदि तोथका ऋषभरन्‍व वे ज्यप्ठ पत्र प्रथम चक्रवती मेनार्पति 
जयऊ मा के शाणविक तावन का सरस कथा के आशय पवक इस काव्य को रचना 


हट 2 , इस के व्यू में मगार रस और शालरमस का समानान्तर प्रव्ठमान धारा पाठकों 
वा वापव गझू से खिल कर हेता ह | जयकमार और सलोचना को प्रणय कथा। 
ऊ,, "सतत बाणन नयर्भाय चारत्र एवं कालिदास के काब्यों को स्मरण दिला देता 
7 6 उस का थे या प्रात सित्वण माघ के कार्यों को तुलना करने के लिए प्ररित 


बहता / से मंजायाक् में पा सागर की तलहटी साहित्य है तो दशन उसके किनारे 
औए का ज्कत कर पड का ४ आंगा जले शशि के आए में दृष्टिगाचर हाती 
शे पर्व अगिया सत्य, गाय अपरिगिट गाव ब््यवर्य आदि सानरापरक अनंक 
शत पा रत्नों को भा थ। आस अयोटय महाकाव्य रूप सिन्‍्पर में भग पड़ा के । 
पारल्य जाल में __वा शतान्द' का गर्वोत्काण्ट महाकाव्य तो है हां साथ हीं जन 
दम में जता शताब्टा + बाद का प्रथम मराकाव्य भी हे 

2 200 औसत 

गज जे आई कल आकि आ जिल है गए | जग वी डे आज आग: अंक 
पकने 3 नाप है +अड पराकोक गहें,पवि आोचाय जाने सागर महोगज ने 
पीता के पथ लग्पा था जब आपव,। नाम ब्रह्मचारी पॉडित भरगमले शास्त्री था । 

2. बागेंटय महाकाव्यम्‌ 

7 नहांकाव्य जयादय महाकाव्य के समान हो रस अलंकार एवं शब्दों से 
परिपर्ण है । इसे जयादय महाकाब्य का अनुज कह सऊते हैं । दिगम्बर जन दर्शन 
के अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावोर क्र जीवन चरित्र का गांगापांग वर्णन किया 
गया है | भगवान महावीर के जीवन चंग्त्रि को, देश को आधूनिक समम्याओं के | 
नगाकरण का ध्यान में रखते हैए आधनिक शैला में वर्णन किया है 

994 श्लाक वाला यह महाकाव्य 22 मसर्गों मं विभाजित # । छ: सर्गों पर 
स्थोप संस्कृत एवं एवं समस्त सर्गो पर स्वोपज्ञ हिन्दी टीका सहित प्रकाशित है। 









यह महाकाव्य भो महाकावि आचार्य ज्ञानसागर जी ने दीक्षा के पूर्व लिखा था । 
उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी पंडित भुगमल शास्त्री था । 
3. सुदर्शनोदय महाकाव्यम्‌ 

यह महाकाव्य जन दर्शनानुमार चौबीस कामदेवों में मे अन्तिम कामदेव से 
मृदर्शन के जीवन चंत्त्रि को प्रस्तुत करता है । इस महाकाव्य में एक गहस्थ के 
संदाचार, शील एवं एक पत्नीव्रत की अलोकिक महिमा को प्रदर्शित किया गया 
है, का व्यभिचारिणी स्थ्रियोँ एवं वेश्याएँ अनेक प्रकार को कामुकता से परिष्ण 
अपनी चेष्टाओं से भी स्वदार संतापब्रती सुदर्श को शील बत से च्यूत नहों कर 
पाता है । 

काव्य नायक जयकुमार के शील द्रत की गहिमा के कारण शली भी सिंदासन 
में बदल जाती है । यह महावात्य मे दिक पर्म्यग्ओं से हटका दार्शनिक साहित्य 
विधा से ओत प्रोत होकर भक्ति संगीत को अलोकिझ छटा प्रस्तुत करता है । 
ग्क्र आय॑ श्रावक्ष को ता जिलों जा जला 3 छा 80 क्रिया | गया तह ' गग 
की आग में बेठ हुए काव्यानायक्त को खोतरागता के आनन्द को उानभव्र फगया 
है । काव्यनायक के जाउन के अंतिम चरण को श्रमण संस्कोति के सिद्धान्तों से 
विभुपित किया # । ये कहना चाहिये कि यह काव्य जहाँ साहत्य को छटा को 
बिखेर कर खाहित्यकार्स के लिए और दाशनिकता के कारण दाशनिकां के लिए 
अपनी बद्धि को परिश्रम करने को प्रेरणा हेता है. वहाँ पर गहस्थ गव साथ की 
आचार संहिता पर भी प्रकाश तालता ह । इस काव्य को 48) श्लोकों को लेकर 
9 मर्गों में विभाजित किया गया है । स्वापज्ञ हिन्दी टीका सहित प्रकाशित है | 

यह महाकात्य भो महाऊवि आचाय ज्ञानसागर जा ने दीक्षा के प्रथ लंबा 
था, जिस समय आपका नाम ब्रद्मचारी पंडित भ्रगमल शास्त्री था । 


4. भद्रोदय महाकाव्यम्‌ ( समुद्रदत्त चरित्र ) 


इस काव्य में अस्तय का मख्य लक्ष्य करके एक भर्दाम9 नामक व्यक्ति 
के आदर्श चिरि को काव्य को भाषा शैली में प्रस्तत किया गया है । वहीं पर 
सत्यघोष जसे मिथ्या ढोंगी के काले कारनामों को कलई खाली गई है । यह काव्य 
सत्यमेव जयते ' की उद्घोषणा करता है । इस लघु-महाकाव्य के लक्षणों के साथ- 
साथ पुराण काव्य एवं चरित्र काव्य के लक्षणों का समन्वय हो जाने के कारण 
व्रिवेणी संगम के समान पवित्रता को प्राप्त होता है । यह काव्य 344 श्लोकों को 
हि लेकर 9 सर्गो में विभाजित है । श्ि 












यह महाकाव्य भी महाकवि ज्ञानसागर जी ने दीक्षा के पूर्व लिखा था, जिस | 
समय आपका नाम ब्रह्मचारी पंडित भूरामल शास्त्री था । 


5. दयोदय चम्पू 


चम्पू काव्यों को परम्परा बहुत प्राचीन काल से गंगा-जमुना के संगम के 
ममान मानो जातो है । क्योंकि चम्प काव्य में गद्य एवं पद्य दोनों का ही सम्मिश्रण 
होता # । इन चम्प काव्यों को शैली पाठकों के लिए रुचिकर एवं सहज अर्थ 
बोध कराने में कारण बनतो है । यह दयोदय चम्पू काव्य भी बहुत ही सरल है। 
इस चम्प काव्य में विषय वस्तु को गागर में सागर के समान भरा गया है । इस 
काव्य में कयि ने एक मृगसेन धांवर के छोट से अहिंसाब्रत को लेकर अहिंसा 
व्रत की महिमा का बखान किया है । काव्य की विषय वस्तु से ज्ञात होता है कि 
धर्म या आचरण किसी जाति विशेष को बपोदी नहीं है | एक धीवर जैसी तुच्छ 
जाति के मगसेन धावर भी अहिंसा ब्रत के फल को पा गया । काव्य में धीवर 
को भी वेदों का ज्ञान होता है, यह बात भी दर्शांयी गयी है । काव्य में कहा है 
कि पुनर्जन्म, उपकार्य, उपकारी भाव भव भवा-तरों तक अपना प्रभाव दिखाते है। 
धीवर का नियम था कि में अपने जात में आयी हई प्रथम मछली का नहीं मारूंगा। द 
परिणामस्वरुप वहीं एके मछलो पांच बार उसके जाल में पंसी और पाँचों बार 
उसने छोवे दिया पे टेसे परे उपकार के ओशो अगले भंब में पंच बार उस मठलों | 
के जीव ने उस धीयर के प्रण बचाये । इस काव्य का नाव पक्ष महनीय हे । 
इस काव्य में सात लम्ब हूँ तथा स्वापज्ञ हिन्दी टीका सहित प्रकाशित है । 

यह व्मप्र काव्य भी महाकति जानमागर जी ने दीक्षा के प्रव॑ लिखा था, 
जिस समय आपका नाम ब्रद्मचार पंडित भूगमल शास्त्री था । 

6. सम्बकत्वई-सार - शतकम 

जन दर्शनानुसार सम्यग दर्शन मोक्ष मार्ग को प्रथम सीढ़ी है । अत: सम्यग 
दर्शन को महिमा जन आगमानुकूल इस काव्य में की गई है । कवि के द्वाग रचित 
आध्यात्मिक काव्यों में यह उच्च श्रेणी का काव्य है ! सम्यगृदर्शन के बिना घोर- 
घोर चंस्ति भी मोक्ष का कारण नहीं हों सकता । कवि ने इस बात को विशेष रूप 
में दर्शाया है । यह काव्य 04 श्लोकों में स्वापज हिन्दी टोका सहित प्रकाशित 
है । यह महाकाव्य भी महाकवि ज्ञानसागर जी ने दीक्षा के प्र्व लिखा था, जिस 
समय आपका नाम ब्रक्मचारी पंडित भगमल शास्त्री था । 





पत 








7. मुनि मनोरज्जनाशीतिः 
इस काव्य में उपदेशात्मक शली प्रयकत की गई है । दिशम्बर मान्यतानसार 
श्रमणा को पविय चयां का वणन किया गया हे । तथा वर्तमान काल की भी परिस्थितियां 
को ध्यान में रखते हुए आगमानुकल श्रमण चया को सुरक्षित रखा गया 5 । 
यह काव्य साध सन्‍्तों के लिए प्रतिदिन णट करने योग्य ह | आयिका अं 
की चया का वर्णन भो उसमें समाविष्ट क्रिया गया है । साध के प्रवन्िपरक मा 
को प्रदर्शित करते होए नि्नि परे बढ़ने &त टस काव्य में विशेष जार दिया गया 
है । इस काव्य में 80 पद्म है । 
यह काव्य आचाय जानसागर जी महागज द्वराण दीक्षा के एवं लिस्वा गया 
था । उस रामय आपका नाम ब्रद्मगणे पडित भगमल शास्त्री था 
४. भक्त मंग्रह 
लगभव 2000 व एवं आचाय कझे दुन्‍्ट स्वामी द्वारा )0 भक्ति" प्राकत 
भाषा में लिपिबद्ध को गटर थीं | उसके बाद प्रश्यगढ़ स्वासी द्राग संस्कृत माधा 
में ॥0 भक्तियाँ लिखा गट ! उसके बाद किसी भा आचाय द्वारा ॥6 भक्तों के 
लिखने का उल्लेख मुझ देखने में नहीं आया । एच णताद्दी के महाकव आवाय 
ज्ञानसागर महागज थी शेड गे सता 7 का खाट ये कली गये तक पका 
को पूनर्जीवित किया 7 । # श्तावां में सिद्ध भगत 5 झ्लोकां में ब्रूत शक 
6 इलाका में चरित्र भवित, 6 श्लोकों में आयाय भवित 5 इलाकों में योगि भित 
5 इ्लोकों में पर्मगुर भक्ति, $ श्लाकों मे चनर्विर्शत ताथकर भक्ति 5 ए ताक 
में शांति भक्ति, 
्लोकों में समाधि मक्ति 6 झलाकों में चेत्य भवायन /2 फ्लाक 
में प्रतिक्रमण भक्ति, 4 श्लोकां में का्योत्समगं भठ्लि ये भक्िियोँ एवं भकतया 
की अपेक्षा सरल एवं क्रम श्नोक से ही प्र्ण भावभिव्यक्ति व्यक्त कातो # । 
जन दर्शन में साधुओं की दनिक आवश्यक क्रियाओं में यह भक्तिर्षों अवश्य हो 
प्रयोग करनी पड़ती ह । लेखक ने नन्दीश्वर एवं निर्माण भक्ति को रचना नहीं 
की हैं । प्रतिक्रमाण एवं ऋयोत्सर्ग भक्ति की रचना एक नवीन प्रस्ततोऋरण कहा 
जा सकता है । 
यह ग्रन्थ भी आचार्य ज्ञानमागर जो के द्वारा रचित है ( प्रमण अवस्था 
में ) | 
जन ० ८ 





9. हित-सम्पादकम्‌ 


यह काव्य मिथ्या रूढियों का खण्डन करता है । क्रिया काण्डियोंकी अविचारित 
गतानुगतिकताओं के विरुद्ध इस काव्य में क्रान्तिकारी घोषणा की गयी है । जातीयता 
के अहंकार के मद में डुबन वाले अहंकारियों के लिए अहंकार का खण्डन करने 
पाला है | व्यक्ति जन्म से नहों, कम से महान्‌ बनता है । व्यक्ति को पापी से 
गो पाप में घगा ऋरगों चाहिए | इन सत्रों ओ ध्यान में रखकर इस काव्य को 
रचना हुई है । आह के आधुनिक तकंशोल व्यक्तियों के लिए यह काव्य बहुत 
हो परसल सायेगा । चागें पुरुणार्थों का सटोक वर्णन इस काव्य में है । सामाजिक 
बे यारवारिकर राति रिलाजों को भी इस काव्य में समाविष्ठ किया गया है | इस 
काव्य को मुख्य तिशपता है कि अपनी तक्रणाओं को पष्टि कवि ने पर्वाचार्यो द्वारा 
आगम में क्रथित सटीक उदाहरण देकर को है । जाति के मद में ड्बने वाले लोगों 
ने आगम में कथित जिन बातों को गाण कर दिया था, कवि ने उन बातों को 
निर्भीक होकर प्रस्तुत कर दिया है । यह लघ काव्य कान्तिकारी है एवं मिथ्याकुरीतियों 
का निगकरण आर सम्यक रोति रिवाजों की स्थापना करने बाला है । टस काव्य 


में ।5० इलाक हैं ; 


यश गन्श भी मराकात ज्ञानमागर जी के द्वार दाक्षा के पर्व लिग्या गया था, 
जय पमंय आपका नाम ब्रद्मचार पंडित भगमल शाम्त्रा था । 
हिन्दी - साहित्य 

0. भाग्य परीक्ना 

जन दर्शन में फथित धन्य कमार के प्रसिद्ध कथानक के आधार पर इस 
व्य को रचा गया है । इस काव्य का काव्यनायक धन्य कुमार है, जिनका जीवन 
आत्मीयजनां को प्रतिकूलता में पत्लवित होता है । फिर भी अपने पुण्य के कारण 
अपन प्रनिद्रन्दियां के लिये यह संवक सिखाता है कि जिनके भाग्य में पुण्य को 
सत्ता है, उसका काई कुछ भी नहों बिगाड़ सकता है । कर्तव्य पगयणता एवं परोपकार 
जीवन का धर्म है | सत्यवादिता एवं सहिण्णता जीवन का प्राण है । त्याग ही जीवन । 
का व्यसन है एवं कर्मठता मानवाय गुण है । इस समस्त बातों के लिए महाकवि 
ने इस काय्य में वर्णन करके असहिष्णु मानव के लिए शिक्षा दी है । इस काव्य 
में 838 पद हैं । 
इस काव्य को आचार्य ज्ञानसागर जो ने दीक्षा के पर्व लिखा । ब्रह्मचारी 
अवस्था में आपका नाम ब्रह्मचारी पंडित भुगमल शास्त्री था । 








० < 





]. ऋषभ चरित 
जैन दर्शन के अनुसार इस युग में आद्य तार्थकर ऋषभदेव के जीवनवत्त 
के आधार पर यह काव्य लिखा है । भगवान आदिनाथ के अतीत एवं वर्तमान 
भवों का वर्णन इस काव्य में समाविष्ट है । जिनसेनाचार्य द्वारा रचित महापुराण 
के मारभुत विषयों को पद्च रूप में इस काव्य में 84 पद है । यह काव्य भी 
महाकाव जानसागर महाराज ने दीक्षा के पूर्व लिखा था, उस समय आपका नाम 
ब्रह्मचारी पंडित भुगमल शास्त्री था । 
2. गुण सुन्दर वृत्तान्त 

इस काव्य में शिक्षाप्द अनेक लघु कथाएँ काव्य रूप में समाविष्ट को गईं 
हैं, जैसे प्रद्युम्न कुमार का जीवन चरित्र, यशोधर की रोमांटिक कथा, सतन कुमार 
चक्रवर्ती के रूप में अहंकार का दुष्परिणाम तथा द्वारिका के भम्म होने का हृदय- 
विदारक वर्णन इस काव्य में किया है । कथाओं के प्रस्तुतीकरण के मध्य वन॑मान 
को ज्वलन्त समस्याओं के निगकरण के लिए शिक्षाप्रद पद्य भी प्रस्तुत क्ये गये 
हैं | इस काव्य को 595 पदों म॑ं लिखा गया है | यह काव्य भी महाकावि आचार्य 
ज्ानसागर महागज ने दीक्षा के पूर्व लिखा था, उस समय आपका नाम ब्रद्मचारी 
पंडित भरामल शास्त्री था । 

3. पवित्र मानव जीवन 

इस काव्य में गृहस्थ को आजीविका किस प्रकार करना चाहिए इसका वर्णन 
किया गया है जैसे कांप करना, पशुपालन, पारिवार्कि व्यवस्था, समाज संधार स्त्री 
का पारिवारिक दायित्व आदि प्रमुख पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का निदान 
इस काव्य में क्या गया है । यदि गृहस्थ इस काव्य के अनुसार अपन को व्यवांस्थत 
कर ले तो कीचड़ में भी कमल खिल सकता है । गृहस्थी रूपी कीचड़ में भी 
व्यक्ति काव्य कथित सिद्धान्तों को अपनाकर अपने जीवन को स्वरंमय बना सकता 
है । इस काव्य में 93 पद हैं | यह काव्य आचार्य ज्ञान सागर ज॑ महाराज ने 
क्षुल्लक अवस्था में लिखा था | उस समय आपका नाम क्ष्‌. ज्ञान भूषण जी महाराज 
था । 


4. कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन 
इस ग्रन्थ में सम्प्रदाय निरपेक्ष जीवन को शिक्षा देने वाली तर्कयुक्त कथायें 
दी गई है । शिक्षाप्रद विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने छोटो छोटी 














कहानियों का आलम्बन लिया है । प्रारम्भिक नेतिक जीवन बनाने के लिए यह 
पुस्तक पठनीय है । प्रवचन कर्ताओं को यह पुस्तक प्रवचन करने की कला सिखाती 
है । इस ग्रन्थ को 82 शीर्षकों में विभाजित किया है | एक-एक शीष॑क वर्तमान 
को ज्वलन्त समस्याओं का निराकरण करता है एवं भगवान महावीर के सिद्धान्तों 
को स्थापना करता है । इस पुम्तक का अंग्रेजी, कन्नड़, मगठो भाषा में भा अनुवाद 
किया जा रहा है । यह पुस्तक आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने मुनि अवस्था 


में लिखी है । 


5. सचित्त विवेचन 
जिह्मा इच्धरिय को चाटुकारिता के वशीभत होकर, सचित्त वनस्पति खाने 
वालों को यह पुस्तक सावधान करती है कि थोड़े से ग्सना इन्द्रिय के स्वाद के 
कारण वनस्पति एवं जल आदि का सचित्त भक्षण नहीं करना चाहिए अर्थात अचिन 
करके ही गहण करना चाहिये । इस पुस्तक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दृष्टिगोचर 
होता है क्योंकि आज विज्ञान कह रहा है कि जल एवं वनस्पति आदि को उबाल 
कर काम में लेना चाहिये । बिना गर्म की हुईं वस्तुओं को खाने से वेक्टीस्या 
अथवा चायरमस जैसी बोमार्याँ हो सकती हैं । अर्थात्‌ यह पुस्तक जहाँ दया धर्म 
को रक्षा का उपदेश देतो है तो दूसरी तरफ अपने स्वास्थ्य लाभ का भी संकत 
करती है । यह पुस्तक लगभग ५4 पृष्टीय गद्य रूप में प्रकाशित है । यह पृस्तक 
महाकाव आचार्य ज्ञानसागर जी महागज ने क्षुल्नक अवम्धा में लिखों थी, उस 
समय आपका गाम क्षुल्लक् ज्ञान भूषण था । 
6. सचित्त विचार 
इस पुस्तक में सचित्त विवेचन का ही विषय है । लेखक ने सचिन विवेचन 
को प्रस्तावना में इसका उल्लेख इस प्रकार किया हे कि मेंने सबसे पहले सचित्त 
नामक निबन्ध लिखा था। लोगों ने इस निबन्ध को विस्तार से लिखने को कहा। 
अत: सचित्त विचार की विषय वस्तु को विस्तार करके सचिन विवेचन लिख 
अर्थात्‌ सचिन विवेचन के पृ॒व॑ सचित्त विचार नामक पुस्तक लिखी गई है | सचित्त 
विचार बाईंस पृष्ठीय पुस्तिका के रूप में प्रकाशित है । यह पुस्तक आचार्य ज्ञानसागर 
महागज ने दीक्षा के पृव॑ लिखी थी, उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी पंडित भूगमल 
शास्त्री था । 





पा 


7. स्वामी कुन्द-कुन्द और सनातन जैन धर्म 


जन दर्शन के प्रसिद्ध आचार्य कन्द-कुन्द स्वामी के जीवन वन्त को लेकर | 
>स पस्तक में प्रकाण डाला गया है । आचार्य कन्द- क॒न्द स्वामी के जीवन सम्बन्धित 
ऐतिहासिक गवाश्ष एवं उनके मुल सिद्धान्तों के भावों को युवित युवत ढंग से प्रस्तुत 
किया गया हे । ण्वेतास्थर मत की उर््पनि, वस्त्र एवं स्त्री मुक्ति का निषेध भी 
हम पुस्तक में किया गया 6 । आचार्य कुन्द-कृद् के काल का अवधारण करने 
वाले शिलालगखों का भी उल्लेख इसमें किया गया 8 | आचार्य कल - कन्द स्वामी 
को शिलालेखों के प्रमाण के साथ पटखण्दागमकार , एप्यदेत, भतर्भाल से प्रव॑ इस 
पुस्तक में सिद्ध करके विद्वानों की बुद्धि का श्रम करने के लिए प्ररित क्या हे। 
दिगम्बर थम में समय समय पर आये संघ भरटों के वर्णन भी इस पुस्तक में हैं| 
स्लो पृष्ठीय यह पुस्तक इतिहास के लिए अति महत्वप्रा है । यह पस्तक महाकाय 
आचाय॑ ज्ञानसागर महागज़ ने दीक्षा के पूर्व लिखी थी. उस समय आपका नाम 
बद्मचारी पॉदित 'भ्रगमल शास्त्री था । 

8. सरल जन विवाह विधि 

विवाह एक सामाजिक रीति स्थाज है, लेकिन लोगीं ने इसे धार्मिक गति 
रिवाज मान लिया है. अधान बेगहिक क्रियाओं का सम्बन्ध धर्म से जाइन लगे 
मे । अवक मिथ्या आइम्बरों का विधध करते हाए गृहात मिथ्यात्व से बचाने बाल 
यह पस्तक जन दर्शनानसार विवाह विधि को सम्मेलन कर एक आदेश गहस्थ जीवन 
में प्वेण करने के लए मांगलिक विषय प्रस्तत करती है । विवाह के समय जा 
मिथ्या कृदेवां को पुजत हूँ एवं उनका आद्घान करते है तथा बलि आदि मिध्या 
करियायें करते हैं उनका इस पुस्तक में निप्ध किया गया है एवं सच्च देव, शास्त्र 
गूर को साक्षोप्रवक दाम्यत्य जोवन स्वीकार करने के लिए प्रा! दा है गहस्थ 
जीवन में प्रवेश करन गले वर-वध के लिए इस पुस्तक के अनुसार विवाह विधि 
स्वीकार करना चाहिए | पचपन पष्ठीय गद्य-पतद्च हिन्दों, संस्कृत, मंत्राखार आदि 
से समन्वित यह पुस्तक है | यह पुस्तक भी महार्काव ज्ञानसागर महागज ने दाक्षा 
के पव॑ लिखी थी. उस समय आपका नाम ब्रह्मचारी पंडित भगमल शास्त्री था । 


9, इतिहास के पन्‍ने 


समस्त ऐतिहासिक अवधारणाओं को पलटने यह ऐतिहासिक लघु निबन्ध 
इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है । शिलालेखों की प्रमाणता संहिता इस लेख 










के प्रसिद्ध आचार्यो का ऐतिहासिक दृष्टिकोण समाविष्ट किया गया 
' इस निबन्ध को लघु पुस्तिका का रूप देकर प्रकाशित किया गया है । यह 
पस्तक भी महाझवि ज्ञान सागर जो महागज़ ने दीक्षा ये पर्ब लिखी थी 


20, ऋषि केसा होता है 


यह 40 एनक पगण अपकाशित काव्य है । लेख उसमें साधुणयां का बणन 
मे जाए -% के लायक ने परले ऋण केसे होता है उस पर लेखनी चलाने 
का «वे किया हाय फिर बाद में बी विचार मानमनारञज्जनाणीत ह जप में 
एक्धिलित हों गण होंगे! । इसलिए एसे गण करके गनिमनोरज्जनाशाति + रूप में 
किये दिया हो, अत इस कात्य के झगस्त एलाक, मानमनोर जनाशीन कास्य में 


ख्तकत रूप मे प्रशाणित कर दिये गये 


टीका - ग्रन्थ 


2]. प्रवचनमसार 
आधार कल कच्द स्वार्मो दाग आध्यात्म व्िवणों में का दूसरे नम्बर का 
गे पाल गाल, ही | और आग संध्या! देश गधों जानिये सहांगे: वेरियर रूप 
गन आधवियार में बिक हैं | भ्रमण के लिए तो यह मेल प्राम्मा 6 । इस गन्थ 
पा बाबार्य समंदर स्वामी, आवाय जयसन स्वामी की संग्कूत हकार्य उपलब्ध 
हे । से गन्ध '॥ «7 दवि्ठानों को टिस्दी रुके भी है लेकिन बढ़े टाकार्य निष्पक्ष 


नंगा कद जा सकता 7 | गये जानसागर महागज ने कट मस्य मुख्य गावाओं 


के होकर अचधाय के; के म्थागी के बाख्ाबक हज की उनागर करने को 

प्रयास किया 2 अध्यात्म प्र बन्युओऋं के जा यर प्रथ विशेष रूप मे पटठनीय 
+ रू हँ की 2 

है. यही प्न्‍रन्थ सग्कात हाया गत्र हिंदी रोका सात साजिश उपलब्ध है | यह 


का ग्रन्य माऊतय ननगखाग महाराज ने दाता हि पस लगा थी उमर समय 
आपका नाम बह्मथाग पॉडिर भ्रगमल शाख्रों था | 


22. समयसार 


आचाव कुद्ध कच्द स्वामी दिगम्बर परस्म्यग के आध्यात्मिक गसक मुख्य 
आचाय माने जात हैं । भगवान महावार के गणधर गौतम के बाद कन्द कन्द स्वामी 
का नाम मंगलाचरण के रूप म॑ लिया जाता है । आपके द्वाग बतायी गया आम्नाय 


जिनन्दर देव द्वाग कथित आम्नाय मानी जाती है । इसलिये दिगम्बर आम्नाय में 









वर्तमान में कोई भी कार्य किया जाता है तो कुन्द-कुन्द आम्नाय द्वारा किया जाता 
है, एसमा कहा जाता है । 
कुन्द- कुन्द स्वामी ने इतिहासकारों के अनुसार चोरासी पाहुडु लिखे हैं, लेकिन 
| सम्पर्ण पाहुड़ वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते हैं । जितने भी पाहुड़ उपलब्ध होते 
हैं, उनमें से तीन ग्रन्थ (पाहुडु) मुख्य माने जाते हैं । इन तीन में से भी समय- 
सार ग्रन्थ, प्रन्थगज माना जाता है । इस ग्रन्थ पर आचाय अमृतचद्ध- सरि ने आत्मख्याति 
नाम की दण्डान्वय टीका लिखी है एवं जयमेन स्वामी ने तात्पर्य वनि नाम को 
खण्डान्वय टीका लिखी है । इन टीकाओं को लेकर कुन्द-कुन्द स्वामी की गाथाओं 
पर अनेक विद्वानों ने हिन्दी! की टीका भी लिखी हे लेकिन विद्वान्‌ आचार्य कन्द- 
कुन्द स्वामी के हृदय को प्रकट नहीं कर सके । टीकाओं में विशेषार्था के 
| माध्यम से अपनी भावनाओं को हिन्दी टीकाकार्गे ने सर्मावष्ट क्रिया है | इन हिन्दी 
| टीऋाकारें ने आयाय अमृतचन्द्र सुरि एवं जयसेन स्वामी की भावनाओं की भी उपेक्षा 
की हे । 
आचाय॑ जानगागर महारज एक ऋान्तिकारी निष्पक्ष लेखक थे एक दार्शनिक 
व्यक्ति स्वभावानुसार पल आचार्यो क्री भावगाओं की उयेक्षा केसे बर्दाश्त कर सकता 
है । परिणामस्वर्प जयसन स्थामी, जो कि बस्तत: आगम एवम्‌ ऊन्द कुन्द स्थामी 
की भावनाओं को पर्णन: प्रदर्शित करने हैं । यदि आय्रार्य जयमेन न होते ता कुन्द 
कुन्द स्वामी का समयसए है, या भो ज्ञात नहों होते अर्थात्‌ आचार्य कुन्द कुल्द 
के नाम को उजागर करने बाल जयगेन स्वामी द्वारा लिखित तात्पर्य वुनि नाम को 
टोकी को आधार बनाकर समयसार की हिन्दी टीका आचाय ज्ञानसागर महाराज 
ने लिखी है ! इस टीका में भी विशेषार्थ दिए गए हे जो कि, ता्किक आगनिक 
| एवम्‌ कुन्द -कुन्द स्वामी के हृदय को प्रकट करने वाले हैं । 

स्वाध्याय बन्धुओं को जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, उन्हें यह हिन्दी टीका 
का स्वाध्याय करके अपनी मिथ्या धारणाओं का विमोचन कर वास्तविक तन्च निर्णय 
कर लेना चाहिए । विद्वानों को निष्पक्ष रूप से एवम्‌ पूर्वाग्रहों का त्याग करके इस 
टीका का आलोटन करना चाहिए । यह लगभग तीन सौ नब्बे पृष्ठों में साजल्द 
प्रकाशित है । इस ग्रन्थ में चार सो उन्‍तालिस गाथायें है । जिन पर जयसेन स्वामो 
द्वारा रजित संस्कृत टीका हैं । मूल गाथाओं का पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर जो 
एवम्‌ गद्य की हिन्दों टीका आचार्य ज्ञाससागर जी द्वाग लिखित है । इस ग्रन्थ के 
कई प्रकाशन पूर्व में भी भिन्‍न- भिन स्थानों से प्रकाशित किये जा चुके हैं । यह 


टोका ग्रन्थ महाकवि आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ने मुनि अवस्था में लिखा 
था । 
23. तत्त्वार्थ सूत्र 
जैन दर्शन में संस्कृत सत्र रूप यह ग्रन्थ प्रथम माना जाता है । सारे भारतवर्ष 
में टशलश्षण पर्व में इसका वाचन होता है । स्वाध्याय प्रेमियों पर इस ग्रन्थ ने 
बहत बड़ा उपकार किया | । तक्त्वार्थ सत्र में कथित विषय बस्त्‌ को अन्य जनागम, 
पट्खदटागम्‌ श्नाक बातिक , राजवार्निक , गाम्मटसार आदि बनेक ग्रन्थों को अपनी 
टीका में उदृधत किया हे । इनकी हिन्दी टीका पढ़ने से अनेक ग्रन्थों की विषय 
सामगी सहज है उपलब्ध ही जाती है : यह टोका ग्रन्थ महाकावि आचार्य ज्ञानसागर 
महागज ने क्षैल्‍नक अवस्था में लिखी थी । उस समय चापका नाम द ज्ञान भ्रपण 
भी 
24. मानव धर्म 


कु 


जन दर्शन के प्रसिद्ध टदभट ताकि, आचार्य समस्तभट्र द्वारा रचित रल्नकरएड 

द्रावक् यार , इलाकों यर मानव धर्म नाम से हिन्दी टॉका लिखी गई 6 । आचाय 
पन्‍्तभद समा के एलाकों का अथ ता प्रकट किया हो #, साथ ही उसे अर्थ 
% आधे अल: का अभाजिंक शा ग्थोजा के मिंगोेतियओं ढंग टॉंट छोटे उठटाहरण 
टकर समत्तभद आचाय के हृदय को इजागर किया है । हुए पस्तक को पढ़ते 
समव ऐसा लगता # जेसे लखक समनतभद स्वामी के झ्लोौकों का प्रवचन कर 
डा हो अधाल पंवचने शल्हों में यह पृस्तक लिखी गई है । यह पुस्तक प्रत्येक 
मानव के लए पठनीय है । इसके कई संस्करण विभिन स्थानों से निक्रल चूके 


है । इसका कई, मगठा एवं अंग्रजी अनवाद भी किया जा रहा है । ग्लकणड 


श्रावत्माचार के 50 श्लाकां पर हिन्दी व्याख्या के रूए में प्रकाशित है । यह टीका 
ग्रन्थ महाऊव ज्ञानमागर महागज न दीक्षा के पर्व लिखा था, उस समय आपका 
नाम ब्रह्मचाग पंडित भुगमल शास्त्री था । 


25. विवकोटय 


[था 


आचाय॑ कुन्द- कुल स्वामी रचित प्रसिद्ध समयसार की गाशओं पर हिन्दी 
गद्य-पद्यात्मक व्याख्या लेखक द्वाग इस ग्रन्थ में को गई ह । संक्षिण रूप में समयसार 


के हृदय को समझाने वाला यह विवेकादय नाम का ग्रन्थ लगभग एक यो साट 















पष्टां में प्रकाणित है । यह ग्रन्थ महाकाव आचार्य ज्ञानसागर जो महागज - अुल्लक 
अली मे हवा था; 3 सतत अधपका चाम का. जीन भषणा शा ? 


26, टेवागम स्तोत्र 


आचाय समन्‍तभट्र द्राग रचित यह देवागमस्तोत्र में जिसे उतिहासवनाओ 


द्वाग गन्यहस्ता महाकाव्य का मंगलाचरण कहा जाता है समल्‍्तभट्र स्वामी ने शगवान 
का भा पएरगक्षा करके उनके गणां की महिमा का गृगानवाद किया हे | इसे हबाशम 
स्तोत्र का ब्रद्मचारी पं भगमल शास्त्री ने पद्यानुवाद क्रिया था । दुर्धाय से यह 
ना ता अभी तक कहों प्रकाशित हआ है और ना ही टसकी मल पारा नाप अभी 
तक पल हो थाई है, अन्य साथ्ष्यां से पद्यानुवादों को सुचना मिलता मा 
27. नियमसार 

आचाय कद कन्द द्राग रचित ममयसार प्रवसन मार प्रचास्निकाय गखं 
का फॉडन गाच्थयां का (बाला कल कल स्थामा द्राग हो रचित यह निपमगाए 
प्रन्‍्थ है । उसका परद्मनुवाद भा ब्रद्यचार पं, भूगमल शास्त्रों । आचाव जे रझागर 


जी) द्वाग यद्यान॒वाद किया गया । यह भी दुभाग्य से अभो तक अप्रातत है । 
28. अष्ट पाहड़ 


आदार्य हु कुल दाग गंचत सम्यक सन्‍्मार्श की उद्योषणा करने बाल। 


यह ग्रन्थ है । इस गन्ध पर भी ब्रद्मचारी ये. भ्रगमल शास्त्री ( आचाय ज्ञानसागर 
जी) द्वाग पदानुवाद किये गया ! यह भी दुर्भाग्य से अभों तक अ्रप्राप्त ह , 
29. शान्तिनाथ पूजन विधान 

प्व आचार्य द्वारा रचित विधान का प॑ भरामल शास्त्रों ( आचार्य ज्ञारसायः 
जी) ने सम्पादन किया है । जन दर्शनानुसार प्रत्येक्‌ अच्छे कार्य एवम्‌ बिघ्न निवारण 
हेतु शानि विधान करने को परम्परा है महाकवि द्वाग सम्पादित इस विधान मे 
अनेक मिथ्या कुटवाँ की आराधना का काई स्थान नहीं दिया है । प्रातिष्दाणय 
एवं जात विधान करने वालों के लिए इस पुस्तक से शान्ति विधान करना चाहिए। 
यह पुस्तक शास्त्राकार रूप में प्रकाशित है । 

जफ्गक्त 29 गन्‍थ आगाय ज्ञानमसागर जी का साहि: हतस मधपनी है | इस मा तय 
साधना का टेखकर तथा समकालीन लोगों से जो जनश्रुति सुनने में आर, हे के 
महाक्रवि ने इन 23 ग्रन्थों ऊे अलावा और भो ग्रंथ लिखे हैं. जो यत्र त्र मानते: 





| 
है| 

है जत 
जि 











के शास्त्र भण्डागें में पाण्दुलिपि के रूप में पड़े रह सकते हैं. क्योंकि ऐसा सनने 
में आता है क्रि महाकवि जिस प्रान्त में जिस नगर में ग्रन्थ लिखते थे उस ग्रन्थ 
को प्रणं करके उसी नगर के जन मन्दिर के भण्डार में अथवा वहाँ के प्रतिष्टित 
व्यक्ति को दे देते थ | जहाँ-जहाँ इनका विहार हुआ है, वहाँ-वहाँ खोज की जा 
ग्हों 6 | मम्भव है, इन गन्धों के अलावा कोई नये गन्‍्थ हॉतनहास जगत को प्राप्त 
है जाये इन गायों के हुए अंधो तक कई लोग पी रच डी के चेक हैं. 
जेम : 

| | टा हरिनागयण दीक्षित के निदेशन में डॉ किरण रण्डटन, प्राध्यापक , संस्कत 
विभाग, कमार्य विश्वविद्यालय, ननोताल (उत्तर प्रदेश) से ''महाकव ज्ञान 

सागर के क्व्यों का रऊ अध्ययन” नाम से पी. एच डी की टयाधि प्राप्त 
को है । जिनका प्रकाशन इस्टन बक लिंक, 5825 चन्द्रावल रे, जयाहर 
गंज, दिल्‍ली 7 में प्रकाशित हुआ है । 

(7) डॉ. कलाशपत गाएडेय, गोस्खापुर विश्वविद्यालय से ' जणदय गहाकात्य का 
मर्मीक्षात्यक् अध्ययन'' शीपक से डॉ दरशस्थ के निर्देशन में पी एच डी 
की उपाधि बप्न को है । प्रकाशन आचार्य ज्ञान मांग बागर्थ बिमण कद्ट 
सरस्खती भवन, संठजी को नमियाँ, ब्यावर (राज । से किया गया ह# । 


(5। 7 उतनच-ड जा जन, भोपाल के निर्देशन में डॉ. आगधना जैन, बसरकतुलहा 
रह आवशालय, भाषाल से '' जया दय महाकाव्य का शली वज्ञािनिक अनशीलन ' 
प्रकाशन मनि संघ वश्याव्रनि सर्मिति, स्टेशन रोट  संजबासादा ( विदिशा 

मयवदशग। से हआा 5 


छ 
| म्य् 


(4 हा, शिवा श्रवण ने हाँ सर हरि सिंह गोड विश्वसिद्यालय, सागर से श्रीर्मान 
कसम भुग्या के निर्देशन में चम्य काव्य पर शोध प्रस्थ लिखा है, जिसमें दयादय 
चम्प पर बिशट प्रकाश दाला हैं । 

(5) वतमान मे श्रामता अलका जन, डॉ. रतनचन्द जो के निर्देशन म॑ आयाय॑ जञानसागर 
जी के शानग्सम परक तन्‍्वज्ञान के विषय पर पी. रब डो कर रहीं हें । 

(6) दयानन् ओझा ' जयादय महाकाव्य का आलोचनात्मक अध्ययन विषय ग्रहण 
का डॉ. सागग्मल जन एवं डॉ. जे, एस. एल. विपाटी , बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय , 
वबागणसी के निर्देशन में पी. एच डो. कर रहे हैं । 


छत 











(7) डॉ नरेन्द्र सिंह राजपुत ने ''संस्कृत वादमय के विकाम में बीसवों सदी के 
जन मनाोषियों के योगदन'” पर पी. एच. डो. को है, जिसमें जानसागर के 
संस्कृत साहित्य को विवचित किया गया है । प्रकाशन आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ 
विमर्श केन्द्र, सरस्वती भवन, संठजी को नमियाँ ब्यावर (गज़.) में किया गया 


ह््। 


इस प्रकार आर भो अनेक शाध प्रबन्ध किये जा सकते हैं, ऐसा विद्वानों 
का मत है । महाकवि के एक- एक संस्कृत काव्य को लेकर विगत एक साल 
मे अखिल भाग्तवर्पीय विद्वत्‌ संगोष्टी की जा रहो हैं, जिनमें सकडों विद्वान एक 
ही काव्य पर भिन्‍न भिन्‍न विपयां पर वाचर कर ज्ञानसागर के साहित्य सागर से 
रनों को निकाल रहे हैं । 


प्रथम गोपष्टी अतिशय क्षेत्र सॉगानेर, जयपुर में ० जन से ॥] जुन, ॥994 


द्वितीय मंगाप्टी अजमेर नाए में वीगदय गहाकात्य पर ॥3 मे 45 अकबर 
।994 में हुई । 
तृतीय मंगोप्टी व्यायर (गजमस्थान) में 22 से 24 जनवरी, 995 में हुई । 
चतृथ संगोष्ठी, ॥995 चातुर्मास में किशनगढ़ में हुई, जिससे लगभग 80 
जन अजन अन्नरष्ट्रीय विद्वानों ने भाग लिया । यह गोप्ठी जयोदय महाकाव्य पर 
थी, सभो विद्वानों ने ए्बमत से इस महाकाव्य को इस णग का सर्वोच्च महाक्राव्य 
मानकर साहित्य जगत के उच्च सिंहासन पर विराजमान किया है । सभो विद्वानों 
ने इसे बहत जयी ( नेपधीय चरित्र, शिशुपाल बंध एवं किरताजनीयम के समकद्न 
मानकर बहत्रयी के नाम को बहच्यतप्टयी के रूप में सज्ञित करके साहित्य जगत 
को गोौराग्वित किया है । मेने अपने कानों में विद्वानों के लख इन संगाप्ठियां में 
सुने हैं । बहुत ही परशंसनीय एवं श्रमसाध्य लेख विद्वानों ने लिखे हैं । गोप्ठियों 
के दोरान दिद्वानों का मत था कि ज्ञान सागर का समग्र साहित्य एक स्थान से प्रकाशित 
होना चाहिए | मो वह ॥994 के चातुमांस में अजमेर क्र दिगम्बर जेन समाज के 
द्वारा प्रकाशित किये जा चुके है | दूसरा निणणंय लिया गया था कि ज्ञानसागर के 
साहित्य पर पाठ्यक्रम तयार किया जाये, यह कार्य विद्वानों को सौंप दिया गया 
है । तीसरा निर्णय लिया गया था कि आचार्य ज्ञानसागर संस्कृत शब्द कोष तेयार 
किया जाये, सो यह कार्य भी विद्वानों को सोंप दिया गया है | चौथा निर्णय लिया 


$। 









गया था कि आचार्य ज्ञानसागर के साहित्य पर प्रथक्‌-प्थक्‌ विद्वानों से पृथक- 
पथक विषयों पर लगभग तीन-तोन सौ ऐल के महा -निबन्ध लिखाये जायें, जिससे 
शोध प्रबन्ध करने वालों को सुविधा पड़ सके । यह कार्य लगभग 50 विद्वानों को 
सौंपा गया थ', जिसमें से 40 विद्वानों ने महा-निबन्ध लिखने की स्वीकृति प्रदान 
कर्दीहे। 

पाँचवा निएय लिया गया है क्रि इन समस्त कार्यो को कराने हेतु एक निश्चित 
स्थान पर किसी योग्य विद्वान के निर्देशन में एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए। 
ब्यावर मंगोष्टो के समय पर ब्यावर में डॉ. स्मेशचन्द बिजनौर एवं डॉ अरुण कुमार 
शाम्त्री के संयोजकत्व में आचाय ज्ञानमागर वागर्थ विमर्श केन्द्र कौ स्थापना की 
गई । संस्था का मुख्य कार्य आचार्य ज्ञानसागर से सम्बन्धित निबंध एवं शोध ग्रन्थों 
का प्रकाशन करना है । साथ ही आचाय॑ ज्ञान सागर महाराज के साहित्य पर शोध 
करने वाले हात्रों को निर्देशकां की स्वांकृति पर पाँच सौ रुपये प्रतिमाह शोध छात्रर्वतति 
प्रदान करना ! इस प्रकार और भा अनेक निर्णय गोष्ठियों में लिए गए हैं , जो प्रथक्‌ 
पृथक्‌ स्मारिकाओं में प्रकाशित किये जा चुके हैं । मम्प्र्ण गाष्ठियां में बांचे गये 
सभी लेख प्रकाशित किये जा चुके हैं, शाधाथी केद्ध से सम्पक कर प्राप्त कर 
सकते हैं ' 

ब्रीयवों सदी के टस महान्‌ साहित्य साधक की साहित्य साधना का हमें 
ग्सास्वादन करना है यही टस साधक के प्रति सच्ची वे अनड़ो श्रद्धांजलि होगी। | 
साहित्य जात के टस उपकारी साहित्य साधक का साहित्य प्रमी बुद्धि में उच्चासन 
प्रदान करे, यहां ऊतज्ञता होगी | 


कृतमुपकारम्‌ न विस्मर्रन्‍्ति साधवा '' 
अर्थात बतमान विद्ठान्‌ महाक्वि आचार्य ज्ञानसागर द्वाग साहित्य जगत्‌ पर 
किये रय उपकार को ने भूलें, यही मेरी भावना है । 


४३वति शुभम 0 


906 








प्रकाशकीय 


चिरंतन काल से भाग्त मानव समाज के लिये मुल्यवान विचारों की खान बना 
हुआ है। इस भ्रुमि से प्रकट आत्मविद्या एवं तत्व ज्ञान में सम्पूर्ण विश्व का नव उदान 
दृष्टि प्रदान कर उसे पतनोमुखों होने से बचाया है । इस देश से एक के बाद एक 
प्राणवान प्रवाह प्रकट होते रहे । इस प्रणावान बहुलम्रन्य प्रवाहों की शति की अगविरलता 
में जनाचार्यों का महान योगदान गहां है । उनन्‍्नोसर्वी शताब्दी में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा 
विश्व की आदिम मभ्यता और मंम्कृति के जानने के उपक्रम में प्राचीन भारतोय साहित्य 
की व्यापक खोजब्रीन एवं गहन अध्यनादि कार्य सम्पादिक किये गये । बीसर्वी शताब्दी 
के आरम्भ तक प्राच्यवादमय की शोध, खोज व अध्ययन अनुशीलनादि में अनेक जैन- 
अजैन विद्वान भी अग्रणी हुए । फलत: इस शताब्दी के मध्य तक जैनाचार्य विर्गचत 
अनेक अंधकागन्छादिक म॒ल्यवान ग्रन्थरत्न प्रकाश में आये । इन गहनीय ग्रन्थों में मानव 
जीवन की युगीन समस्याओं को सुलझाने का अपूर्व सामर्थ्य है । विद्वानों के शोध- 
अनुसंधान अनुशीलन कार्यों को प्रकाश में लाने हेतु अनेक साहित्यिक संस्थाएं उदित 
भो हुई, संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजगतों आदि भाषाओं में साहित्य सागर अवगाहनरत 
अनेक विद्गवानों द्वाग नवसाहित्य भी सृजित हआ है, किन्तु जैनाचार्य विर्गचत विपुल 
साहित्य के सकल ग्न्‍थों के प्रकाशनार्थ/अनुशोलनार्थ उक्त प्रयाग पर्याप्त नहीं हैं । सकल 
जैन वाडमय के अधिकांश ग्रन्थ अंब भी अप्रकाशित हैं, जो प्रकाशिट भो हो तो मोधार्थियों 
को बरदुपरिश्रमोपरन्त भा प्राप्त नहीं हो पाते हैं । और भी अनेक बाधायें'समस्याएँ जेन 


ग्रन्थों के शोध अनुसन्धान- प्रकाशन के मार्ग में है, अत: समस्याओं के समाधान के 
साथ- साथ विविध संस्थाओं उपक्रमों के माध्यम से समेकित प्रयामों की आवश्यकता 
एक लम्बे समय से विद्वानों द्वारा महसूस को जा रही थी । 


राजस्थान प्रान्त के महाकवि ब्र भूलामल शास्त्री (आ ज्ञानसागर महाराज) की 
जन्मस्थली एवं कर्म स्थली रही है । महाकावि ने चार-चार महाकाव्यों के प्रणयन के 
साथ हिन्दी संस्कृत में जैन दर्शन सिद्धान्त एवं अध्यात्म बे लगभग 24 ग्रन्थों की रचना 
करके अवरुद्ध जेन साहित्य- भागीरथी के प्रवाह को प्रवर्तित किया । यह एक विचित्र 
संयोग कहा जाना चाहिये कि रससिद्ध कवि को काव्यरस धारा का प्रवाह राजस्थान 
की मरुधरा से हुआ । इसी राजस्थान के भाग्य से श्रमण परम्परोन्नायक सन्तशिरोर्माण 
आचार्य विद्यासागर जो महाराज के सुशिष्य जिनवाणी के यर्थाथ उद्घोषक, अनेक 
ऐतिहासिक उपक्रमों के समर्थ सूत्रधार, अध्यात्मयोगी युवामनीषी पृ. मुनिपुंगव सुधासागर 
जी महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ । राजस्थान को धरा पर राजस्थान के अमर साहित्यकार 
के समग्रकृतित्व पर एक अखिल भारतीय विद्वत/संगोष्ठो सागानेर में दिनांक 9 जुन से 
]] जून, 994 तथा अजमेर नगर में महाकवि की महनीय कृति ''वीरोदय '' महाकाव्य 
पर अखिल भारतीय विद्वत्‌ संगोष्ठी दिनांक 3 से 5 अक्टूबर 994 तक आयोजित 
हुई व इसी सुअवसर पर दि. जैन समाज, अजमेर ने आचार्य ज्ञानसागर के सम्पूर्ण 24 
ग्रन्थ मुनिश्री के 7994 के चार्तुमास के दौरान प्रकाशित कर/लोकार्पण कर अभूतपूर्व 








० 





पट 
पक काम करके श्रुत की महत्‌ प्रभावना की । पू मुनि श्री सान्ध्यि में आय 
इन संगोष्ठियौं में महाकाव के कृतित्व पर अनुशोलनात्मक - आलोचनात्मक, शोधप्रों 
के वाचन सहित विद्वानों द्वारा जैन माहित्य के शोध क्षेत्र में आगत अनेक ममस्याओं 
पर चिन्ता व्यक्त की गई तथा शोध छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, शोधार्थियों को 
शोध विषय मामग्रों उपलब्ध कराने, ज्ञानसागर वाडमय सहित सकल जैन 
विद्या पर प्रख्यात अधिकारों तिद्वानों द्वाग निबन्ध लेखन प्रकाशनादि के दिद्ठानों 
द्वाग प्रस्ताव आये | इसके अनन्त मास 22 से 24 जनवरी तक ॥५१५ में ब्यावर (राज ) 
में मुनिश्नी के संघ सानिध्य में आयोजित “ आचार्य ज्ञानसागर गष्ट्रीय संगोष्ठी '' में पूर्व 
प्रस्तावों के क्रियान्चन की जोरदार मांग की गई तथा गजम्थान के अमर माहित्यकार , 
मसिद्धसारस्तत महाकवति ब्र भरामल जी की स्टेच्यू स्थापना पर भी बल दिया गया, विद्वत्‌ 
गोष्टो में उक्त कार्यो के संयोजनार्थ डॉ ग्मेशचन्द जैन बिजनौर और मुझे संयोजक 
चुना गया । मुनिश्री के पराशीष से ब्यावर नगर के अनेक उदार दातारों ने उक्त कार्यों 
हेतु मुक्त दृदय से सहयोग प्रदान करने के भाव व्यक्त किये। 


पू मुनिश्री के मंगल आशिष से दिनांक 8 3 95 को जैलोक्य महामण्डल विधान 
के शुभप्रसंग पर सेठ चम्पालाल गमस्वरूप की नमसियाँ में जयोद्य महाकाव्य (2 खण्डों 
में) के प्रकाशन सोजन्य प्रदाता आर के मार्बल्स किशनगढ़ के ग्तनलाल कंवरोलाल 
पाटनी श्री अशोक कुमार जो एवं जिला प्रमुख श्रीमान पुखराज पहाड़िया, पीसांगन के 
करकमलों द्वाग इस संस्था का श्रीगणेश आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श केन्द्र के नाम 
से किया शया । 


आचार्य ज्ञानसागर वागर्थ विमर्श केन्द्र के माध्यम से जैनाचार्य प्रणीत ग्रन्थों के 
साथ जैन मंम्कृति के प्रतिपादक ग्रन्थों का प्रकाशन किया जावेगा एवं आचार्य ज्ञानसागर 
वाडमय का व्यापक मुल्यांकन समीक्षा अनुशीलनादि कार्य कगये जायेंगे । केन्द्र द्वारा 
जैन विद्या पर शोध करने वाले शोधार्थी छात्र हेतु 0 छात्रवुनियों को भी व्यवस्था की 
जा रही है । 

केन्द्र का अर्थ प्रबन्ध ममाज के उदार दातागें के सहयोग से किया जा रहा 
है । केन्द्र का कार्यालय मेठ चम्पालाल रामस्वरूप की नमियाँ में प्रारम्भ किया जा 
चुका है । मम्प्रति 0 विद्वानों की विविध विषयों पर शोध निबन्ध लिखने हेतु प्रस्ताव 
भेजे गये, प्रसन्‍नता का विषय है 25 विद्वान अपनी स्वोकृति प्रदान कर चुके हैं तथा 
केन्द्र ने स्थापना के प्रथम मास में ही निम्न पुस्तकें प्रकाशित की - 


प्रथम पुष्प - इतिहास के पन्‍ने - आचार्य ज्ञानसागर जी द्वारा रचित 

द्वितीय पुष्प - हित सम्पादक - आचार्य ज्ञानसागर जी द्वारा रचित 

तृतीय पुष्प - तीर्थ प्रवर्तक - मुनिश्री सुधासागरजी महाराज के प्रवचनों का संकलन 
चतुर्थ पुष्प - लघुत्रयों मन्थन - ब्यावर स्मारिका 

पंचम पुष्प - अज्जना पवनंजयनाटकम्‌ - डॉ. रमेशचन्द जेन, बिजनौर 


+ 















पष्टम पुष्प -  जैनदर्शन में रत्नव्रय का स्वरूप - डॉ. नरेन्द्रकुमार द्वारा लिखित 
सप्तम पुष्प - बोद्ध दर्शन पर शास्त्रोय समिक्षा - डॉ ग्मेशचन्द्र जैन, बिजनौर 
अप्टम पृष्प - जैन ग़जनैतिक चिन्तन धाग - डॉ श्रीमति विजयलक्ष्मी जैन 
नवम पुष्प - आदि ब्रह्म ऋषभदेव - ब्रैस्टिर चम्पतराय जैन 
दशम पुष्प - मानव धर्म - प॑ भुगमलजी शाम्त्रों ( आचार्य ज्ञानसागरजी) 
एकादश पुष्प - नीतिवाक्यामृत - श्रीमत्सोमदेवर्सारि -विरचित 
द्रादशम पुष्प - जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन - डॉ कैलाशपति पाण्डेय 
त्रयोदशम्‌ पुष्प - अनेकान्त एवं स्याद्वाद विमर्श - डॉ ग्मेशचन्द जैन, बिजनौर 
चर्तुदशम्‌ पुष्प - +ज्ञा9॥५ & नि6॥७०॥ - मानव धर्म का अंग्रेजी अनुवाद 
पञ्चद्श पुष्प - जयोदय महाकाव्य का शैली वैज्ञानिक अध्ययन - यह पुस्तक महाकवि 
आचार्य ज्ञानमागर द्वाग ग्चित प्रसिद्ध महाकाव्य जयोदय पर शोध ग्रंथ के रूप में प्रम्तुत 
किया गया है | इसमें जयोदय महाकाव्य की शैली का बहुत हो सुन्दर ढंग से प्रस्तुतीकरण 
करके जयोदय महाकाव्य के हृदय को उद्घाटित कर साहित्य जगत के लिए एक महत्वपूर्ण 
शोध विषय उपस्थित किया गया है | डॉ आगधना जैन का परिश्रम एवं बुद्धि कौशल 
प्रशंभनोय है तथा इस शोध के निर्देशक डॉ रतनचन्द जो भोपाल, भी अनुशंसा के 
पात्र हैं जिन्‍्हानें अपने निर्देशन में विलक्षण प्रतिभा सम्पन्त छात्रा को जयोदय महाकाव्य 
के गढ़ सहस्यों को निर्देशित करके इस शोध कृति को साहित्य जगत के लिये समर्पित 
कराया है । 

इसका प्रथम प्रकाशन मुनि संघ सेवा स्मात, गंज बासीदा (विदिशा) मध्यप्रदेश 
द्वारा प्रकाशित किया गया था । वर्तमान में इसकी प्रतिया अनुपलब्ध होने के कारण 
हमाग केन्द्र इसको पुत्र: प्रकाशित करके साहित्य पिपासुओं के कर कमलों में समर्पित 
करने का विचार कर प्रकाशित कर रहा है । पाठक इसे पढ़कर ज्ञानसागर महागज 
को साहित्य के रहस्यों को हस्तगत कर सकेंगे, ऐसी मेरो भावना हैं । 


पं. अरूणकुमार शास्त्री 
ब्यावर ( राज. ) 





बृहदु-चलुप्टयी 
जयोदय महाकाव्य राष्ट्रिय विद्वृत्संगोष्टी ( दिनांक 29.9 .95 से 3 0 9५ ) मदनगंज- 
किशनगढ़ में देश के विविध भागों से समागत हम सब साहित्याध्येता महाकाव्य 
के अनुशीलन निष्कर्षों पर सामूहित काव्यशास्त्रीय विचारोपरान्‍्त वाणीभूषण महाकवि 
भूरामल शास्त्रों द्वारा प्रणेत जयोदय महाकाव्य को संस्कृत साहित्येतिहास में बृहत्वयो 
संज्ञित शिशुपालवध, किरातार्जुनीय एवं नैषधीयचरित महाकाव्य के समकक्ष पाते हें। 
अत: हम सब बृहत्वयी संज्ञित तोनों महाकाव्यों के साथ जयोदय महाकाव्य को 


सम्मिलित कर बृहचतुष्टयो के अभिधान से मंज्ञित करते हैं । 





हम विद्वजञगत्‌ से यह अनुरोध करते हैं कि उक्त चारों महाकाव्यों को 
बहच्वतुष्टयी संज्ञा से अभिहित करेंगे 
धन्य 


ग्ग्‌ नन्न 
“>> 3८ न अर न 2 2 थी 
९ है, ) हक 3 नर ॥६ इक ण) ४>) ५ >> खी 
१. ७-०० >- ००-८१ ०- न 9 ५ हि न 


न अपछ ही ने 
३६ चक कण्ज रस जद 


५, न्‍ खां न हरी कदर: 


$े हक 787 / 
प््् 272+ज7 7 हि / 


डे च् 
जे 2०० नी ५ थ >ब7थ 7 ७7 हि के 
ब्ु फ्रि२४६६-7 स्जै। >७०च&2:7 है 
#,. ४७ पृध्चर आर धण०ण अा»०: न नम ््जी 7 ऐड ७. चू जु  ओ ५ है, 8६४ उा/हछ 
मूर्ल्जगी शत ६ ३३ , रू ०२२० ९५०० २-०2 


अंडर ड सेन ७७३९ 
[६६ ४ 

२९४२७ कह, 

पा, 


नह श- ड़ क्वलकट 
५ श्श्र जल 8३जजर रेप्रष्च क, )) 


कि न अहम $ीफ- 


/7/८ ८7८ 4०० 
है ३ (4... ८०२ र -:3०७»« | 


न्स्ता - /) 


! श्रामती मालती जैनव्यावा 2 डॉ फय्याज अलो खो किशनगढ़ 
२ डॉ कम्तृरन्ट सुमन पश्रीमहावोरजों 4 पं ज्ञानसन्द बिल्टीवाला, 
जयपुर $ डा तललाल जैन, रोवा 6 डॉ कपूरचन्द जैन खोल 
| फूलदन्द जैन, वागणम ! डॉ उद्यचद जैन उदयपुर 8 डं कमनेश जैन, वागणमी 
| मोशचस्द जैन, वाणण्सी. |) 4 विजयकुमार गाखो प्रोमहावारजी ।2 डॉ मुपास्वेकृमार जैन, 
| ट्याचन्द साहित्याचार्य, माए | डिते ।! न डा प्रोकाल पाण्डय बड़त )2 डा जयनकुमार लाइस 
अमृतनाल शास्त्रों मोह. | 3 डा नेमिक्द जैन खुद ॥4 दो अभयप्रकाश जैन, ग्वालियर 


| नलिन के शास्त्री! आधाया 
 अजितकुमा जैन आग 
| अशोक कुमार जैन लाहन 


श्रीमती चमेनी देवी भोपाल | । डॉ जयकुमए जैन, मुफ्फग्नार 2 डॉ गौतम पटेल, अमहदाबाद 
डा (कु) आराधना जैन, बामोदा| 3 डॉ रमेशचन्द जैन, बिजनौर 4 डॉ शीतलचन्द शास्त्री, जयपुर 


डॉ (कु) मुषमा, धुजफ्पातगा 
डा मन्रोदेवी जैन, वागणम! 
डा मनोरमा जैन, वागणमी 

. ज्योति जैन, खतौली 

[| उर्मिला जैन, बढ़ोत 

| सुधा जैन, लाइमूं 

. नोन्रकुमार जैन, सनावद 


5. डॉ ब्रीरंजन सूरिदेव पटना 6 डॉ वशिष्ठ नागयण सिन्हा, 
वाराणसी 7 पं शिवचरशलाल मैनपुगे 8 डा रतनचन्दजैन, 
भोपाल 9 श्री देवेद्रकुमार जैन, ग्वालियर 0 डॉ. कस्तृरचन्द 
कासलोवाल, जयपुर ॥] पं. अरुणकुमार जैन, ब्यावर 

2. डॉ. कमलेशकुमार जैन, वाराणसी 3 पं मूलचन्द लुहाड़िया, 
किशनाढ़ ॥4. डॉ. सुदर्शशनाल जैन, वाराणसी 

. सुरेद्र कुमार जैन, बुरहानपुर |. जा आल दी 

# ओम प्रकाश बैन किशनाद | ९- हो. प्रकाशवन्द जैन, दिल्ली 

. सरोज जैन, बीत . डा. प्रेमचन्द रांवका, बीकानेर 


डॉ. प्रेमकद जैन नाजीबाबाद प्रो. विमलकुमार जैन, जयपुर 
2 प्रो कमलकुमार जैन, बीना . प्रौ विमलकुमार जैन » जयपुर 
23 प्रो. अभवकुमार जैन, बना . प्राचार्य निहालचन्द जैन, बीना 

24. डॉ. सनतकुमार जैन, जयपुर | 2!. श्रीमती क्रान्ति जैन, लाइनूं 














जयोटय महाकाव्य 
का 
शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 


; लेखिका :- 


डॉ. ( कु.) आराधना जैन “स्वतन्त्र '' 





प्राककथन 


डॉ. (कु.) आराधना जैन द्वारा मुनिश्री ज्ञानससागर विरचित “जयोदय महाकाव्य के 
अनुशीलन'' का परिचय विद्वत्समाज को प्रस्तुत करते हुये मुझे असीम आनन्द का अनुभव हो रहा 
है | मुनि श्री जी वास्तव में ज्ञान-सागर है | उन्होंने साहित्य को अनेक दिशाओं से समृद्ध किया है। 
संस्कृत में भी लिखा है और हिन्दी में भी | गद्य मे भी लिखा है और पद्च में भी, एबञज्च चम्पू के 
रूप में गद्य और पद्म दोनो के सम्मिश्रण मे भी | मीलिक भी लिखा है और अनुवाद भी | हस तरह 
उन्होंने एक विशाल वाइमय की सृष्टि की है | ऐसे महामनीषी के समस्त कृतित्व पर शोध अपेक्षित 
है, पर जब तक वह नहीं हो पाता, तब तक एक-एक करके उनकी कृतियों -विशेषकर मौलिक 
कृतियो-के सौन्दर्य और महत्त्व को उजागर कर विद्वत्ममाज का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया 
जा सकता है | इसी तरह का ही एक कार्य किया है डॉ. (कु.) आराधना जैन ने । उन्होंने उनकी 
जयोदय नाम की कृति पर शोध किया है, जिस पर उन्हें बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल 
(म.प्र.) न पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की है | उनके शोधप्रबन्ध मे जयोदय का सर्वाड्भीण विवेचन 
है | सर्वप्रथम उन्होंने उसकी कथा का मार प्रस्तुत किया है | तत्पश्चात जिन-जिन ख्रोतों से वह 
ली गई है, उसका उल्लेख कर मूलकथा में परिवर्तन के औचित्य को मिद्ध किया है | तत्पश्चात्‌ 
काव्य में उक्तिवक्रता, व्यज्जना और ध्वनि पर प्रकाश डालते हुए उमके मुहावरों एबञज्च उमकी 
लोकोक्तियों तथा सूक्तियों का व्याख्या सहित सड्डुजन कर काव्यगत अलडूगरों और विम्बों का विवेचन 
किया है | 

मुनिश्री ज्ञानसागर जी ने अपने काव्य में कथानक की प्रस्तुति इस ढंग से की है कि वह 
अन्यन्त रोचक एवं हृदयग्राही बन गया है | एक ही पात्र के अनक पूर्वजन्मों एवचज्च तद्गत 
कार्यकलापों के वर्णन की दुरूहता को उन्होंने मरम काव्यशैली द्वारा दूर करने का सफल प्रयास 
किया है । जिसमें उन्हें पूर्ण मफलता मिली है | 

मुनिश्री का शब्दकोश अत्यन्त ममृद्ध है । उस कोश में मे कभी-कभी वे ऐसे शब्द भी 
निकाल लाते हैं जो कदाचित्‌ आज के पाठक के लिये सुपर्रचित नहीं है । यथा तरस्‌ 5 गुण, 
रोक  प्रभा, संहिताय 5 हितमार्ग, ऊषरटक  रेतीला, रसक 5 चर्मपात्र आदि | उनकी वाणी 
स्थान-स्थान पर अनुप्रास से सुसञ्जित है । कही-कही तो पदशय्या इस प्रकार की है, कि लगता है 
एक साथ कई घण्टियाँ बजने लगती हों-'अनुभवन्ति भवन्ति भवान्तका:; नाथवंशिन इवेन्दुबंशिन:, 
ये कुतो5पि परपक्षशंसिनः ।' अन्त्यानुप्रास तो मानों उनके लिए काव्यक्रीड़ा है । काव्य के लगभग 
हर श्लोक को उसने आलोकित किया है | 


| 
डॉ. आराधना जैन ने इस श्रेष्ठ कृति को अपने शोध का विषय बनाकर अत्यन्त महनीय 
कार्य किया है | उन्होंने इस पर भूरि-भूरि परिश्रम किया है । काव्य में प्रयुक्त अर्थान्तर न्यास, 
लोकोक्तियों 3 ' मूक्तियों के रूप में सुग्राह्य हैं और संस्कृत के विशाल लोकोक्ति और मूक्ति मंग्रह 
को समृद्ध करने में सक्षम हैं । 


जहाँ काव्य के अन्य पक्षों पर गहनता से विचार किया गया है वहाँ उस की भाषा पर 
और अधिक सूक्ष्मता से विवेचन अपेक्षित है | “न याचितं मानि उपैति जातु' (१/७२) में मानि में 
हस्व इकार का प्रयोग चिन्त्य है । 'निलिम्पितम' (१/१०४) में 'शे मुचादीनाम्‌' (७/१/५९) से श 
परे रहने पर नुम्‌ विधान के कारण नुम्‌ प्रयोग विचारणीय है | इसी प्रकार 'कुलडूरै:' (२/८) में 
'अरुद्विषदजन्तस्थ मुम्‌” (६/६/६७) से खिदन्त के परे रहने पर ही मुम्‌ विधान होने के कारण 
मुम्प्रयोग समीचीन नहीं लगता । काव्य में इस प्रकार के अनेक स्थल हैं जहाँ वैयाकरणों को सन्देह 
हो सकता है | हो सकता है यह उनकी अल्पन्नता के कारण ही हो, पर उनका सन्देह निवारण 
अपेक्षित है। आशा है डॉ. आराधना जैन अपने शोध ग्रन्थ के आगामी संस्करण में काव्य के इस 
पक्ष पर भी विचार करेंगी | 


फिर भी जितना कार्य उन्होंने किया है, वह श्लाघनीय है। कथानक के म्रोतों का पता 
लगाकर उससे समीक्ष्य काव्य के कथानक की तुलना, काव्य में प्रयुक्त मुहावरों, लोकोक्तियों एवं 
सूक्तियों का अध्ययन, काव्य में उपात्त बिग्बों की समीक्षा, एवज्थ भाषा वक्रता जिसे अलड्डार 
शास्त्रियों ने भड्ठीमणिति कहा है, का नाना परिप्रेक्ष्यों में विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषता है, 
जिसके लिये उसकी विदुषी लेखिका साधुवाद की पात्र है | 


दीपावली पर्व हों. तत्यव्रत शास्त्री 
१३/११/१९९३ आचार्य, संस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
पूर्व कुलपति, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (उड़ीला) 


[]] 


एा।। 


[_पुरोवाक ) 


'जयोदय' महाकाव्य सुविख्यात दिगम्बर जैनाचार्य पूज्य ज्ञानसागर जी महाराज की 
अमरकृति है | इसी का अनुशीलन डॉ. कुमारी आराधना जैन ने प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में किया है | 
इस पर उन्हें भोपाल विश्वविधलय से पीएच.डी. की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है । मेरे निर्देशन में 
लिखा जाने वाला यह पहला शोधप्रबन्ध था | इसलिए यह मेरी योग्यता की भी कसौटी बननेवाला 
था | इसके अतिरिक्त यह कृति एक ऐसे यशस्वी, श्रद्धेय आचार्य की श्रीलेखनी से प्रसूत हुई थी 
जो मेरे परम आराध्य आचार्य परमेष्ठी पूज्य विधासागर जी के परमपूज्य गुरु थे | इस कारण इस 
पर अनुसन्धान कराने की मेरी रुचि उत्कर्ष पर पहुँच गयी थी | मैं इस कार्य की सफलता के लिए 
बड़े उत्साह से प्रयललरत था । किन्तु जब मुझे पता चला कि प्रस्तुत महाकाव्य पर माननीय डॉ. 
के.पी. पाण्डेय पूर्व में ही शोधकार्य कर चुके हैं, तब मैं निराश हो गया । क्योंकि जिस पारम्परिक 
काव्यशास्त्रीय दृष्टि से जयोदय के अनुशीलन की परिकल्पना मैंने की थी, डॉ. पाण्डेय ने भी उसी 
दृष्टि से उक्त महाकाव्य का विवेचनात्मक अध्ययन किया था | फलस्वरूप मेरे द्वारा कराया जानेवाला 
कार्य पिथ्पेषण मात्र था । 


संयोगवश मेरी नियुक्ति भोपाल विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर हो गयी । वहाँ मैं 
प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डॉ. हीरालाल जी शुक्ल के सम्पर्क में आया | उनके सात्रिध्य में शैलीविज्ञान 
के अध्यवन और एम०फिल० की कक्षा में उसके अध्यापन का अवसर प्राप्त हुआ । शैलीवैज्ञानिक 
दृष्टि से साहित्यिक कृतियों पर अनेक लघु शोधप्रबन्ध भी लिखवाये । शैलीविज्ञान साहित्यममीक्षा 
का भाषाविज्ञानपरक शास्त्र है । समीक्षा के क्षेत्र में इसका प्रवेश नया-नया ही है | इसके आधार 
पर की गई साहित्यसमीक्षाएँ '|ुझे काफी वैज्ञानिक एवं रोचक प्रतीत हुईं | इसलिए मेरे मन में विधार 
आया कि क्‍यों न ज्'दय महाकाव्य के अनुशीलन को शैलीवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य दिया जाय । संस्कृत 
साहित्य में इस प्रकार का शोधकार्य नवीन होगा । मन ने इस विचार का पूरी शक्ति से समर्थन 
किया और मैंने शोध प्रबन्ध के कलेवर को शैलीवैज्ञानिक आकार दे दिया | यह बहुत सफल और 
उपयोगी रहा । 


“जयोदय'” महाकाव्य काव्यकला का उत्कृष्ट निदर्शन है । यह कृति महाकवि ज्ञानसागर 
जी को भारवि, माघ और श्रीहर्ष की श्रेणी में प्रतिष्ठित करती है | इसमें काव्यभाषा के सभी उपादान 
अर्थात्‌ अभिव्यक्ति की लाक्षणिक, व्यंजक और विम्बात्मक पद्धतियों के सभी प्रकार उपलब्ध होते 
हैं| उदाहरणार्थ लक्षणाम॒क एवं व्यंजनामक शब्दनिवेश, शब्दालंकार, अर्थलिंकार, विभावादियोजना, 
मुहावरे, प्रतीक एवं विम्बविधान इन समस्त शैलीय उपकरणों का जयोदय में सटीक प्रयोग हुआ 
है, जिससे अभिव्यक्ति हृदयस्पर्शी, भावोद्वेलक, रसालमक एवं रोचक बन गयी है | 


> 
बक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने वक्रोक्ति के जितने भेद बतलाये हैं उन सबसे 
जयोदय की काव्यभाषा बुनी गयी है | वह छुढ़िवैचित्रयवक्रता, पर्यायवक्रता, विशेषणवक्रता, 
संवृतिवक्रता, वृत्तिवैचित्रयवक्रता, लिंगवैचित्रयवक्रता, क्रियावैचित्रयवक्रता, कारकवक्रता, 
संख्यावक्रता, पुरुषवक्रता, उपसर्गवक्रता, निपातवक्रता, उपचारवक्रता और वर्णविन्यासवक्रता के 
तानों-बानों से अनुस्यूत है | पर्यायवक्रता का एक सुन्दर निदर्शन द्रष्टव्य है :- 
भूपालबाल किद्नो ते मृदुपल्लवशालिनः । 
कान्तालसब्रिधानस्प फलतातू्‌ सुमनस्कता ॥ १/११२ 
- है राजकुमार ! तुम मृदुभाषी हो और तुम्हारा गृह कान्‍्ता से सुशोभित है । तुम्हारा 
सौमनस्य क्या सफल नहीं होगा ? 
यहाँ स्त्री, नारी, अबला अथवा गृहिणी, पली आदि पर्यायवाचियों को छोड़कर “कान्ता' 
शब्द का प्रयोग किया गया है, जो अत्यन्त प्रासंगिक है | क्योंकि 'कान्ता' शब्द सौन्दर्य का द्योतक 
है, इसलिए उसके प्रयोग द्वारा स्त्री से गृह के सुशोभित होने का औचित्य सिद्ध हो जाता है | 
कारकवक्रता के अभिव्यंजनात्मक चारुत्व का उदाहरण अधोलिखित पद्च में देखा जा 
सकता है :- 
भूयो विरराम करः प्रियोन्मुखः सन्स्रगन्वितस्तस्थाः । 
प्रत्याययी. दृगन्तो5प्यर्धपवाश्मपलता5 5लस्थात्‌ ॥ ६/११९ 
- सुलोचना जयकुमार के गले में वरमाला डालना चाहती थी, किन्तु उसका हाथ जयकुमार 
के सम्मुख जाकर भी बार-बार बीच में ही रुक जाता था | इसी तरह उसकी दृष्टि भी चपलता तथा 
आलस्यवश बीच रास्ते से लौट आती थी । 


यहाँ अचेतन हाथ और दृष्टि कर्मकारक हैं (वह हाथ को रोक लेती थी और दृष्टि को 
लौटा लेती थी) | किन्तु चेतन की क्रिया का आरोप कर उनका चेतन के समान कर्ताकारक के 
रूप में प्रयोग किया गया है । इससे उक्तिवैचित्रयजन्य चारुत्व के साथ इस भाव की अभिव्यक्ति 
होती है कि सुलोचना का अंग-अंग लम्ञाभाव से अनुशासित था, इसलिए वे अपने-आप लञ्जाशीलता 
का आचरण कर रहे थे अर्थात्‌ सुलोचना अत्यधिक लञ्जालु थी और इन्द्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण 
था । 

मुहावरे अभिव्यक्ति के लोकप्रसिद्ध लाक्षणिक एवं व्यंजक माध्यम हैं | इनसे अभिव्यंजना 
पैनी एवं रमणीय हो जाती है । 'जयोदय' में मुहावरों के प्रयोग से भावद्योतन में जो तीक्ष्णता एवं 
रोचकता आयी है उसका अनुभव निम्नलिखित उदाहरण से किया जा सकता है :- 


वेशवानुपजगाम जयो5षि येन सो5ब शुशुभेषभिनवो5पि । 
लोकलोपिलवणापरिणामः स॑ सम नीरमीरयति च कामः ॥ ५/२६ 


- जिनका सौन्दर्य अनुपम था ऐसे राजा जयकुमार भी सज-धज कर आये | उनके आने 
से सभा जगमगा उठी | उनके आगे कामदेव भी पानी भरता था । 
जयकुमार के अनुपम सौन्दर्य की व्यंजना के लिए “काम: नीरमीरयति " (उनके सामने 
कामदेव भी पानी भरता था) इस मुहावरे से अधिक सशक्त उक्ति और कोई नहीं हो सकती थी । 
बविम्बविधान में महाकवि आचार्य ज्ञानसागर जी सिद्धहस्त हैं। इसका नमूना निम्न पंक्तियों 
में देखा जा सकता है :- 
लवणिमाब्जदलस्थजलस्वितिस्तरुणिमायमुषो 5 रुणिमाचिति: । 
लसति जीवनमज्जलिजीवनमिह दधात्ववर्षि "न सुधीजनः ॥ २५/५ 
- युवतियों का सीन्दर्य कमलपत्र पर स्थित पानी की बूंद के समान है, युवावस्था सन्ध्या 
समय की लालिमावत्‌ है | जीवन अंजलि में स्थित जल के सदृश है । अतः ज्ञानीजनन समय को 
व्यर्थ नहीं खोते । 
इन उपमाओं के द्वारा जो दृश्य (दृष्टिपफक बिम्ब) उपस्थित किये गये हैं उनमें पदार्थों 
की क्षणभंगुरता साकार हो उठी है | कवि ने अमूर्त नश्वरता को मूर्त रूप दे दिया है | नश्वरता 
आँखों से दिखाई देती हुई प्रतीत होती है । 
मानवीय आचरण की मनोवैज्ञानिकता का बोध कराने के लिए कवि ने लोकोक्तियों की 
रैली का कितना सफल प्रयोग किया है, यह निम्न उक्ति में दर्शनीय है - 
आस्तदा सुललितं चलितव्यं तन्मया5वसरणं बहुभव्यम्‌ । 
श्रीचतुष्पययषक उत्कलिताय कस्यचिद्‌ ब्रजति चिन्न हिताय ॥ ४/७ 
भाव यह है कि अर्ककीर्ति आमंत्रण न मिलने पर भी राजकुमारी सुलोचना के स्वयंवर 
में जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्‍योंकि चौराहे पर पड़े रतल को कौन नहीं उठाना चाहता ? 
विस्तारभय से यहाँ जयोदय में प्रयुक्त शैली के अन्य प्रकारों जैसे अलंकारविधान, 
विभावादियोजना, लक्षणात्मक एवं व्यंजनात्मक शब्दनिवेश आदि के निदर्शन प्रस्तुत नही किये जा 
हे हैं। 
कु० आराधना जैन ने “जयोदय' की काव्यभाषा के इन समस्त उपादानों का सम्यक्‌ 
उन्मीलन किया है । काव्यात्मभूत रस और भावों के सीन्दर्य तथा पात्रों के चारित्रिक वैशिष्टय को 
भी दृष्टि का विषय बनाया गया है । प्रबन्ध की भाषा परिष्कृत एवं सुबोध है | प्रकाशित होने पर 
यह विद्वज्जगत्‌ में सम्मान प्राप्त करेगा तथा शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा 
है। 


हों० रतनचन्द्र जैन 


रीडर, संस्कृत एवं प्राकृत 
भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) 


(.]) 


श्र 


वर्तमान युग के सुविख्यात दिगम्बर जैन मुनि आचार्य श्री विधासागरजी के दर्शनार्थ जाने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वहाँ उनके गुरु स्व० आचार्य ज्ञानसागरजी (पूर्व नाम पं. भूरामलजी) 
द्वारा प्रणीत विपल संस्कृत साहित्य का अवलोकन कर विस्मित रह गई । इस युग में जब संस्कृत 
में साहित्य सर्जन दुर्लभ हो गया है, तब इस भाषा में चार महाकाव्य, एक चम्पू एवं तीन अन्य 
ग्रन्यों की रचना चकित कर देनेक्ला कार्य है । विस्‍स्मय तब और भी गहरा हो जाता है जब हम 
देखते हैं कि सभी रचनाएँ काव्य-शास्त्र की उत्कृष्ट नमूना हैं। महाकाव्य तो बृहत्वययी की कोटि के 
हैं | इनमें जयोदय महाकाव्य शैली में 'नेषधीय चरित' का, अर्थगौरव में 'किरातार्जुनीय' का, 
प्रकृतिवर्णन में 'शिशुपाल वध' का, दार्शनिक विवेचन में 'सीन्दरनन्द' का तथा वैराग्य प्रसंग में 
'धर्मशर्माभ्युदय” का स्मरण करा देता है । 


शोध की दृष्टि से ये सभी कृतियाँ अनेक संभावनाएँ गर्भ में छिपाये हुए हैं, इसीलिये 
शोधार्थियों का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट हुआ है । कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उ.प्र.) से 
डॉ. किरण टण्डन ने “मुनि श्री ज्ानसागर का व्यक्तित्व और उनके संस्कृत काव्यग्रन्थों का साहित्यिक 
मूल्यांकन”” शीर्षक से शोधकार्य कर पीएच.डी. .की उपाधि प्राप्त की है | डॉ. के.पी. पाण्डेय ने 
स्वतन्त्ररूप से 'जयोदय' पर कार्य किया है | उनका शोध शीर्षक है “जयोदय महाकाव्य का 
समीक्षात्मक अध्ययन”” । इस विषय पर उन्हें गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) द्वारा 
१९८२ में पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है | 


डॉ. पाण्डेय के शोध प्रबन्ध का अध्ययन करने के बाद प्रतीत हुआ कि जयोदय में अभी 
भी शोध की विशाल संभावनाएँ हैं | डॉ. पाण्डेय के अध्ययन का पक्ष परम्परागत या शास्त्रीय है। 
उन्होंने जयोदय को काव्यशास्त्रीय दृष्टि से महाकाव्यत्व और काव्यत्व की कसौटी पर कसा है इसमें 
महाकाव्य और काव्य सिद्ध करनेवाले कौन-कौन से लक्षण विधमान हैं, वे शास्त्रीय दृष्टि से निर्दोष 
हैं या नहीं, निर्दोष हैं तो किस प्रकार, दोषयुक्त हैं तो क्‍यों; यह पक्ष ही उनकी समीक्षा का विषय 
रहा है | संस्कृत काव्यशास्त्र में रस, भाव, ध्वनि, अलंकार, गुण, रीति एवं दोषाभाव ही किसी 
काव्य की समीक्षा के आवश्यक तत्त्व माने गये हैं | इसीलिए डॉ० पाण्डेय ने जयोदय महाकाव्य 
में इन्हीं के विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण एवं उनकी शास्त्रीयता का परीक्षण किया है | उदाहरणार्थ 
अलंकारों के विषय में शोधकर्त्ता ने यह छानबीन की है कि कवि ने किन-किन अलंकारों का प्रयोग 
किया है और वे अलंकार अमुक अलंकार किस प्रकार हैं ? इसी प्रकार जयोदय में किन-किन रसों 
की व्यंजना की गई है और वे इस अमुक रस की परिभाषा में कैसे आते हैं ? यह अन्वेषण रस 
के विषय में किया गया है। भाव, गुण, रीति एवं ध्वनि के विषय में भी ऐसा ही सर्वेक्षण एवं 
विश्लेषण किया गया है | डॉ. पाण्डेय के शोध प्रबन्ध की रूपरेखा इस प्रकार है - 


| 
जयोदय महाकाव्य का समीक्षात्मक अध्ययन 

प्रथम अध्याय - जयोदय महाकाव्य का कवि, उसका जन्मस्थान, समय, कृतित्व एवं व्यक्तित्व। 
द्वितीय आ : - जयोदय महाकाव्य की कथावस्तु, कथाविभाग. स्रोत एवं ऐतिहासिकता । 
तृतीय अध्याय - संस्कृत साहित्य में महाकाव्यों की परम्परा, जयोदय का महाकाव्यत्व, महाकाव्यों 

की परम्परा में जयोदय का स्थान तथा जयोदय एवं पूर्ववर्ती महाकाव्य | 
चतुर्ष अध्याय - जयोदय महाकाव्य में रस एवं भाव-विमर्श । 
पंचम अध्याव - जयोदय महाकाव्य में अलड्ञार-निवेश | 
बष्ट अध्याय - जयोदय महाकाव्य में गुण, रीति एवं ध्वनि-विवेचन । 
सप्तम अध्याथ - जयोदय महाकाव्य में छन्दोयोजना | 
नक्‍म अध्याय - उपसंहार 
परिशिष्ट - १. जयोदय महाकाव्य में प्रस्तुत स्थान, पात्र, दार्शनिक-शब्दसमूह एवं ललित 

सुक्तियाँ। 

२. सहायक ग्रन्थों की सूची । 

इस रूपरेखा से स्पष्ट हो जाता है कि डॉ. पाण्डेय का जयोदय विषयक अध्ययन परम्परागत 

काव्यशास्त्रीय चौखट के भीतर ही है । इसमें आधुनिक शैलीवैज्ञानिक दृष्टि से काव्यभाषा का 
विश्लेषण शोध का बिन्दु नही है| ध्वनि, गुण, रीति के अतिरिक्त भाषा को काव्यात्मक बनानेवाले 
अनेक तत्त्व हैं; जैसे प्रतीक, विम्ब, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियों आदि | इनका विश्लेषण उपर्युक्त 
शोध रूपरेखा में स्थान नहीं पा सका है । अतः: डॉ० पाण्डेय के शोध क्षेत्र की सीमा के बाहर शोध 
का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जयोदय में विधमान दिखाई दिया | वह था शैलीवैज्ञानिक या काव्य-भाषीय 
विश्लेषण का क्षेत्र | जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कवि ने भाषा को काव्यात्मक बनाने 
के लिए अभिव्यक्ति के किन-किन बक्र प्रकारों का अर्थात्‌ लाक्षणिक एवं व्यंजक वचनभंगियों का 
प्रयोग किया है ? उनका अभिव्यंजनात्मक वैशिष्टय क्‍या है ? यह काव्यसमीक्षा का आधुनिक भाषा 
शास्त्रीय पक्ष है। भारतीय समीक्षाशास्त्र में आचार्य कुन्तक ने अपने समीक्षा ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित 
के द्वारा इसका बहुत पहले ही निर्देश कर दिया था । उन्होंने विभिन्न वक्रताओं के रूप में चयन 
और विचलन पर आधारित अभिव्यक्ति के अनेक प्रकारों का प्रकाशन किया है, तथापि संस्कृत में 
समीक्षा की पद्धति अभी तक ध्वनिकार आनन्दवर्धन एवं काव्यप्रकाशकार मम्मट द्वारा प्रणीत 
सिद्धान्तों की परिधि में ही चली आ रही है । पाश्चात्य समीक्षाशास्त्र के प्रभाव मे अभिव्यक्त के 
अनेक नये प्रकारों की भी पहचान हुई है; जैसे प्रतीक, बिग्ब, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ आदि। 
इन सबका अध्ययन शैलीवैज्ञानिक अध्ययन के अत्तर्गत होता है । 


>2॥॥] 
जयोदय महाकाव्य में शोध के इस महत्त्वपूर्ण पक्ष को अछूता पाकर इस पर शोधकार्य 
करने की तृष्णा मन में जागी और मैंने बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) में संस्कृत 
और प्राकृत के रीडर आदरणीय डॉ० रतनचन्द्रजी जैन के समक्ष अपना विचार निवेदित किया और 
उनसे परामर्श देने का अनुरोध किया । शोधकार्य के लिए मार्गदर्शन करने की भी साग्रह प्रार्थना 
की | डॉक्टर साहब को भी शोध का विषय उपयुक्त प्रतीत हुआ । उन्होंने बड़ी कृपाकर मार्गदर्शन 
करना भी स्वीकार कर लिया | इस प्रकार मेरे मनोरथ का मार्ग प्रशस्त हो गया । 


मैंने अपने शोध प्रबन्ध को 'जयोदय महाकाव्य का अनुशीलन' शीर्षक दिया है और बारह 
अध्यायों में विभाजित किया है | 


प्रथम अध्याय में 'जयोदय के प्रणेता महाकवि भूरामलजी (आचार्य ज्ञानसागरजी) का 
जीवन वृत्तान्त, चरित्र एवं उनके द्वारा संस्कृत एवं हिन्दी में रचित विपुल साहित्य का परिचय दिया 
गया है | इसमें दो नवीन जानकारियाँ दी गई हैं | एक, यह कि महाकवि का राशि का नाम 
'शाज्तिकुमार' था दूसरी यह कि उन्होंने क्षुल्लकदीक्षा आचार्य वीरसागर जी से ग्रहण नहीं की थी 
अपितु भगवान्‌ पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष स्वयं ही ग्रहण कर ली थी | महाकवि की दो और 
कृतियों का भी इसमें परिचय दिया गया है | 'मुनिमनोरंजनशतक' (मुनि मनोरंजनाशीति) तथा 
“ऋषि कैसा होता है ?' 

द्वितीय अध्याय में जयोदय के कथानक के साथ उसके मूल ख्रोत पर प्रकाश डाला गया 
है कवि ने रसात्मकता के अनुरोध से मूलकथा में आवश्यक परिवर्तन किये हैं | उनके औचित्य 
का विवेचन भी इसमें किया गया है | जयोदय के महाकाव्यत्व और काव्यत्व को भी इस अध्याय 
में लक्षण की कसौटी पर कसा गया है । 


जयोदय की भाषा को काव्यात्मक अर्थात्‌ लाक्षणिक एवं व्यंजक बनाने के लिए कवि 
ने जिन उक्ति बक्रताओं का प्रयोग किया है, उनका विश्लेषण तृतीय अध्याय का विषय है । 

मुहावरे, प्रतीक, अलंकार, विम्ब, लोकोक्तियों एवं सूक्तियोँ भी काव्यभाषा के उपादान 
हैं । अत: जयोदय में प्रयुक्त मुहावरों एवं प्रतीकों का अभिव्यंजनामक वैशिष्टय चतुर्थ अध्याय में, 
अलंकारों का पंचम में, बिम्बों का षष्ठ में, तथा लोकोक्तियों और मूक्तियों का काव्यात्मक चारुत्व 
सप्तम अध्याय में विश्लेषित किया गया है | 


अष्टम अध्याय जयोदय में प्रवाहित विभिन्न रसों की मनोवैज्ञानिक व्यंजना का प्रकाशन 
करता है | 


९ 
नवम अध्याय में वर्णों के विन्याम की वक्रता का उन्‍्मीलन किया गया है जिसके अन्तर्गत 


माधुर्य एवं ओज के व्यंजक वर्णो की योजना तथा अनुप्रासादि शब्दालंकारों के विन्यास से उत्पन्न 
काव्य-सौन्दर्य के उद्घाटन का प्रयास है | 


दशम अध्याय में जयोदय के पात्रो का चरित्रविश्लेषण प्रस्तुत है तथा एकादश में 
जयोदयगत जीवन दर्शन एवं जीवनपद्धति पर दृश्पित किया गया है | द्वादश अध्याय में उपसंहार 
है जिसके अन्तर्गत शोध के निष्कर्षो का आकलन किया गया है | अन्त में परिशिष्ट एक में महाकवि 
की संस्कृत में विरचित दो अप्रकाशित कृतियो 'वीरशर्माभ्युदय' तथा “भक्तियों' का परिचय जोड़ा 
गया है | परिशिष्ट दो में जयोदय में राष्ट्रीय चेतना शीर्षक लेख तथा परिशिष्टि तीन में सन्दर्भग्रन्थ 
सूथी है | 

अपने प्रतिपादनो के समर्थन में मैने यथास्थान आचार्यों एवं मान्य विद्वानों के कथन 
उद्धृत किये हैं | विभिन्न उद्धरणो के प्रमाणीकरण हेतु पादरटिप्पणियों मे मम्बन्धित ग्रन्थ, उसके 
लेखक एवं पृष्ठादि का सन्दर्भ भी द दिया है । 

काव्यभाषा का विश्लेषण मग्ल कार्य नहीं है | इसके लिए सर्वप्रथम तो मद्ददयत्व 
आवश्यक है | काव्य मर्मझता के बिना काव्यात्मक अभिव्यक्ति के प्रकागे की अर्थात्‌ 
वैटग्ध्यभट्ठीभाणितियं! की धाह पा सकना कैसे सभव है * महदयता यधपि स्वाभाविक होती है, 
तथापि जब काव्यरचना के लिए भी काव्य शास्त्रादि का अवेक्षण आवश्यक £ (काव्य प्रकाश 
१/३) तब उमके मर्म को समझने के लिए तो और भी अधिक आवश्यक है | इसीलिए मैंन दीर्घकाल 
तक बक्रोक्तिजीवित, औचित्य विचारचचा, ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि प्रःचीन काव्यशास्त्रों का 
तथा शैलीविज्ञान या रीतिविज्ञान तथा काव्यभाषा का विवेचन करने वाले विभिन्न आधुनिक ग्रन्धो 
का गहन अध्ययन किया एवं विशेषज्ञों से सम्पर्क कर गुन्थियाँ मुलझान की चेष्टा की, माथ ही 
अहर्निश धोर चिन्तन किया | इस प्रकार कुछ सामर्थ्य मचित कर अपने संकल्प को पूर्ण करने का 
उध्दम किया £ ! 

शोभकार्य को विशेषज्ञों की अपेक्षा के अनुरूप बनाने में यथाशक्ति कोई प्रयल शेप नहीं 
॒खा किन्तु अनूभव के प्रारम्भिक सोपान पर स्थित होने के कारण च्रुटिर्थों स्वाभाविक है | यदि 
यह प्रबन्ध वज्ञजनों को किचि-: नी परिताष दे सका तो अपने श्रम को सार्थक मानूंगी । 

पाम आदग्णीय डॉ० रतनचन्द्रजी जैन, गैचर, संस्कृत एवं प्राकृन, बरकतउन्नाह 
विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रति कृतज्ञदा ज्ञापन हतु उययुक्त शब्दावली क। अभाव अनुभव कर 
रही हूँ, जिन्होंने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी मेरा सतत मार्गदर्शन किया, साथ ही शोधदिषय से 


२४ 


सम्बन्धित अनेक पुस्तकें निजी पुस्तकालय से अध्ययन हेतु प्रदान कीं | इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे 
भोपाल प्रवास में अपने घर में आवास, भोजन आदि की सुविधायें उपलब्ध कराके मेरे मार्ग की 
बाधायें दूर की हैं | मुझे उनसे निरन्तर पितृवत्‌ स्नेह प्राप्त हुआ है | माननीय डॉ. साहब के योग्य 
निर्देशन के बिना यह कार्य असम्भव था । मैं उनके उपकार को कभी नहीं भूल सकती | 


परमपूज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी एवं उनके संघ के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, जिनकी 
कृपा से जयोदय महाकाव्य के उत्तरार्ध की स्वोपज्ञ टीका सहित पाण्डुलिपि तथा “मुनिमनोरञ्जनाशीति' 
और “ऋषि कैसा होता है' इन दो मुक्तक काव्यों की पाण्डुलिपिबीं उपलब्ध हो सकी | आधार्य श्री 
ज्ञानसागरजी के जीवन से सम्बन्धित अनेक जानकारियाँ तथा विविध पत्र-पत्रिकाएँ एवं सुझाव भी 
उनसे प्राप्त हुए हैं जिससे मेरा कार्य सुकर हुआ है | मैं आचार्य श्री विधासागरजी एवं उनके संघस्थ 
साधुओं से शुभाशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हुई हूँ । 


शा० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह में संस्कृत के विभागाध्यक्ष तथा सम्प्रति सचिव 
म०प्र० संस्कृत अकादमी, भोपाल पितृकल्प डॉ० भागचन्दजी “भागेन्दु' मेरे प्रेरणास्नोत रहे हैं । 
उन्होंने ही मेरे मन में शोधकार्य की भूख जगाई और जयोदय महाकाव्य पर शोध करने का सुझाव 
दिया । उनके प्रोत्साहन और परामर्श ने मेरा मार्ग प्रशस्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है | 
मं उनकी चिर क्रणी हूँ । 


ब्रह्मचारी सुमनकुमारजी, वर्तमान में १०५ ऐलक श्री सिद्धान्तसागरजी से विश्वलोचनकोश 
एवं उनके उपयोगी सुझाव प्राप्त कर मैं लाभान्वित हुई हूँ | ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी बहन, विदिशा एवं 
सागर निवासी भाई श्री जिनेन्द्रजी ने महाकवि ज्ञानसागरजी रचित साहित्य उपलब्ध कराकर मेरी 
बड़ी सहायता की है | इन महानुभावों के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ । 

प्रस्तुत शोधकार्य के समय पिता श्री स्व: पं. ज्ञानचन्द्रजी जैन स्वतंत्र” से हर सम्भव 
सहायता मिली है | उनके प्रति मैं क्या आभार व्यक्ति कर सकती हूँ | मेरे अनुज थि. राकेश जैन 
(इंजीनियर) ने तन-मन-धन से सहयोग दिया है । मैं उनके उत्तरोत्तर उत्कर्ष की कामना करती हूँ। 

जैनविद्या शोध संस्थान, श्री महावीरजी (राज०) को मैं विस्मृत नहीं कर सकती, जहाँ 
मुझे अध्ययन, आवास, भोजन आदि की सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हुई हैं। मैं वहाँ के निदेशक, 
पुस्तकालयाध्यक्ष एवं सभी कार्यकर्ताओं की अत्यन्त आभारी हूँ | 

डॉ. श्रीमती आशालता मलैया, अध्यक्षा - संस्कृत विभाग, शासकीय कन्या महाविद्यालय 
सागर का भी मुझे मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है । उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ । 


ऐ९ | 


'मुनि श्री ज्ञानसागर जैन ग्रन्थमाला की पुस्तकों के विक्रय सुविधाप्रदायक श्री गणेशीलाल 
रतनलाल कटारिया, कपड़ा बाजार, व्यावर (राज.) तथा श्री देवकुमारजी जैन, मंत्री, दि.जैन समाज 
हिसार (हरियाणा) से कविवर ज्ञानसागरजी का साहित्य उपलब्ध हुआ है | मैं उनकी आभारी हूँ । 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध प्रकाशन के मूल प्रेरणा त्रोत हैं परमपूज्य १०५ ऐलक श्री अभय 
सागरजी महाराज एव चातुर्मास अवधि में यहाँ गंज बासौदा में विशाजमान आचार्य श्री विधासागरजी 
की परम शिष्या आर्यिका दृढ़मति माताजी एवं आर्थिका संघ | इनकी प्रेरणा से ही यह गुरुतर कार्य 
सहज ही संभव बन पड़ा है | ग्रन्थ के प्रकाशन का आर्थिक उत्तरदायित्व को वहन कर दिगग्बर 
जैन समाज गंज बासौदा ने अपनी उदारता एवं सदाशयता का परिचय दिया है । इस हेतु मैं समाज 
की ऋणी हूँ । 

मेरे निदेशक डॉ. श्री रतनचन्द्रजी जैन (भोपाल) एवं डॉ. श्री मत्यव्रतजी शास्त्री ने 
विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखकर ग्रन्थ के गौरव को बढ़ाया है | भाई श्री कमलेशजी जबलपुर तथा 
सिघधई आफसेट जबलपुर के अधिकारियों एवं कार्यकर्त्ताओं ने उत्साहपूर्वक कार्य पूर्ण किया है । 
शोध प्रबन्ध के लेखन एवं प्रकाशन आदि में जिन महानुभावों का प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से सहयोग 
मिला है, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ । 

शोध प्रबन्ध को निर्दोष बनाने का यथासम्भव प्रयल किया गया है तथापि त्रुटियाँ 
अवश्यंभावी हैं | पाठक गुणग्राही दृष्टिकोण रखकर सारतत्त्व को अंड्रीकार करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। 


दीप मालिका, १३ नवम्बर १९९३ कु. आराधना जैन 
भगवान्‌ महावीर निर्वाण दिवस मील रोड, गंज बसौदा 
वीर निर्वाण संवत्‌ २५२० (विदिशा) म.प्र., ४६४२२१ 


दब 


पृष्ठ संख्या 


दिग० जैनाचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज का परिचय - | 


प्रकाश किरण 
प्राक्कथन 


पुरोवाक्‌ 
प्रस्तावना 
विषयानुक्रमणी 


प्रदम अध्याय : 


दितीय अध्याय - 


तृतीय अध्याय : 


||| 
४ 
४॥॥ 
»(। 

2 ४।| 


महाकवि भूरामलजी का व्यक्तित्व एवं सर्जना १-३४ 


जन्मम्थल एबं बवाल्यकान, शिक्षा, नवप्रयर्तन, कार्य क्षेत्र, माहित्य सर्जना, 
चारित्र की ओर कठम, शिष्यवृन्द, आचार्य पद, चान्त्रिचक्रवर्ती पद, 
समाधिमरण । 

संस्कृत साहित्य : ब्रह्मकाब्य - तयांदय, वीरोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय, 
दयोटय चम्पू | शुकछक रव्य « मुनिमनोग्ठजनाशीति (मुनिमनोरंजन शतक), 
“ऋषि कैसा होता है ?"' मम्यक्चसार शतक, प्रवचनसार प्रतिखूपक | 
हिन्दी साहित्य : कढकाव्य - ऋषभावतार, भाग्योदय, गुणमुन्दर वृत्तान्त । 
यद्द - कत॑व्यपथ प्रदर्शन, मानक्‍धर्म, सचित्त विवेचन, स्वामी कुन्दकुन्द और 
सनातन जैन धर्म । 

एव - पवित्र मानव जीचन, सरल जैन विवाह विधि, 

टीकाइन्श - तत्त्वार्थ दीपिका ! अक़ग़ाट - विवेकादय (समयभार का 
पद्यानुबाद), देवागम स्तोत्र का पद्चानुवाद नियमसार का पद्यानुवाद, 
अष्टपाहुड का पद्यानुवाद, समयमार तात्पर्यवृत्ति की टीका । 

जयोदय का कथानक एवं महाकाव्य ३५-५६ 


कथानक, जयोदय का कथाखात, मूलकथा में परिवर्नन और उसका औचिव्य 
जयोदय का महाकाव्यत्व, जयोदय की काव्यात्मकता | 


वक्रता, व्यंजकता एवं ध्वनि ५७-७७ 
व्यंजकत' का स्वरूप, व्यजकता के प्रकार, व्यजकतः क। हैतु - -- उक्ति 
की बक्रता | जयोदय में वक्रता ---- खेूद्िवैचित्रययब्राता पर्याववक्रना, 


विशेषणवक्रता, संवृतिबक्रता, वृत्तिवैचित्रयवक्रता, निगवैचित्र्यवक्रता, 
क्रियावेचित्र्यवक़्ता, कारकबक्रता, सख्यावक्रता, पुरुषवक्रता, उपसर्गवक्रता, 
निपातवक्रता. उपचारवक्रता | उपचारवक्रता का महत्त्व, जयोदय मे उपचार 
बक्रता -- -- मानव के साथ तिर्यच के धर्म का प्रयोग, जड़ के साथ चेतन 
के धर्म का प्रयोग, चेतन के साथ जड़ के धर्म का प्रयोग, अमूर्त के साथ 
मूर्त के धर्म का प्रयोग, भिन्‍न पदार्थों में अभेद का आरोप, वाक्यवक्रता 
एवं वर्णविन्यासवक्रता । 


चतुर्थ अध्याय : 


पंक्म अध्याय : 


षष्ठ अध्याय : 


सप्तम अध्याय : 


१ |! 


मुहावरे एवं प्रतीक विधान ७८-८८ 
मुहावरे का लक्षण, मुहावरों का भाषिक वैशिष्टय, मुहावरों का वर्गीकरण । 
जयोदय में मुहावरे ------ वक्रक्रियात्मक मुहावरे, वक्रविशेषणात्मक मुहाँवरे, 
निदर्शनात्मक मुहावरे, अनुभावात्मक मुहावरे, उपमात्मक मुहावरे, रूपकात्मक 
मुहावरे | प्रतीक का लक्षण, प्रतीको का अभिव्यंजनात्मक महत्व | नयोदय 
में प्रतीक ---- प्राकृतिक प्रतीक, पौराणिक प्रतीक, प्राणीवर्गीय प्रतीक। 


अलंकार विन्यास ८९-११० 
अलकार का स्वरूप, अलकारामक कथन प्रकार का वर्गीकरण -++>« 
सादृश्यमूलक अलकार, ममर्थनात्मक अलकार, विशेधमूलक अलकार, 
मालात्मक [शुखलात्मक] अलकार, आक्षपामक अलकार, 
पूर्वापगस्थितिवर्णात्मक अलकार, प्रच्कन्ननिन्दास्तुतिमूलक  अलकार, 
प्रतीकामक . अलकार,  कारणकार्यपीर्वापर्यविपर्ययामक.. अलकार, 
प्रम्तुतान्यत्यनिर्पणात्मक अलकार, आवृत्तिमूलष अलकार, पदक्रममूलक 
अलकार । जयोदय मे अलकार अर्थालेंकार --- उपमा, रूपक, उद्ोक्षा, 
अपहृति, मसमन्देह, समासोक्ति, व्यतिरेक, पश्रान्तिमानू, निदर्शना, 
अर्धन्तिरन्यास, दृष्टान्ल, मालारूप प्रतिवस्तूपमा, विभावना, विरोधाभास, 
दीपक, चित्रालकाः | 


बिम्ब योजना १११-१३९ 
कार्व्थाविम्ब का स्वरूप, विम्ब निर्माण की रीति, शिम्ब का उपस्थापन 
विम्वविधान का अभिव्यननागत महत्त्व | विम्ब के कार्य, भावा की 
साक्षात्कारराव्मिका प्रतीति, भावातिशय का मसम्प्रेषण, रसाभिव्यजक, 
भावपर्म्पाा के व्यंजक, भावोदबोधक, विभावादि की विम्यात्मकता, 
अलकाराश्नित बिम्ब, मुहावरगरश्रित विम्ब, लोकोक्तिजन्य बिम्य, प्रतीकाश्रित 
बिम्ब, लाक्षणिक प्रयोगाश्रित विम्ब | विम्य के आश्रयभूत भाषिक अवयब 
सज्ञाभ्रित बिम्ब, विशेषणाश्रित विम्ब, क्रियाश्रत बिम्ब, क्रियावि- त्रणाश्रित 
विम्ब | सवेदनापरक विम्ब ---- पृष्परक विम्य, स्पर्भपरक विम्ब, 
प्राणपरक विम्ब श्रवणपरक विम्यब, म्वादपरक बिम्ब | विम्ब और अलंकारादि 
में अन्तर। जयोदय में बिम्ब विधान (ऐन्द्रिय संवेदनाश्रित वगीकरण) ------- 
दृष्टिपक विम्ब, स्पर्शपरक बिम्ब, स्वादपरक बविम्य, श्रवणपरक विम्ब । 
अलंकागश्चित बिम्ब, लक्षणाश्रित बिम्ब, लोकोक्तिजन्य विम्ब, मुहावराश्रित 
विम्ब, वाक्याश्रित बिम्ब, मंज्ञाश्रित बिम्ब, विशेषर्णाश्रित विम्ब, क्रियाश्रित 
ब्िम्ब। 


लोकोक्तियों एवं सूक्तियाँ १४०-१४८ 
लोकोक्ति का लक्षण, लोकोक्तियो का अभिव्यंजनात्मक महत्त्व | जयोदय में 


लोकोक्तियाँ । सूक्ति का स्वरूप, सूक्तियों का अभिव्यंजनात्मक महत्त्व । 
जयोदय में सुक्तिप्रयोग । 


अजष्टम अध्याय : 


नकम अध्याय : 


दशम अध्याव : 


एकादश अध्याय : 


दादश अध्याय : 


क 


प्रथम परिशिष्ट - 


द्वितीय परिशिष्ट - 


तृतीय परिशिर - 


५ 


रस ध्वनि १४९-१७८ 
रस का स्वरूप, रस सामग्री - विभाव, आलम्बन और आश्रय, अनुभाव, 
व्यभिचारिभाव, स्थायिभाव, विभावनादि व्यापार के कारण, विभावादि मज्ना, 
विभावादि के साधारणीकरण से रमोत्पत्ति, रसोत्पक्ति सहंदय सामाजिक को 
ही, रस संख्या | जयोदय में रस ------ शृंगाग्रस, हाम्यरस, रौद्रर्स, वीररस, 
भयानकरस, वीभत्सरस, शान्तरस का स्वरूप, शान्तरम के विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारिभाव, शान्तरस सत्ता विषयक विवाद, शान्तरस विरोधी तकों का 
खण्डन, शान्तरस स्थायीभावविषयक विवाद, निर्वेद का खण्डन, शम की 
स्थापना । जयोदय में शान्तरस | रसाभास--शुंगार र्साभास, भयानक 
रसाभास। भाव, देव विषयक रति, गुरु विषयक रति, भावोदय, भावसन्धि, 
भावशबलता। 


वर्णविन्यासवक्कता १७९-१९६ 
वर्णविन्यासवक्रता का स्वरूप, वर्णविन्यासवक्रता के नियम, 
वर्णविन्यासवक्रता और अनुप्रास, छेकानुप्राम, वृत्त्यनुप्रास, माधुर्य व्यंजक 
वर्णविन्यासवक्रता, ओजोव्यंजक वर्णविन्यासवक्रता, श्रुत्यनुप्रास, 
अल्त्यानुप्रास, यमक, वर्णविन्यासवक्रता के प्रयोजन । जयोदय में 
वर्णविन्यामवक्रता -- अनुप्राम, यमक, आद्य यमक, युग्म यमक, अन्त्य 
यमक, माधुर्यगुणव्यंबक वर्णविन्यासवक्रता, ओजोगुणव्यंजक 
वर्णविन्यासवक्रता। 

चरित्रचित्रण १९७-२०६ 
अग्रोदय के पात्र ->मयकुमार, अर्ककीर्ति, अकम्पन, चक्रवर्ती सम्राट्‌ भरत, 
सुलोचना, बुद्धिदेशी) ऋषभदेव, अनवधमति मन्त्री, दुर्मति, दुर्मर्षण । 
जीवन दर्शन:और जीवन पद्धति २०७-२१६ 
पुरुषार्थ चतुष्टय, देवपूजन, स्वाध्याय, गुरुजनों का आदर, विनय और 
सदाचार, दान, निरामिष आहार, न्यायपूर्वक धनार्जन, परमात्मा का ध्यान, 
सप्तव्यसन त्याग | 

उपसंहार २१७-२२२ 

0 हक । 

२२३-२२४ 
महाकवि आचार्य ज्ञानसागर जी की अप्रकाशित संस्कृत रचनायें -- 
वीरशर्मभ्युदय, संस्कृत भक्तियोँ 

२२५-२२७ 
जयोदय में राष्ट्रीय चेतना 


२२८-२३३ 


सन्दर्भ ग्रन्थसूची 


! प्रथम अध्याय | 
महाकवि भूरामलजी का व्यक्ति.4 एवं सर्जना 

न्यह्रित्त 

जयोदय महाकाव्य बाल ब्रह्मचारी महाकवि पंडित भूरामलजी की यशस्वी लेखन 
से प्रसूत हुआ है, जो आगे चल कर जैन मुनि अवस्था में आचार्य ज्ञानसागर जी के नाम 
प्रसिद्ध हुए | श्री भूरामलजी एक ऐसे महाकवि है जिन्होंने निरन्तर आत्मसाधना की ओ 
अग्रसर रहते हुए एक नहीं, अनेक महाकाव्यों का सृजन किया है | ऐसा प्रतीत होता है दि 
आत्मसाधक योगी के लिए काव्य भी आत्मसाधना का अंग बन गया है और सम्पूर्ण जीवः 
काव्यमय हो गया है | कवि भूरामलजी के व्यक्तित्व का बहिरंग चित्र एक प्रत्यक्षदर्शी ८ 
निम्न शब्दों में दृश्यमान हो उठा है - 

गौरवर्ण, क्षण - शरीर, चौड़ा ललाट, भीतर तक झाँकती आँखें, हित-मित-प्रिः 
धीमा बोल, संयमित सधी चाल, सतत्‌ शान्तमुद्रा, यही था उनका अंगन्यास ।” 


आत्मा में वीतरागता का अवतरण होने के बाद उनके अंतरंग की छवि वक्ता : 
निम्न विशेषणों में मूर्तित कर दी है - 


विषयाशा-विरक्त, अपरिग्रही, ज्ञान-ध्यान-तप में लव॒लीन, करुणा-सागर, पर 
दु:खकातर, विद्यारसिक, कविहृदय, प्रवचनपटु, शान्तस्वभावी, निस्पृही, समता, विनय, थेः 
और सहिष्णुता की साकार मूर्ति, भद्रपरिणामी, साधना में कठोर, वात्सल्य में नवनीत से ४ 
कोमल, एवं सरल प्रकृति तेजस्वी महात्मा - बस यही था उनका अन्तर का आभास।'* 
ऐसे व्यक्तित्व के धनी योगी का जन्म राजस्थान में जयपुर के समीप सीकर जिः 
के राणोली ग्राम में हुआ था । उनके पिता का नाम श्री चतुर्भुज एवं माता का नाम श्रीमर 
घृतवरी देवी था । कवि ने स्वयं जयोदय महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग की स्वोपन्न टीका 
अनन्तर निम्न शब्दों में अपने तथा अपने माता - पिता के नाम का उल्लेख किया है - 
श्रीमान्‌ शैस्टिच्तुर्भुजः से सुदुदे भूरामलोपाहयं, 
कणीभूषणवर्णिन पृतवरी देवी व य॑ धीचयम्‌ । 


9. आचार्य ज्ञानसागर का बारहवाँ समाधि दिवस, पृष्ठ - ४ 
२. वही, पृष्ठ - ४ 


२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
अपनी जन्मभूमि का निर्देश करने के लिए उन्होंने महाकाव्य के अन्तिम अड्ठाईसवें 
सर्ग में पाँच श्लोक लिखे हैं जिनमें पाँच कामनाएँ की गई हैं - 
जयतात्सुनिबन्धो5्य॑ पुष्यन्सब्रिगल॑. चिरेम्‌ । 
राष्एं प्रवर्ततामिज्यां. तेन्वत्रिबधिमृद्धरम्‌ ॥ 
गणसेवी नृपो जाते... राष्ट्रलेहो वृषेषणाम्‌ । 
वहब्रिर्णपधीशाली ग्राम्यदोषातिगः क्षमः ॥ 
स्थिरत्वं मनुजाश्वेत: श्रीमतोवन्तु मृक्तिमत। 
चमक्कुर्याज्जगन्ने तुर्भुवनेषु वृषों निजेः ॥ 
नित्यमभ्पेय॑ संसर्ग महतां शुभकर्मसु । 
तता पीस्स्पात्य वित्तश्री - भूवाच्ीश्रुततत्परा ॥ 
मनागपि न सोच्चारें: कृच्छेषु मम पीमते:। 
प्रसादादर्हतां शम्बंधोरिणी स्पादिति स्वयम्‌ ॥ २८/१०१-१०५ 
इन श्लोकों के प्रत्येक चरण के प्रथम एवं अन्तिम अक्षरों के योग से निम्न वाक्य 
बनता है जो कवि के जन्मस्थान एवं पिता के नाम की सूचना देता है - 
““जयपुरराज्यान्तर्गतराणावलीग्रामस्वितश्रीमच्नतुर्भजनिगमसुत श्री भूराम रकृतप्रबन्धो ५ पम | 
कवि का भूरामल नाम उनके गौरवर्ण एवं लुनाई को देखते हुए रखा गया था । 
उनका एक और नाम था “'शान्तिकुमार”' जो संभवत£ राशि के आधार पर रखा गया था।* 
श्री भूरामलजी पाँच भाई थे । बड़े भाई का नाम था छगनलाल । तीन भाई उनसे 
छोटे थे - गगाप्रसाद, गौरीलाल और देवीदत्त।' 
जितना 
शैशवकाल से ही भूरामल की अध्ययन में तीव्र रुचि थी । उन्होंने अपने जन्म 
स्थल में ही कुचामनवासी पं० जिनेश्वरदासजी से प्रारम्भिक, प्राथमिक, लौकिक एवं धार्मिक 
शिक्षा प्राप्त की, पर गाँव में उच्च शिक्षा प्राप्त न हो सकी | सन्‌ १९०२ [ विक्रम संवत्‌ 


१. जयोदय उत्तरार्ध, १५-१०१ 
२. जैनभित्र (साप्ताहिक), मुनि श्री ल्लानसागर जी का संक्षित परिचय, २८ - ४ - ६९, पृष्ठ-२५३ 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ३ 


१९५९] में उनके पिता श्री चतुर्भुन जी की मृत्यु हो गयी । उस समय बड़े भाई की उम्र 
१२ वर्ष तथा भूगमलजी की १० वर्ष थी। पिता के आकस्मिक निधन से घर की अर्थव्यवस्था 
छिन्न-भिन्न हो गई | फलस्वरूप बड़े भाई छगनलाल को जीविकोपार्जन हैतु बाहर जाना पड़ा। 
वे गया (बिहार) पहुँचे और वहाँ एक जैन व्यवसायी के यहाँ कार्य करने लगे । आगे 
अध्ययन का माधन न होने से भूगमल जी भी अपने अग्रज के समीप गया चले गये और 
एक जैन व्यवमायी के प्रतिष्ठान में कार्य मीखन लगे।! 

गया में जीवन-यापन करते हुए लगभग एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था कि उनका 
साक्षात्कार किमी ममागोेह में भाग लेने आणे स्टाद्वाद महाविद्यालय वाराणसी (3. प्र.) के 
छात्रों से हुआ | उन्हें देखकर भूगमलजी के हृदय में वाराणमी जाकर विद्याध्ययन करने की 
तीव्र उत्कण्ठा जागृत हुई । उन्होंने अपनी इच्छा बड़े भाई से निवेदित की पर आर्थिक 
प्रतिकूलता के कारण बड़े भाई ने अनुमति नहीं दी । भूगमल जी अपनी ज्ञानपिपामा का 
दमन करने में ममर्थ न हो मके और लगभग १५ वर्ष की आयु में अध्ययनार्थ वाराणसी 
चले गये ।' 

म्याद्वाद महाविद्यालय मे पहुँच कर भूगमल जी ने मात्र अध्ययन को ही महत्व 
दिया । जहाँ आपके अन्य माधियों का लक्ष्य परीक्षाएँ उत्तीर्ण कर उपाधियाँ अर्जित करना 
धा, वहाँ आपका उददेश्य ज्ञानार्जनन करना ही था। उनका विचार था कि उपाधियाँ तो 
उत्तीर्णक पाने योग्य ज्ञान मे भी अर्जित की जा मकती हैं। यदि उपाधियों को ही लक्ष्य 
बनाया जाये तो ज्ञान गौण हो जावगा । वे ज्ञानगाम्भीर्य का प्रमाण कदापि नहीं हो मकतीं। 
इसी धारणा के फलस्वरूप उन्होंने अनावश्यक परीक्षाएँ न देकर अहोगज्न ग्रन्थों का अध्ययन 
किया ।* म्वल्पकाल में ही शास्त्री म्तर तक के मभी ग्रन्थों का अध्ययन पूर्ण कर लिया । 
क्वीन्स कालेज, काशी में शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की । म्याद्वाद महाविद्यालय से उन्होंने 
संस्कृत, संस्कृत-साहित्य और जैनदर्शन की उच्च शिक्षा प्राप्त की।* 





१. जयोदय पूर्वार्ध, प्रन्थकर्ता का परिचय, पृष्ठ-९ 
२. हो रतनचन्द मैन, आचार्य ज्ञानसागर जी का जीवन वृतान्त, कर्तव्य-पथ-प्रदर्शन, पृष्ठ-२ 
३,४(क) वही, पृष्ठ-२ 

(ख्) संस्मरण-श्री ब्लानसागर जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, मुनिसंघ व्यवस्था समिति, नसीराबाद, पृष्ठ-२ 
५. (क) दयोदय दष्पू, प्रस्तावना, पृष्ठ-ड 

(ख) डॉ. रतनचन्द जैन, आचार्य ज्ञानसागर जी का जीवन वृतान्त, कर्तव्यपथप्रदर्शन, पृष्ठ-२ 


ड जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


नव प्रवर्तन 

उस समय पाठ्यक्रम में व्याकरण, साहित्य आदि के जैनेतर ग्रन्थ ही निर्धारित थे, 
क्योंकि अधिक! श जैन ग्रन्थ अप्रकाशित थे, अतएव अनुपलब्ध थे | फलस्वरूप जैन छात्रों 
को जैनेतर ग्रन्थों का ही अध्ययन करना पड़ता था । इससे श्री भूरामल जी को अत्यन्त 
दु:ख होता था। वे सोचते थे कि जैन आचार्यों ने व्याकरण, न्याय एवं साहित्य के अद्वितीय 
ग्रन्यों की रचना की है, किन्तु हम उन्हें पढ़ने के सौभाग्य से वंचित हैं | यह पीड़ा उनके 
मन में उथल-पुथल मचाती रहती थी | तब तक जैन - न्याय और व्याकरण के कुछ ग्रन्थ 
प्रकाशित हो चुके थे। इसका सुफल यह हुआ कि आपने अन्य लोगों के सहयोग के अथक 
प्रयल करके उन ग्रन्थों को काशी विश्वविद्यालय और कलकत्ता परीक्षालय के पाद्यक्रमों 
में सम्मिलित करवा दिया | इस समय आपकी दृष्टि इस तथ्य पर गयी कि जैनब्वाइमय में 
काव्य और साहित्य के ग्रन्थों की न्यूनता है। अत: आपने संकल्प किया कि अध्ययन समाप्ति 
के अनन्तर इस न्यूनता को दूर करेंगे | यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि वाराणसी में आपने 
व्याकरण, न्याय और साहित्य के जैनाचार्य विरचित ग्रन्थों का ही अध्ययन किया । उस 
समय स्याद्वाद महाविधालय में जितने भी अध्यापक थे, वे सभी अधिकांशतः ब्राह्मण थे । 
वे जैन ग्रन्थों को पढ़ाने और प्रकाश में लाने की तीव्र इच्छा थी । अतएव जैसे भी, जिस 
अध्यापक से भी संभव हुआ आपने जैन ग्रन्थों का अध्ययन किया ।” 

इस समय महाविद्यालय में पंडित उमराबसिंह जी धर्मशास्त्र के अध्यापक थे, जो 
बाद में ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ब्रह्मचारी ज्ञानानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए | उनसे भूरामल 
जी को जैन ग्रन्थों के पठन-पाठन के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला | इसलिए उन्होंने 
अपनी रचनाओं में उनका गुरु रूप में स्मरण किया है - 

विनिमामि तु सन्मतिकमकाम द्यामितकैर्महितं जगति तमाम्‌ । 

गुणिन ज्ञानानन्दमुदासं रुषं दुचाढं पूर्तिकं को ॥ जयोदव २८/१०० 

प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षर के योग से “बिद्यानुरुं” पद बनता है तथा 
उनका “झ्ानानन्द” नाम उल्लेखित कर भूरामल जी ने अपने गुरु को नमन किया है | 

भूरामल जी अध्ययनकाल से ही स्वावलग्बी थे ! विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने 
कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया । थे सायंकाल गंगा के घाटों पर गमछे बेच कर 


१. हों. रतनचन्द जैन, आचार्य श्री ज्ञानतागरजी का जीवन वृत्तान्त, कर्तव्यफ्थ प्रदर्शन, पृष्ठ - २-३ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ५ 


स्वयं का खर्च चलता थे । पं० श्री कैलाशचन्द्र जी शास्त्री के अनुसार इस महाविद्यालय के 
७० वर्ष के इतिहाम में ऐमी दूसरी मिमाल देखने या मुनने को नहीं मिली ।* 


कार्य क्षेत्र 

अध्ययन ममाप्त कर पण्डित भूरामल जी शाम्त्री अपने जन्मस्थल राणौली लौट 
आये । अब उनके ममक्ष कार्य क्षेत्र के चुनाव की समस्या थी | उम समय घर की आर्थिक 
स्थित ठीक न थी और अन्य विद्वान्‌ महाविद्यालय से निकलते ही स4तनिक सेवा स्वीकार 
कर रहे थे | तथापि उनको सवैतनिक अध्यापन कार्य करना उचित प्रतीत नहीं हुआ । 
अतएव वे अपने ग्राम में रह कर ही व्यवसाय द्वारा आजीविका अर्जित करते हुए निस्वार्थ 
भाव से स्थानीय जैन बालकों को शिक्षा प्रदान करने लगे | इसी बीच उनके अग्रज श्री 
छगनलाल जी भी गया से वापिस आ गये थे । अतः दोनों भाईयों ने मिलकर व्यवसाय 
प्रारम्भ किया और अनुजो के लालन-पालन एवं शिक्षा-दीक्षा का उत्तरदायित्व निभाया । 


पण्डित भूरामल जी की व्यावसायिक योग्यता और दविद्वत्ता देख कर अनेक लोग 
विवाह प्रस्ताव लेकर आये । उनके भाईयों तथा सम्बन्धियों ने विवाह करने हेतु बहुत आग्रह 
किया, किन्तु आपने विवाह करना अस्वीकार कर दिया । क्‍योंकि आपने अध्ययनकाल में 
ही आजीवन ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सर्जन एवं प्रचार में ही जीवन व्यतीत करने का संकल्प 
कर लिया था ।' 
साहित्य छपन # 4टणा 

श्री भूरामल जी को माहित्य सृजन हेतु प्रेरित करने वाले दो कारण हैं । इनमें प्रथम 
है जैन वाडमर' में काव्य और साहित्य की न्यूनता एवं अप्रकाशित होना, और द्वितीय है 
अध्ययनकाल की एक घटना । घटना इस प्रकार है - बनारस में जब एक दिन भूरामल जी 
ने एक जैनेतर विद्वान के समीप पहुँच कर जैन साहित्य का अध्ययन कराने हेतु निवेदन 
किया तो उन विद्वान्‌ ने व्यंग करते हुए कहा कि “जैनियों के यहाँ है कहाँ ऐसा साहित्य, 
जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ?”' यह सुनकर क्षण भर को भूरामल जी अचेत से हो गये जैसे काठ मार 
दिया हो किसी ने । शब्द बाण की भौँति पर्दे चीरते हुए हृदय तक पहुँच गये | उस्त दिन 
उन्हें मन में बड़ी टीस हुई | मन ही मन खेद करते हुए अपना सा मुँह लेकर वापिस आ 
गये। उसी समय उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अध्ययनकाल के उपरान्त ऐसे साहित्य का 


१. जयोदय पूर्वार्ध, प्रन्थकर्ता का परिचय, पृष्ठ - १० 
२. हों. रतनचन्द जैन, आचार्य श्री ज्ञाननागरजी का जीवन वृत्तान्त, कर्तव्यपथ प्रदर्शन, पृष्ठ - ३ 


'घ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
निर्माण करूँगा जिसे देखकर जैनेतर विद्वान्‌ भी “दाँतों तले अँगुली दबा लें |” 
स्राशितय स्र्णना 


अपने संकल्प को कार्य रूप देने हेतु भूगगल जी व्यवसाय से उदामीन हो गये । 
व्यवसाय का कार्य छोटे भाईयों को सौंप कर वे पूर्ण रूपेण अध्ययन-अध्यापन और 
साहित्य-सृजन में जुट गये ।* उन्होंने अध्ययन और लेखन को ही अपनी दिनचर्या बना 
लिया। वे दिन में एक बार ही शुद्ध मात्तिक भोजन करने लगे।' इसी बीच उनको दाँता 
(रामगढ़) राजस्थान में संस्कृत अध्यापन के लिए बुलाया गया | वे बहाँ जाकर परमार्थ भाव 
से अध्यापन कार्य करने लगे ।* 

इस प्रकार अध्यापन एवं अध्ययन कार्य करते हुए संस्कृत एवं हिन्दी ग्रन्थों की 
रचना कर इन भाषाओं के साहित्य को विपुल समृद्धि प्रदान की | उनके द्वारा रचित ग्रन्थ 
इस प्रकार हैं - 





आचार्य श्री ज्ञानसागर जी के गनन्‍्य 
टन नल त ले डक 
+ 
संस्कृत ग्रन्थ हिन्दी ग्रन्थ 
७ 228 |... । 
साहित्य ग्रन्थ दार्शनिक ग्रन्थ साहित्य ग्रन्थ दार्शनिक ग्रन्थ 

१- जयोदय पहाकाव्य १- सम्यकृत्व्सार शतक १- ऋषभावतार १- जैन विवाह विधि 

२- वीरोदय महाकाव्य २- प्रवचनसार प्रति्पक  २- भी वृतान्त २- तत्वार्थयूत्र टीका 

३- सुदर्शनोदय महाकाव्य ३- ३- कर्तव्यप्थ प्रदर्शन 

४- भद्रोदय महाकाव्य (समुद्रदत चरित्र) ४- विवेकोदय 

५- दयोदय चम्पू काव्य ५- मसचित्त विवेचन 

६- मुनि मनोरञ्जनाशीति (पुक्तक काव्य) ६- दैवागम स्तोत्र का 

७- ऋषि कैसा होता है (मुक्तक काव्य) पद्यानुवाद 
3-  नियमसार का पध्चानुवाद 
८-  अथ्पाहुड का पद्यानुवाद 
९ पवित्र मानव जीवन 
१०- स्वामी कुंदकुंद और 

मनातन जैनधर्म 
११- मानव धर्म 
१२- समयसार ताप्पर्य 
वृत्ति टीका 

१. विद्याधर से विद्यासागर, पृष्ठ १५१-१५२ 

२. वीरशासन के प्रभावक आचार्य, पूष्ठ - २७० 

३. बाहुबली सन्देश, अद्वितीय श्रमण, पृष्ठ-३६ 

४. वही, पृष्ठ ३७ 

५. कर्तव्यपथ प्रदर्शन, आचार्य श्री ज्ञानसागरजी का जीवन वृत्तान्त, पृष्ठ - ४ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ७ 


श्री भूरामल जी द्वारा रचित संस्कृत काव्य ग्रन्यों की भाषा अत्यन्त प्रौ़ एवं लक्षणा- 
व्यंजना, गुण, अलंकार आदि काव्य गुणों से विभूषित है | इनमें विभिन्न रसों के माध्यम से 
जैन धर्म के प्राणभूत अहिंसा, सत्य आदि मूल व्रतों एवं साम्यवाद, अनेकान्त, कर्मवाद आदि 
आगमिक एवं दार्शनिक विषयों का प्रतिपादन हुआ है ।* ये ग्रन्थ न केवल साहित्य एवं 
दर्शन की अपितु संस्कृत वाइमय की भी अमूल्य निधि हैं | 
पारि की ओर करम 

इस प्रकार अध्ययन-अध्यापन और अभिनव ग्रन्थों की रचना करते हुए जब भूरामल 
जी की युवावस्था व्यतीत हुई, तब आपके मन में चारित्र धारण कर आत्म कल्याण करने 
की अन्तःस्थित भावना बलवती हो उठी ! फलस्वरूप बालब्रह्मचारी होते हुए भी सन्‌ १९४७ 
(घिक्रम संवत्‌ २००४) में अजमेर नगर में, आचार्य श्री वीरसापर जी महाराज से व्रत रूप 
से ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण कर ली ।' मन्‌ १९४९ [विक्रम संवत्‌ २००६) में आषाढ़ शुक्ला 
अष्टमी को पैतृक घर पूर्णतया त्याग दिया ।* इस अवस्था में भी वे निरन्तर ज्ञानाराधन में 
मंलग्र रडे । उन्होंने इसी समय प्रकाशित हुए सिद्धान्त ग्रन्‍्श धवल, जयधवल एवं महाबन्ध 
का विधिवत स्वाध्याय किया ।* 

चारित्र पथ पर अग्रगर होने हुए २५ अप्रेल, अक्षय तृतीया तिथि को सन्‌ १९५५ 
में ब्रद्मयारी जी ने मन्सूरपुर (मुजफ्फरनगर) (उ.प्र.) में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की । कुछ 
प्रत्यक्षदर्शिीयों का कथन है कि ब्रह्मचारी जी ने क्षुल्नक दीक्षा पार्वनाथ भगवान की प्रतिमा 
के ममक्ष स्वयमेव प्रहण की | प्राम आलेखों के आधार पर उन्होंने आचार्य श्रीवीरसागर 
जी के ममीप क्षुल्नक दीक्षा गहण की और उन्हें श्री ज्ञानभूषण नाम दिया गया ।* 

आत्म कल्याण के एथ पर अग्रमर होते हुए आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज 
के द्वार ऐलक के रूप में दीक्षित किये गये ।” 


जब श्री ज्ञानभूषण जी ने अन्तरंग निर्मलता में वृद्धि के फलस्वरूप स्वयं को उच्चतम 


डॉ. रतनचन्द जैन आचार्य श्री ज्ञानमागरजी का जीवन वृतान्त, कर्तव्यपथ प्रदर्शन, पृष्ठ - ५ 
जयोदय पुर्वा्ध, प्रत्थकतां का परिचय, पृष्ठ - २१ 

बाहुबली सन्देश, पृष्ठ - ३३ 

दयोदय चम्पू प्रस्तावना, पृष्ट - २१ 

. पुष्पांजलि, आचार्व श्री ज्ञानसागरजी की जीवन धारा, पृष्ठ - ४ 

वही, पृष्ठ - ४ 

. वही, पृष्ठ - ४ 


(छठ. ढ8 .& ०६ 4७ «| ४ 


८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


संयम पालन में समर्थ पाया तब सन्‌ १९५७ (विक्रम संवत्‌ २०१४) में खानियाँ (जयपुर) 
में आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज से प्रथम मुनिशिष्य के रूप में दीक्षा ग्रहण की और 
मुनि श्री ज्ञानसागर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।' इस समय भी मुनि श्री की अध्ययन के प्रति 
रुचि चरमसीमा पर थी | अतएव वे संघस्थ ब्रह्मचारी, ब्रतियों एवं क्षुललक आदि को ग्रन्थ 
पढ़ाते थे । अध्यापन के प्रति रुचि देखकर सहज ही उनको संघ का उपाध्याय बना दिया 
गया ।' वयोवृद्ध होते हुए भी धर्मप्रभावना हेतु उन्होंने राजस्थान में बिहार किया। वहाँ 
नगर-नगर भ्रमण कर धर्मोपदेश दिया । उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनेक लोगों के 
जीवन में धर्म का प्रवेश हुआ । 


सन्‌ १९६५ में मुनि श्री ज्ञानसागर जी ने अजमेर नगर में चातुर्मास किया । यहीं 
पर जयोदय की स्वोपज्ञ टीका लिखी।'* तत्पश्चात्‌ बिहार करते हुए वे व्यावर पहुँचे । उनके 
आगमन से वहाँ की जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई | समाज के आग्रह पर तीन मास तक 
व्यावर रहे | यहीं पर पं० हीरालाल जी सिद्धान्त शास्त्री के प्रयलों से ''मुनि श्री ज्ञानसागर 
प्रन्यथमाला” की स्थापना हुई और मुनि श्री द्वारा रचित दयोदय, वीरोदय, जयोदय आदि 
काव्य ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ । आचार्य श्री ज्ञानसागर मुनि महाराज के द्वारा जयोदय 
महाकाव्य का टीका सहित संशोधन राजस्थान प्रान्त के मदनगंज किशनगढ़ नगर में स्थित 
चन्द्रप्रभ जिनालय में कार्तिक शुक्ल तृतीया विं. सं. २०२८ शुक्रवार को किया था । 


'शिव्यूठन्द 


मुनि श्री के अगाध ज्ञान एवं प्रखर तप से प्रभावित होकर अनेक आल्ार्थियों ने 
उनका शिष्यत्व प्राप्त किया और मनुष्य पर्याय को सफल बनाया । उनके प्रमुख शिष्यों के 
नाम हैं -- मुनि श्री विद्यासागर जी, मुनि श्री विवेकसागर जी, ऐलक श्री सन्‍्मतिसागर जी, 
क्षुल्लक श्री सुखसागर जी, क्षुल्लक श्री आदिसागर जी, क्षुल्लक श्री विजयसागर जी, क्षुल्लक 
सम्भवसागर जी तथा क्षुल्लक श्री स्वरूपानन्द जी । 


इनमें आचार्य श्री विद्यासागर जी वर्तमान युग के सर्वाधिक लब्ध ख्यात मुनि हैं। 
आपने अपने गुरु के ही सदृश्य ''मूक माटी”' महाकाव्य, नर्मदा का नरम कंकर, तोता क्‍यों 
रोता ?, डूबो मत/लगाओं डुबकी, काव्य श्रमण शतक, भावना शतक, निरञज्जन शतक, 
परीषहजय शतक, सुनीति शतक आदि अनेक संस्कृत एवं हिन्दी शतकों तथा विभिन्न साहित्य 
का सृजन किया है एवं उसी में रत हैं। 


१ (आ) डॉ. रतनचन्द्र जैन, आचार्य श्री ज्ञाननागरजी का जीवन वृत्तांत, कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन, पृ.५ 
(ब) जयोदय पूर्वार्ध, प्रन्थकर्ता का पर्चिय, पृष्ठ - १३ 
(स) आचार्य ज्ञानसागर का १२वाँ क्षमाधि दिवस, पृ.६ 

२. वीरोदय मासिक पृष्ठ - १ 

३. बाहुबली सन्देश, पृष्ठ - ३५ 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९ 


आगर्य पर 


फाल्गुन कृष्ण पंचमी, वि. सं. २०२५, शुक्रवार, ७ फरवरी सन्‌ १९६९ को 
नसीराबाद, जिला अजमेर (राजस्थान) की जैन समाज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत 
किया, उसी दिन मुनि श्री विवेकसागर जी ने आपसे दीक्षा ग्रहण की । 


स्व - एरकल्याण करते हुए आचार्य श्री ज्ञाससागर जी लगभग ८० वर्ष के हो 
गये, किन्तु उनके अध्ययन-अध्यापन पर अवस्था का कोई प्रभाव न पड़ा । उनके संघ में 
अध्ययन-अध्यापन का कार्यक्रम वर्तमान युग के अध्यापक एवं अध्येता के लिए आश्चर्यकारक 
है | आचार्य श्री के संघ में अध्ययन का कार्यक्रम उदाहरणत: प्रीष्मकाल में इस प्रकार था- 
१- प्रात. ५.३० से ६.३० तक अध्यात्म तरंगिणी और समयसार कलश 
- प्रात: 9 से ८ बजे तक प्रमेयरलमाला | 
- प्रातः: ८ से ९ तक समयसार । 
- प्रातः १०. ३० से ११.३० तक अध्सहसी । 
- मध्याह्न १ से २ तक कातन्त्ररूपमाला व्याकरण | 
- मध्याह्न ३ से ४ तक पंचास्तिकाय । 
- सायं ४ से ५ तक पंचतन्त्र । 
- सायं ५ से ६ तक जैनेन्द्र व्याकरण ।” 
महाकवि आचार्य श्री ज्ञानससागर जी का हस्तलेख सुन्दर एवं स्पष्ट था । वे आचार्य 
पद पर आसीन होते हुए भी ख्याति, लाभ आदि से पूर्णरूपेण दूर रहते थे । यही कारण है 
कि उनके समाधिमरण के पश्चात्‌ जयोदय महाकाव्य की स्वोपज्ञ टीका [ पूर्वार्दध एवं उत्तरार्ध 
दो भागो में ] तथा मुनि मनोरंजनाशीति [ मुनि मनोरंजन शतक] प्रकाशित हो सके हैं । 
वपारि पक़कती पर 


सन्‌ १९७२ में आचार्य श्री ज्ञानसागर जी का चातुर्मास नसीराबाद में हुआ । यहीं 
पर आचार्य श्री मे २० अक्टूबर १९७२ को स्वर्पानन्दजी ने क्षुल्नक दीक्षा अंगीकार की। 
इस अवमर पर जैन समाज ने आपको चारित्र चक्रवर्ती पद मे मम्बोधित कर अपना श्रद्धातिरेक 
एवं प्रगाढ़ भक्तिभाव अभिव्यक्ति किया ।* 


(४ (6 <१ ६ ७०७०८ ४७ ९) 


१. जैन सिद्धान्त (मासिक) जुलाई १९७०, पृष्ट - ३ 
२. डॉ. रतनचन्द जैन, आचार्य श्री ल्लानवागरजी का जीवन वृत्तान्त, कर्त्तव्यपथ प्रदर्शन, पृष्ठ - ५ 


१० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


लरमाध्षियरण 

ज्ञान एवं तप में युवा आचार्य श्री ज्ञाससागर जी का शरीर वृद्धावस्था के कारण 
क्रमश: क्षीण होने लगा । गठिया के कारण सभी जोड़ों में अपार पीड़ा होने लगी | इस 
स्थिति में उन्होंने स्वयं को आचार्य पद का निवहि करने में असमर्थ पाया और जैनागम के 
नियमानुसार आचार्य पद का परित्याग कर सल्लेखना व्रत ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय किया। 
अपने संकल्प को कार्यरूप में परिणति करने हेतु उन्होंने नसीराबाद में मगसिर कृष्ण दूज 
वि. सं. २०२९, बुधवार, २२ नवम्बर १९७२ को लगभग २५००० जनसमुदाय के समक्ष 
अपने योग्यतम शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी से निवेदन किया - “यह नश्वर शरीर धीरे-धीरे 
क्षीण होता जा रहा है, मैं अब आचार्य पद छोड़कर पूर्णरूपेण आत्मकल्याण में लगना चाहता 
हूँ । जैनागम के अनुसार ऐसा करना आवश्यक और उचित है, अतः मैं अपना आचार्य पद 
तुम्हें सौंपता हूँ ।'' 

आचार्य श्री के इन शब्टों की सहजता एवं सरलता तथा उनके असीमित मार्टव 
गुण से मुनि श्री विद्यासागर जी द्रवित हो उठे । तब आचार्य श्री ने उन्हें अपने कर्तव्य, 
गुरुसेवा, भक्ति और आगम की आज्ञा का स्मरण कराकर सुस्धथिर किया । उच्चासन का 
त्याग कर उस पर मुनि श्री विद्यासागर जी को विराजित किया | शास्त्रोक्त विधि मे आचार्य 
पद प्रदान करने की प्रक्रिया मम्पन्न की । 

अनन्तर स्वयं नीचे के आमन पर बैठ गये | उनकी मोह एवं मानमर्दन की अद्भुत 
पराकाष्ठा चरम सीमा पर पहुँच गयी । अब मुनि श्री ज्ञानसागर जी ने अपने आचार्य श्री 
विद्यासागर जी से अत्यन्त विनयपूर्वक निवेदन किया - 

“भो गुरुदेव ! कृपां कुरु।' 

“ है गुरुदेव ! मैं आपकी सेवा में समाधि ग्रहण करना चाहता हूँ | मुझ पर अनुग्रह 
करें !” आचार्य श्री विद्यासागर जी ने अत्यन्त श्रद्धाविद्दत अदस्था में उनको सल्लेखना व्रत 
ग्रहण कराया । मुनि श्री ज्ञानसागर जी सल्लेखना व्रत का पालन करने के लिए क्रमश अन्न, 
फर्ला के रस एवं जल का परित्याग करने लगे । २८ मई १९ ०३ को आहाए का पूर्ण रूपेण 
त्याग कर दिया । वे पूर्ण निराकुल होकर सपनः भाव से तत्त्व चिन्तन ढरते हुए आत्मग्मण 
में लीन गहते ! आचार्य श्री विद्यागागर जी, ऐलक सन्मतिसागर जी एवं क्षुल्लक स्वख्यानन्दजी 


न्‍दसआ ॑थ-अनाप+नआ५2र नाप ५न न +“ाय 2०५ पवनमक पाक -न- उपर टउ८२० पास अकन«नपत्ाण पभपदलमपमनत न 4०-मननन५०-+ ५-जर अनन्त याकशयाक+न-+ी७++4अ३४८म-०ऊ-य>-++ेमत+- साथ हक बज +ध-- ०-५ पत्कान+ न धपतातका पा १० 'नल-+परमन कं नितानन- कोन "रापाएसमा+रमकारपभूककक-+-- ?पमन्‍यहकपप-+ ा- "न सकी -नफ़न+43४०७+ थाम बानी ४-2 व -ारपबमआरल छा 4. .सका- "समपलान:-ल्‍कासल+०ज- ५५३ /फ+ल्‍फरा:न रउमकासक३नकए,.०४/प2»१तका+++पाफनाराइतत0४>तउकेट-अकलक ८४८०, 


१. पुष्पांजलि पृष्ठ - ८ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीनन ११ 
निरन्तर अपने पूर्व आचार्य के ममीप रहकर तन्‍्मयता व तप्परता से सेवा करते, सम्बोधित 
करते थे । 

ज्येष्ट कृष्णा अमावम्या, १ जून १९७३ का दिन, समाधिमरण का पाठ चल रहा 
था | चागें ओर परम शान्ति थी | ''ऊँ नम मिद्धेभ्य '' का उच्चारण हृदयतन्त्री को झंकुत 
कर गहा था | उसी ममय आत्मलीन मुनि श्री ज्ञानमागर जी ने प्रात १० बजकर ५० मिनिट 
पर पाथिव देह का परित्याग कर दिया | 

: सर्जना : 

महाकवि ने सस्कृत एबं हिन्दी भाषा में अनेक ग्रन्थों का मृजन कर इन भाषाओं 

के साहित्य भण्डार को ममद्भ किया है। उनकी यशमस्वी लेखनी में प्रमत साहित्य इस प्रकार 


है 
तस्‍्क्त काहित्य 
(#) महाकाव्य (१) अयोदिय, (-) बीरादय (३) सुदर्शनादय तथा 
(४) भद्दोदय [समुद्रदत्त चरित्र] | 
(व) चम्पू काव्य दयादय चग] । 
(ग) मुक्तक काव्य. (9) मुनिमनार “्जनाशीति (२) क्षि केसा होता है, 
(3) सम्यक्चसार शतक | 
(थ) छायानृवाद प्रवधनमार प्रतिरूपक । 
हिन्दी ग्राहित्य 
(क%) महाकाव्य (१) ऋषभावतार, (२) भाग्यादय, (३) गुणमुन्दर वृत्तान्त । 
(ख) गद्य (9) कर्तव्यपथ प्रदर्शन, (२) मानव धर्म 
(३) सचित्त विवेचन, (४) स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैन धर्म| 
(ग) पद्च - (१) पवित्र मानव जीवन, (२) सरल जैन विवाह विधि 


(घ) टीका ग्रन्थ - तच््चार्थदीपिका (नब्चार्थ सूत्र पर) 

(ड) अनुचाद - (१) विवकोदय (समयसार का पद्यानुवाद), 
(२) देवागम स्तोत्र का पद्यानुवाद, (3) नियममार का पद्यानुयाद, 
(४) अष्टपाहुड का पद्यानुवाद, 
।५) समयमार ताप्पर्यवृत्ति का हिन्दी अनुवाद 





१. बाहुबली सन्देश, पृष्ट - १६ 


१२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
संस्कृत कृतियोँ 
पग्रेरर ग्रह्मलान्य 


अटठाइस सर्गों वाला यह विशाल महाकाव्य है ।* इस महाकाव्य का सारांश अग्रिम 
सर्ग में दिया जावेगा । 
ग्रीरेटत बह्ाकान्य 

महाकवि भूरामलजी ने वीरोदय महाकाव्य में तीर्थकर महावीर का जीवनचरित्र 
प्रस्तुत किया है | इस काव्य में बाईस सर्ग हैं । प्रत्येक सर्ग का संक्षिप्त कथ्य इस प्रकार है- 

काव्य के प्रथम सर्ग में महाकवि भूरामल जी ने महावीर के जन्म से पूर्व भारत की 
सामाजिक एवं धार्मिक दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है । 

द्वितीय सर्ग में बतलाया गया है कि भारतवर्ष के छह खण्ड हैं | इनमें आर्यखण्ड 
सर्वोत्तम है । इसी आर्य खण्ड में म्वर्गोपम विदेह देश है | इस देश में कुण्डनपुर नामक नगर 
सर्वाधिक समृद्धशाली है। 

तृतीय सर्ग में कुण्डनपुर के शासक मिद्धार्थ एवं रानी प्रियकारिणी के रूप-मौन्दर्य, 
गुणवैशिष्टय आदि का मनोहारी चित्रण हुआ है | 

चतुर्थ सर्ग में कवि ने आनन्ददायक पावस ऋतु का वर्णन किया है | इसी ऋतु के 
सुखद वातावरण में एक दिन रात्रि के अन्तिम प्रहर में रानी प्रियकारिणी मोलह स्वप्र देखती 
है । इन सोलह स्वप्रों में वे निम्नलिखित वस्तुयें देखती हैं - 

ऐरावत हाथी, वृषभ, सिंह, गजों के द्वारा अभिषेक की जाती लक्ष्मी, दो मालाएं 
जिन पर भ्रमर गुंजन कर रहे हैं, चन्द्रमा, सूर्य, जल से परिपूर्ण दो कलश, जल में कीड़ा 
करती हुई दो मछलियाँ, एक हजार आठ कमलों से युक्त सरोवर, ममुद्र, सिहासन, देवविमान, 
मन्दिर, रलों की राशि एवं निर्धूम-अग्नि । 

प्रात:काल वे अपने पति से स्वप्नों का अर्थ पूछतीं हैं । वे म्वप्र में दृश्यमान्‌ प्रत्येक 
वस्तु का पृथकृ-पृथक्‌ अर्थ बतलाते हैं, जिसका सारांश यह है कि तुम्हारे गर्भ मे एक ऐसा 
पुत्र अवतरित होगा जो धीर, वीर, गम्भीर, गुणवान्‌, महादानी एवं जगत का प्रिय होगा । 
१. 'आ) इस ग्रन्थ का दूसरा नाम सुलोचना स्वयंवर भी है | जयोदय, २८/१०८ 


(ब) इस ग्रन्थ का मृजन श्रावण सुदी पूर्णिमा, विक्रम मबत्‌ १९८३ (सन्‌ १९२६) को हुआ था | 
जयोदय २८/१०९ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३ 
वह तीर्थंकर बन कर स्व-पर का कल्याण करेगा रानी यह मुनकर अति हर्षित होती है। 


वर्धमान के गर्भ मे आने पर स्वर्ग से आयी छप्पनकुमारी देवियाँ माता की निरन्तर 
मेवा करती है | वे उनका मनोरजन करने के माथ ही अनेक प्रश्नों को पूँछकर अपने ज्ञान 
का मंवर्धन करती है | इसे मग्ल सुबोध भाषा में पचम मर्ग में कवि ने स्पष्ट किया है । 


षष्ठ मर्ग में त्रिशलादेवी की गर्भशालिक दशा का चित्रण है एवं बसन्त ऋतु के 
मौन्दर्य का आलंकारिक वर्णन पाठकों को रस विभोगर कर देता है । 

प्रप्तम मर्ग में बालक वर्धमान के जन्म एवं जन्मोत्सव का वर्णन है | जन्म के ममय 
स्वर्ग से इन्द्रांदि दंवगणों के आगमन का, इन्द्राणी द्वारा किये गये कार्यो का, सुमेरुपर्वत पर 
क्षीगमागर के जल में कुमार वर्धमान के अभिषेक आदि का मजीव वर्णन किया गया है । 


अष्टम मर्ग में कवि ने वर्धभमान की बाललीलाओं और कुमार क्रीड़ाओं का वर्णन 
किया है । इसी सर्ग में बतलाया गया है कि बालक वर्धमान कुमार अवम्था पार कर युवा 
हो जाते है । गजा मिद्धार्थ अपने पुत्र वर्धमान के ममक्ष विवाह का प्रस्ताव रखते है | पर 
वे उसे अम्वीकार कर देते है । यह घटना उनकी जन्मजात लोकोद्धागक मनोवृत्ति की द्योतक 
है | 

नवम सर्ग में वर्धमान समसार की दुर्दशा विषयक चिन्तन करते है | उनके हृदय में 
मसारी प्राणियों की तात्क्रालिक स्थिति को देखकर जो विचार उत्पन्न होते है, वे अत्यन्त 
मार्मिक एवं हृदयद्रावक है | युवा वर्धमान स्वार्थलिप्सा, हिंसा, अधर्म, व्यभिचार आदि समाज 
में पल रही सभी प्रकार की बुगइयों को दूर करने का दृढ़ निश्चय करते है| इसी समय 
शरद ऋतु का आगमन होता है | 

दशम मर्ग में वर्धमान के बैगग्य एवं तपकल्याण का मनोहारी वर्णन हुआ है । 
ऋतु परिवर्तन से वर्धमान को संसार की क्षणभगुरता का ज्ञान होता है जिससे उनमे वैराग्य- 
भाव उदित हो जाता है। स्वर्ग से लौकान्तिक देव आकर उनके वैरग्यभाव का अनुमोदन 
करते है । वैगग्यग्म में पे हुए वर्धमान गृह मसार का परित्याग कर बन में जाते है | वहाँ 
वस्त्राभूषण त्याग कर पञ्चमुश्टि केशलुज्च करते है और दिगम्बर दीक्षा अगीकार कर नेते 
है| 

एकादश मर्ग में बतलाया गया है कि तपस्या करते हुए उन्हें अपने पूर्व-जन्मों का 
ज्ञान हो जाता है। इस घटना से उन्हें संसार परिभ्रमण का कारण ममझ में आता है और 
उससे बचने के लिए बाह्य परिग्रहादि एवं आन्तरिक मद-मत्मरदि दुर्भावों का परित्याग करना 
आवश्यक मानते हैं । 


१४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


द्वादश मर्ग में ग्रीष्म ऋतु का आलंकारिक भाषा में मनोर्म चित्रण किया गया है। 
इसी ऋतु में वैशाख शुक्ना दशर्मी के दिन मुनि महावीर को कैवल्यन्ञान प्राप्त होता है | इसके 
प्रभाव से दस अतिशय प्रकट होते है । इन्द्रादि देवगण स्वर्ग से आते है और समवशरण 
मभामण्डप का निर्माण करते है | 

त्रयोदश सर्ग मे सममवशरण सभा की रचना का विशद चित्रण है | तीर्थंकर भगवान 
ममवशरण के मध्य गन्धकुटी में कमलामन मे चार अंगुल ऊपा अन्नरिक्ष में विगजने है | 
वहाँ आट प्रातिहार्य और चौदह देवकृत अनिशय प्रकट होते है । वेद वेदाग का ज्ञाता 
इन्द्रभूति गौतम ब्राह्मण नगर्गनेवा्ियों एवं स्वर्ग के देवगणों को ममबशरण मभा में जाते 
देखता है | वह भी वहाँ पहुँचता है और सभा देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है | तीर्थकर 
के ममीप आते ही गौतम का अहंकार नष्ट होता है | वह उनका शिष्यल्य स्वीकार कर लेता 
है | इसी समय उसके निमित्त से भगवान्‌ की दिव्यदेशना प्रास्म्भ होती है । भगवान सत्य 
अहिंसा, त्याग आदि का उपदेश देते है । 

चतुर्दश मर्ग में बतलाया गया है कि इन्द्रभूति गौतम के सभी शिष्य तीथकर महावीर 
का शिष्यत्व अंगीकार करते है । इस मर्ग में प्रधानतया तीर्थकर के र्यारह गणधर, उनके 
जन्मस्थान, माता-पिता, परिवार का वर्णन किया गया है। भगवानु महावीर के धर्मोपदेश से 
सभी जीव अपना बैर विरोध भूलकर हित चिन्तन में रत होते है । 

इन्द्रभूति गौतम गणधर तीर्थकर की वाणी को पूर्णरूषेण ग्रहणकर द्वादशाग रूप 
में विभाजित करते हैं | मागध जाति के देव उस वाणी को प्रमारित करते है। भगवान्‌ 
महावीर के उपदेशों को समझ कर प्रायः सभी जैनधर्म स्वीकार कर लेते है | यह पचदश 
सर्ग का विवेच्य है । 

घोडश सर्ग में महावीर के लोक कल्याणकारी उपदेशों अहिमा, मत्य, माम्यवाद, 
स्याद्वाद आदि का हृदयस्पर्शी वर्णन हुआ है । 

सप्तदश सर्ग में मानवता की व्याख्या की गई है । मानव आम्मोन्नति किस प्रकार 
कर सकता है,'' इस विषय का सुन्दर विवेचन किया गया है | 

अष्टादश सर्ग में कवि ने सतयुग का वैशिष्ट्य निरूपित किया है। अनन्तर समय 
की शक्ति की बलवत्ता प्रतिपादित की गयी है | समय के प्रभाव मे मतयुग श्रेतायुग में 
परिणत होता है । इस समय भरत क्षेत्र में चौदह कुलकर जन्म लेते हैं| इनमें अन्तिम कुलकर 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५ 


नाभिराय डुए । जिनकी गाना मरुदेवी से पुत्ररतल की प्राप्ति होती है | इस पुत्र का नाम वे 
ऋषभदेव रखते है | कर्मभूमि का आरम्भ होने पर यही राजा ऋषभदेव प्रजा को अमि, मसि, 
कृषि आदि षटकर्मो की शिक्षा देते है | इम मर्ग में गृहम्थ धर्म एव मुनिधर्म का विवेचन भी 
हुआ है | 

एकोनविश मर्ग में कत्रि ने स्थादवाद, संप्तभग अनेकान्त, पढद्रव्यों के स्वरूप, 
जीवों के भेद प्रभेद आदि गृढ़ दार्शनिक तत्वों का मगरल भाषा में विवेचन कर उसे हृदयगम 
बना दिया है । 

विशतितम मसर्ग में अनेक युक्तियों द्वारा अतीन्द्रिय ज्ञान करा अस्तित्व एवं उमके 
धारक मर्वज्ञ की मिद्धि की गई है । 

शग्दक्रतु का वर्णन एवं कार्तिक कृष्णा चनुर्दर्शी को रत्रि के अन्तिम प्रहर में 
भगवान महावीर को मोक्ष प्राप होना एकविश सर्ग क्रा पतिपाद्य है । 

अन्निम द्वाविश मर्ग में वतलाया गया है कि महावीर के निर्वाण के अनन्तर जैनधर्म 
की स्थिति पूवंबत नहीं रहती । उसमे अनेक भेद प्रभेद बनने लगते है । जैन धर्म का हराम 
होने लगता है जिससे कवि को हार्दिक दुख पहुँचता हैं | अन्त में कवि अपनी लघुता 
निवेदित करते हुए मगलकामना करते है - 

नीतिवीरोदयस्पेयं स्फुरद्रीतिश्व देहिने । 
वर्धतां क्षैममारोग्यं वात्सल्य श्रद्धवा जिने || २२/४३ ॥ 

प्रस्तुत महाकाव्य भगवान्‌ महावीर के ब्रह्मचर्य एवं तपम्या पर आधारित है | कवि 
ने काव्य के माध्यम से ब्रह्मचर्य एव चार्गित्रक दृढ़ता की शिक्षा दी है । काव्यशास्त्रीय दुश्ि 
मे यह उद्यकोटि का महाकाव्य है | इस काव्य का नायक वीर, अनिवीर ही नहीं, महावीर 
है | काव्य का महदुद॒द»य नि श्रेय की प्रा है । कवि ने विभिन्न र॒मों एवं प्रकृति आदि 
का मनाहारी चित्रण किया है। जीवन के विविध घक्षों का उद्घाटन कर मह्चाग्त्रि की 
प्रतिष्ठा की है । 

इम प्रकार यह महाकाव्य तो है ही, इसमें जैन इतिहास और पुगतत्व के दर्शन भी 
होते है । धर्म के स्वरूप का वर्णन होने से यह धर्मशास्त्र भी है | स्यादवाद और अनेकान्त 
का विवेचन होने से न्यायशास्त्र है। अनेक शव्दों का मंग्रह होने से यह शब्दकोश भी है | 

मंक्षप में इस काव्य का अध्ययन करने पर महावीर चग्त्रि के साथ जैनधर्म और 
दर्शन का परिचय भी प्राम होता है | काव्यमुधा का आस्वादन तो महज होता ही है । 


१६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


इसलिए कवि ने स्वयं इस काव्य को “त्रिविष्टपं काव्यमुपैम्यहन्तु" कह कर माक्षात्‌ स्वर्ग 
माना है । 
ठहुरशनोरव बहाराव्य 

कवि भूरामल्ी द्वारा रचित इस काव्य में ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध सेठ सुदर्शन 
के चग्त्रि का वर्णन है | इम काव्य में नौ मर्ग है । काव्य की कथावस्तु इस प्रकार है - 

अंगदेश की चम्पापुरी नगरी में धात्रीवाहन नाम का गजा राज्य करता था | उमकी 
गनी का नाम अभयमती था । वह अत्यन्त रूपव्ती किन्तु कुटिल स्वभाव की थी । इसी 
नगर में श्रेष्टिवर्य बृपघभदास निवास करता था | उसकी पतली का नाम जिनमति था । वह 
सुशील एवं रूपवर्ती थीं | एक वार रात्रि के अन्तिम प्रहर में वह पाँच स्वप्न देखती है - 
जिनमें उसे क्रमश: सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष, मोतियो मे परिपूर्ण ममुद्र, निर्धूम अग्नि एवं आकाश 
में बिहार करता हुआ विमान दिखाई देता है | प्रात:काल वह अपने पति के साथ जिनमन्दिर 
जाती है | वहाँ विराजमान मुनि से अपने म्वप्रों का अभिप्राय पूछती है | मुनिशाज वृषभदाम 
को बतलाते हैं कि तुम्हारी भार्या होनहार पुत्र को जन्म देगी। ये स्वप्न उम पुत्र के गुणधर्मो 
का संकेत करते हैं । तुम्हारा पुत्र मुमेर के समान अति धीर होगा, कल्पवृक्ष के तुल्य दानवीर, 
समुद्र जैसा गुणरलों का भण्डार तथा विमान के ममान म्वाविासी देवों का बल्लभ (प्रिय) 
होगा । अन्त में निर्धूम अग्नि की तरह कर्मरूप ईंधन को भग्मसात कर मोक्ष प्राप्त करेगा । 

मुनिराज की उत्तम वाणी सुनकर वे अति प्रमन्न होते हैं | नव मास व्यतीत होने 
पर जिनमति के उत्तम लक्षणों मे युक्त पुत्र उत्पन्न होता है | माता-पिता पुत्र का नाम सुदर्शन 
रखते हैं। उसे सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है । 

इसी नगर में “सागरदत्त'' नामक वैश्यपति रहता था | उमके अति मुन्दर मनोरमा 
नाम की पुत्री थी | सुदर्शन और मनोरमा एक दूसरे को देखते हैं और अनुरक्त हो जाते है। 
उनके माता -पिता दोनों का विवाह कर देते है । इसके बाद बृषभदाम जिनदीक्षा धारण कर 
तप करने लगते हैं । 

एक बार राजपुरोहित ब्राह्मण की पली कपिला राजमार्ग से जाते हुए सुदर्शन को 
देखकर उस पर मोहित हो जाती है | वह दूती के द्वारा पति के अस्वस्थ होने के बहाने 
सुदर्शन को घर बुलाती है | उससे अपनी कामवासना पूर्ण करने के लिए कहती है । तब 
चतुर सुदर्शन स्वयं को नपुंसक बता कर उससे छुटकारा प्राप्त करता है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १७ 

एक बार वसन्त क्रतु में सभी नगर निवासी वनक्रीड़ा के लिये जाते हैं । रानी 
अभयमती भी अपनी धाय और राजपुरोहित की पली कपिला के साथ वनक्रीड़ा के लिए 
जाती है | व* में एक सुन्दर बालक के साथ सुदर्शन की पतली मनोरमा को देखती है | रानी, 
कपिला से उमके विषय में पूछती है तब कपिला तिरस्कार के साथ कहती है - “कहीं 
नपुंसक के भी पुत्र होते हैं ?'' रानी के पूछने पर कपिला आप बीती कहानी रानी को सुना 
देती है | हँपते हुए रानी कहती है अरी कपिले, सुदर्शन ने तुझे मूर्ख बनाया है। तब अपनी 
झेप मिटाती हुई कपिला बोली यदि ऐसी बात है तो आप सुदर्शन को अपने वश में कर 
चतुराई का परिचय दीजिये । रानी उसकी बात स्वीकार कर लेती है । 

वनक्रीड़ा से वापिस आकर रानी अपना अभिप्राय पंडिता धाय से कहती है। धाय 
रानी को बहुत समझाती है पर वह अपनी जिद पर अड़ जाती है । अन्त में धाय मनुष्य के 
आकार के मिट्टी के पुतले बनवाती है । रात्रि में एक पुतले को वस्त्र से ढककर राजभवन 
में ले जाती है | वह द्वारपाल के रोकने पर भी नहीं रुकती । द्वारपाल का धक्का खाकर 
पुतले को जमीन पर पटक कर रोने लगती है और कहती है - अब महारानी पुतले के दर्शन 
किये बिना पारणा कैसे करेंगी ? उसकी बात सुनकर भयभीत द्वारपाल अपनी भूल की क्षमा 
माौँगता है । अपना मार्ग निर्विघ्न समझकर वह धाय प्रतिदिन रात्रि में एक पुतला राजभवन 
में लाती है । आठवें दिन वह साक्षात्‌ सुदर्शन सेठ को श्मशान में ध्यान करते समय अपनी 
पीठ पर लाद कर और वस्त्र से ढककर रानी के महल में ले आती है। रानी सुदर्शन को 
देखकर प्रसन्न होती है । वह रात भर सुदर्शन को चरित्र से विचलित करने के अनेक प्रयल 
करती है| पर वह पाषाण मूर्ति के समान अचल रहता है । सुबह होने पर अपने कलंकित 
होने के भय से रानी सुदर्शन पर अपने सतीत्व हरण के प्रयल का आरोप लगा कर बन्दी 
बनवा देती है । राजा सुदर्शन को प्राणदण्ड की आज्ञा देते हैं । चाण्डाल सुदर्शन को श्मसान 
में ले जाकर जैसे ही उन पर तलवार का प्रहार करता है वह उनके गले में पुष्पहार के रूप 
में परिणत हो जाती है | देवगण सुदर्शन के शीलब्रत की प्रशंसा करते हुए पुष्पवर्षा करते 
हैं | यह सुनकर राजा सुदर्शन के पास आकर अपनी भूल की क्षमा माँगता है और उसे 
अपना राज्य भेंट करता है। तब सुदर्शन कहता है - राजन्‌ ! इसमें आपका दोष नहीं है । 
यह मेरे पूर्वकृत कर्म का फल है । मैंने पंडिता धाय के द्वारा राजमहल में लाये जाते समय 
प्रतिज्ञा कर ली थी कि यदि मैं इस विपत्ति से बच गया तो मुनिदीक्षा ग्रहण कर लूँगा । 
अतः राज्य स्वीकार करने में असमर्थ हूँ | सुदर्शन मुनिदीक्षा ग्रहण कर लेता है । उसकी 
पली मनोरमा भी आर्यिका बन जाती है । 


१८ जयोदय महाकाव्य का शैनीवैज्ञानिक अनुशीलन 


दुधर जब रानी को अपना रहस्य खुलने की वात ज्ञात होती है तो वह फॉसी 
लगाकर आत्महत्या कर लेती है । मृत्यु के वाद वह व्यतरी देवी बनती है | पंडिता धाय 
राजा के भय से भाग कर पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध वैश्या देवदत्ता की शग्ण में जाती है | वहाँ 
वह अपनी सारी कहानी मुनाकर कहती है - इस मंसार में सुदर्शन ही मर्वाग मुन्दर पुरुष 
है, जिसे कोई भी स्त्री डिगाने में समर्थ नहीं है | यह सुनकर देवदत्ता बोली - एक बार यदि 
वह मेरे जाल में फैंस गया तो बचकर नहीं निकल सकता । 

सुदर्शन मुनिशाज बिहार करते हुए एक दिन गोची के लिए पाटलिपुत्र नगर में 
पधारते हैं | उनको आते देखकर पंडिता धाय देवदत्ता को मंकेत कर अपना चमत्कार दिखाने 
के लिए प्रेरित करती है | यह मुनकर देवदत्ता अपनी दामी को भेजकर उन्हें भोजन के लिए 
पड़गाहती है | मुनिगज को घर के अन्दर ला कर वह मब दरवाजे बन्द कर अपने हाव-भाव 
दिखाती है । किन्तु उसके वचनो और चेष्टाओं का कार्ष्टनिर्मित मानव पुतले के समान मुनि 
मुदर्शन पर कोई अमर नही पड़ता | वैश्या की तीन दिन तक की गई मभी चेष्टाये निष्फल 
रहती हैं | तब वह अति आश्चर्य से उनकी प्रशंसा करती है । अपने अपराध की क्षमा 
माँगकर म्वयं के उद्धार के लिए निवेदन करती है | मुनिराज देवदत्ता के सदभाव देखकर 
सदुपदेश द्वारा कल्याण का मार्ग ममझाते हैं | तत्पश्चात्‌ महामुनिगज सुदर्शन श्मसान में 
जाकर कायोत्सर्ग धारण कर आत्ध्यान में निमग्रन हो जाते हैं । 


एक समय व्यन्तरी देवी (पूर्व जन्म की रानी अभगैमती) आकाशगमार्ग से विहार 
करती हुई जाती है । मार्ग में ध्यानस्थ सुदर्शन को देखते ही उसे अपना पूर्वभव याद आ 
जाता है। वह बदला लेने की भावना से उन पर सात दिन तक घोर उपमर्ग करती है परन्तु 
उन्हें ध्यान से विचलित नहीं कर पाती । चार धातिया कर्मों के क्षय होने से मुनिगज को 
केवलज्ञान प्राप्त होता है । देव आठ प्रातिहायों की रचना करते है | सभी उनकी पूजा वन्द्रग 
करने आते हैं | देवदत्ता, पंडिता धाय तथा व्यंतरी देवी भी उनकी वन्दना हेतु आती है । 
मुनिराज के उपदेश सुनकर सभी अपने योग्य व्रत आदि धारण करते हैं । सुदर्शन केवली 
कर्मों का क्षय कर मोक्ष जाते है । 


इस प्रकार नौ सर्गों वाला यह महाकाव्य ब्रह्मचर्यनिष्ठा का जीवन्त उदाहरण प्रस्तुत 
करता है | इसका नायक सुदर्शन श्रेष्ठी धीरोदात्त है। वैदर्भी रीति से प्रवहमान इस काव्य 
प्रवाह में सहदयों के मानस-मीन विलासपूर्वक उन्मज्जन-निमज्ञन करने लगते हैं । अनुप्रास, 
श्लेष, उपमा, उठ्नेक्षा, रूपक, विरोधाभास आदि अलंकार इसे विभूषित करते हैं | महाकाव्य 


जयोदय महाकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १९ 
के अनुकूल नगरवर्णन, नायिका वर्णन, निसर्ग वर्णन, राज्यवर्णन आदि सहजरूप में इस 
काव्य में यधास्थान प्रमंगानुमार गूंथे गये है | इसमें जैन आचार और दर्शन के मिद्धान्त 
कान्तामम थैली में पिरोये गये है | प्रस्तुत काव्य में शान्तरस की प्रधानता है । शृंगार, 
करूण आदि अन्य गम इसके महायक है । 

माहित्य जब संगीत से मम्पूक्त होता है तब उसकी रमणीयता द्विगुणित हो जाती 
है | इस कृति में विभिन्न गग-रागनियों मे निबद्ध पद्य भी है, जैसे - प्रभाती, रमिकनामराग, 
काफीहोलिकाराग, श्यामकल्याणराग, सारंगराग, सौराष्ट्रीयाग, कब्याली आदि । ऐसी 
विशेषताये अन्य काव्यों म प्राय: दुर्लभ होनी हैं । 
श्रद्येरय 

इसका अपरनाम ''ममुद्रदत्तचरित'' है | यह ऐमा काव्य है जिसमें महाकाव्य और 
चरितकाव्य दोनो की विशेषतायें माथ साथ दृश्टिगोचर होती है । नौ सर्गों वाले इस काव्य में 
मत्य धर्म के पालन में भद्रदत्त के उदय अर्थात्‌ उमके आत्मा से परमात्मा वन जाने का वर्णन 
है तथा इमके अध्ययन में आत्मपरिणाम भी भद्र होते है, अतः इसका “'भद्रोदय'” नाम 
मार्थक है । 

प्रम्तुत काव्य के प्रथम चार मर्गों मे महाकवि ने भद्रदत्त के वर्तमान जन्म तथा 
अन्तिम पाँच मर्गों में भावी जन्मो का वर्णन कर आत्मा में परमात्मा बनने की विधि का 
निम्पण किया है | कधानक इस प्रकार है - 

भारतवर्ष में श्रीपदूमखण्ड नामक नगर है | वहाँ सुदत्त नामक वैश्य एवं उमकी 
सुमित्रा नामक पली को पुत्रग्लन की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वे भद्रमित्र रखते हैं | वह 
अपने नाम के अनुरूप ही मरल परिणामी, रूपवान एवं गुणवान्‌ था | वह मित्रों की सलाह 
मे उनके साथ धनार्जन हेतु रलद्वीप जाता है। वहाँ वह मात रल क्रयकर मिहपुर पहुँचता 
है | 

उस समय मिहपुर का शासक मिहसेन था । उसकी रानी का नाम रामदत्ता था । 
राजा के मन्‍्त्री का नाम श्रीभूति था। उसने अपने गले में डले हुए यज्ञोपवीत में एक चाकू 
इसलिए बाँध रखा था कि यदि वह कभी भूल से झूठ बोल गया तो उसी चाकू से अपना 
प्राणान्‍्त कर लेगा । इस कार्य के कारण वह “सत्यघोष”' नाम से प्रसिद्ध हो जाता है । 


२० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


मिहपुर नगर के सौन्दर्य से आकर्षित होकर एवं सत्यधोष की मत्यवादिता से 
प्रभावित होकर भद्रमित्र सपरिवार वहीं रहने का नि/चय करता है | वह सत्यधोष के ममीप 
सात रल धरोहर के रूप में रख कर माता-पिता को लेने जाता है | वापिस आकर वह 
मत्यघोष से अपने रल माँगता है | पर सत्यघोष उसे पहचानने एवं रल दिये जाने की बात 
अस्वीकार करता है । भद्रमित्र अपनी बात को प्रमाणित करने का प्रयास करता है पर 
असफल होता है । राज दरबार में भी उसे न्याय नहीं मिल पाता | 


न्याय न मिलने से निराश भद्रमित्र प्रतिदिन सबेरे एक वृक्ष पर चढ़कर सत्यधोष 
की झूठी कीर्ति की निन्दा करता एवं उमकी प्रतिष्ठा नष्ट होने का शाप देता है | भद्रमित्र के 
प्रतिदिन के विलाप को सुनकर एक दिन रानी रामदत्ता, राजा से कहती है - यह पुरुष 
प्रतिदिन सत्यधोष की निन्‍दा करता है, इसमें कुछ रहस्य अवश्य है, जिसे मै ज्ञात करूँगी । 
संयोग से तभी श्रीभूति मन्त्री वहाँ आता है | रानी उसके साथ शतरंज खेलती है तथा शीघ्र 
ही पराजित कर उसके गले का चाकू, यज्ञोपवीत एवं मुद्रिका जीत लेती है | अब रानी 
दासी को ये तीनों वस्तुयें देकर उसे सत्यघोष के घर से परदेशी के रल लाने का आदेश 
देती है । चतुर दामी इन वस्तुओं के प्रमाण द्वारा भद्रमित्र के रलों की पिटारी लाकर रानी 
को सौंप देती है । 


रानी वे रल राजा को दे देती है । राजा उनमें अन्य रल मिला देता है और भद्रमित्र 
से कहता है कि तुम इनमें से अपने रल ले लो । भद्रमित्र उनमें मे अपने रलों को उठा लेता 
है । राजा उसकी सत्य-निष्ठा से प्रभावित हो राजश्रेष्ठी पद से सम्मानित करता है। सन्यघोष 
को मन्त्री पद से हटा कर कठोर दण्ड देते है । अपमानित होने के कारण सत्यघोष आर्तध्यान 
से मर कर राजा के खजाने में सर्प बनता है । 


भद्रमित्र के परिणामों से निर्मलता बढ़ती है | वह अपनी सम्पत्ति का अधिकॉश 
भाग दान कर देता है। उसकी लोभी माँ के रोकने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। 
पुत्र की दानशीलता से रुष्ट माता की आरवध्यान पूर्वक मृत्यु हो जाती है और वह व्याप्री का 
जन्म धारण करती है | एक दिन वह अपने पूर्व जन्म के पुत्र भद्रमित्र का ही भक्षण कर 
लेती है | शान्तपरिणामी भद्रमित्र ही राजा सिहसेन एवं रानी रामदत्ता के यहाँ सिहचन्द्र पुत्र 
के रूप में जन्म लेता है | उसका पूर्णचन्द्र नामक अनुज था | 


राजा सिंहसेन की मृत्यु के अनन्तर रानी आर्यिका दीक्षा ग्रहण कर लेती है । कुछ 
समय बाद पूर्णविधु मुनिवर का सत्समागम मिलने पर मिंहचन्द्र मुनिव्रत धारण करते हैं । वे 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २१ 
आयु पूर्ण कर अन्तिम ग्रैवेयक स्वर्ग में अहमिन्द्र बनते हैं । 


स्वर्ग में अपनी आयु पूर्णकर चक्रपुर नगर के शासक अपराजित एवं रानी सुन्दरी 
के यहाँ चक्रायुध पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं | धूमधाम से चक्रायुध का जन्मोत्सव मनाया 
जाता है | युवा होने पर पॉच हजार कन्याओं से इनका विवाह होता है | इनमें चित्रमाला 
प्रमुख रानी थी । 

पिता के दीक्षा लेने पर चक्रायुध राज्यकार्य मंभालते हैं | एक समय दर्पण में मुख 
देखते ममय चक्रायुध की दृष्टि मस्तक के श्वेत केश पर पड़ती है | जिससे उनमें वैराग्यभाव 
जागरित होता है | वे अपने पुत्र को राज्य भार मौंप कर अपराजित मुनिवर से जिनदीक्षा 
अंगीकार कर लेते है और तप द्वारा कर्मो का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करते हैं | 

प्रस्तुत काव्य महाकाव्योचित गरिमा से युक्त है । दार्शनिकों एवं काव्यशास्त्रियों को 
मन्तुष्ट करने वाला यह काव्य मंस्कृत साहित्य की अमूल्य निध है । 


दग्रोरप चम्प्‌ 

गद्य-पद्य मे रचित इस कृति में सात लम्ब हैं | इसमें धीवर की कथा द्वारा अहिंसाव्रत 
का माहात्य दर्शाया गया है । 

उज्ञयिनी नगर में वृषभदत्त राजा राज्य करता था । वृषभदत्त के राज्य में गुणपाल 
नामक राजश्रेष्ठी था । एक बार गुणपान श्रेष्टी के द्वार पर झूठे बर्तन रखे थे | एक सुन्दर 
बालक (सोमदत्त) उन बर्तनों में पड़ी जूठन से अपनी क्षुधा शान्त कर रहा था | उसी समय 
एक मुनिराज अपने शिष्य के माथ वहाँ से निकलते है । उस बालक को देखकर वे शिष्य 
मे कहते हैं - यह बालक गुणपाल का जामाता होगा । मुनिराज उसे पूर्व जन्म का वृत्तान्त 
बतलाते हैं - 

अव्न्ती प्रदेश में शिप्रा नदी के किनारे शिशपा नगरी में मृगसेन धीवर रहता था। 
उसकी पत्नी का नाम घण्टा था | एक बार वह जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। 
मार्ग में अवन्ती पार्श्वमन्दिर में मुनिगज के दर्शन करता है और उनसे धर्म का उपदेश सुनता 
है | वह उनके उपदेश से प्रभावित हो आत्मोद्धार का मार्ग पूछता है और जाल में आयी 
पहली मछली को जीवित छोड़ने का नियम लेता है । 

मृगसेन नियम लेकर नदी तट पर जाता है और पानी में जाल डालता है | एक 
बड़ी मछली के जाल में आने पर उसे चिह्नित कर वापिस जल में छोड़ देता है। अब वह 


२२ जयादय महाकाव्य का शैलीवेज्ञानिक अनुशीलग 


अन्य स्थानों पर जाल डालता है, हर बार वहीं चिह्नित मछली जाल में आती है ओर अपनी 
प्रतिज्ञानुमार वह उसे जीवित छोड़ता रहता है | शाम होने पर निराश होकर वह खाली हाथ 
घर आ जाता है । 

प्रतीक्षारत धीवरी अपने पति को खाली हाथ आया देखकर कारण पूँछती है । 
वह मुनिगाज़ के ममक्ष ली गयी प्रतिज्ञा से उसे अवगत कराता है। शायर प्रतिज्ञा को 
अनुचित बतलाती है| पर वह अपने नियम पर दृढ़ रहता है। तब क्रोधावश में आकर 
घण्टा अपने पति को घर में बाहर निकाल देती है । 

अपमानित मृगमेन निर्नन धर्मशाला में जाकर ममार की क्षणभंगुरता के विषय में 
विचारते हुए लेट जाता है। तभी वहाँ आये एक मर्प के इसने से उसकी म्रत्यु हो जाती है। 
वह श्रीदत्त सार्थवाह का पुत्र मोमदत्त बनता है । 

क्रोध शान्त होने पर धीवरी पति को खोजती हुई उमी धर्मशाला में पहुँचती है । 
वहाँ पति को मृत देख वह अहिंसा व्रत के पालन का निश्चय करती है | इसी समय वहीं 
मर्प पुन: आ कर उसे काट लेता है। धीवरी गुणपाल के यहाँ पुत्री विषा के रूप मे जन्म 
लेती है | 

मैट मुनिद्धय की कथा वार्ता सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है भार सोमठरः के 
मारने का निश्चय करता है | वह चाण्डान को प्रनोभन देकर सोमदत्त को मारने का आद/ 
देता है | निर्षगाध बालक को देखका वह उसे मारता नहीं है बगन गाव के बाहाः ना के 
तट पर स्थित एक वृक्ष के नीचे रख कर वापिस आ जाता है । 

दूमरे दिन ,विन्द ग्वाले को वक्ष के नीचे बह चालक मिलल' है। गोविन्द खवालः 
एवं उसकी पतली धनश्री उसका लालन पालन करते है ! सामदर क्रमश युवा हो जाता है। 
एक दिन गुणपाल ग़ज़काय मे ग्वालों की बस्ती में आता है । वहां सोमदत्त को देखकर 
पहचान जाता है | अब वह पुन उसे मारने का परड्यन्त्र रचता है | पड़्यन्त्र के अनुसार 
वह गोविन्द मे कहता है - तुम मोमदत्त द्वारा यह पत्र मेरे घर भिजवा 5 | गोबिल की 
स्वीकृति पर सोमदत्त पत्र गले के हार में बाँध कर उज्जयिनी आता है | वह नगर के समीप 
उद्यान में कुछ ममय टहर कर विश्राम करता है | वही पुष्प चयन करने आयी वसन्‍लसेना 
वैश्या सोमदत्त के गले में बैँधा पत्र देखती है और उत्मुकतावश वह पत्र खोलकर पढ़ती है। 
वह प्लोमदत्त के मौन्दर्य से प्रभावित हो विचारती है गुणपाल जैमा सज्जन ऐसा कुकृत्य नहीं 
कर सकता । अवश्य ही उममे लिखने में भूल हुई है । उसने विष नहीं, अपनी पुत्री विषा 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशालन २३ 
को इने के हेतु आदेश लिखा होगा । अतःवमन्तसेना “'विषं सन्दातव्यम्‌' के स्थान पर 
''विषा सन्दातव्य' लिखकर पत्र पूवंवत रखकर गन्तव्य स्थान पर चली जाती है । 

विश्वाम के अनन्तर सोमदत्त श्रेष्टी के यहां जाकर उनके पुत्र महावल को पत्र देता 
है | पत्र के आदेशानुसार वह विषा का विवाह मोमदत्त से कर देता है । 

विधा और मसोमदत्त के विवाह का समाचार सुनकर गुणपाल शीघ्र ही घर आता 
है | लोकाचार के कारण बह पुत्री के विवाह से हर्ष व्यक्त करता है। पर मन ही मन वह 
पुत्री के विधवा होने की चिन्ता न करते हुए जामाता सोमदत्त को मारने का उपाय सोचता 
है | वह मन्दिर में एक चाए्डाल को सोमदत्त के वध हेतु नियुक्त करता है | उसे सोमदत्त 
की पहचान भी बतला देता है। अब बह सोमदत्त को पृजन सामग्री देकर मन्दिर में भेजता 
है | सोमदत्त “बसुर के आदेश पालन हेतु प्रस्थान करता है । मार्ग मे उसे अपना साला 
महावल मिलता है | वह अपने बहनोई से पृजन सामग्री ले कर उन्हें घर के लिए चाना 
कर देता है और स्वय पृजन सामग्री ले कर मन्दिर पहुँचता है, जहाँ चाण्डाल के द्वारा मारा 
जाता है । पुत्र के निधन एय गोमदत्त का मारने के प्रयासों में असफल रहने पर भी गुणपाल 
हलाश एय निराश नहीं होता । वह सोमदत्त की हत्या के लिए अपनी पली गुणश्री से चार 
विर्धामश्चवित लड़दू बनवाता है । इस बात से अनभिज्ञ विषा पिता के शीघ्र भोजन माँगने पर 
उन्हे वे ही दा लटदडे दे देती है | फलस्वरूप उनकी मृत्यु हों जाती है | पति को मृत देखकर 
मटानी गुणखश्री भी ४य हो विपमिश्रित लड़डू भक्षणकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती 
रे 

उक्त घटना जब राजा मुनत है तो सामदत्त को अपने दरबार में आमंत्रित करते 
है | ये प्रभावित ह उसके साथ अपनी पुत्री करा विवाह कर दते है एवं उसे आधा राज्य 
मोप दत है । 

एक दिन नगर में गांचरी हेतु पधारे मुनिगज़ को सोमदत्त और उसकी दोनो स्थ्रियाँ 
आहार देती है । अनन्तर उनसे धर्मोपद श श्रवणकर सोमदत्त जिनदीक्षा धारण करता है | 
उसकी दोनों स्थ्रियों एवं बसन्तसेना भी आर्यिका बन जाती है । मरी मसंन्यासपूर्वक देह 
त्यागकर स्वर्ग मे जाते है । 

प्रस्तुत काव्य में गद्य-पद्य में पूर्ण मन्तुलन है | सरल मुहावरंदार भाषा, लम्बे वाक्यों 
का अभाव, अवमगनुकूल गरम, अलंकार्गाद का प्रयोग मद्ददय को भावविभोर एवं रसमिक्त 
कर देता है । 


२४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


अनिग्रग्रेरत्जनाशीरि (मुनिमनोरञज्जन-शतक) 
यह एक मुक्तक काव्य है जिममें अम्मी पद्य हैं । इममें दिगम्बर मुनि एवं आर्यिका 
की चर्या एवं विशेषताओं का विशद वर्णन है | कवि ने मुनि एवं उमके पर्यायवाची माधु, 
यति, वर्णी, योगी एवं तपस्वी शब्दों की निरुक्ति इस प्रकार बतलायी है - 
भूयान्मीनिमनो भवोक्तिविभवादस्मान्मुनिः स्यात्तदा- 
त्मानं सम्प्रति साधयेत्स्वयमितः साधु: समर्थ: सदा | 
दुर्भाव प्रयतेत रोद्दुमिति यो रौद्र.. तथार्त यतिः, 
नाग्य्येनेव न शेमुषीश पुनरप्येषाउस्ति मे सम्मतिः ॥ ७६॥ 
सांसारिक वैभव से हटकर जब मनुष्य का मन मौन होता है तव वह मुनि" 
कहलाता है | आत्मा की माधना करने के कारण “माधु' कहा जाता है। आर्त और रैद्र 
भावों को रोकने का यल करता है इसलिए “यति'”' मज्ञा पाता है। अत हो शेमुषीश केवल 
नग्र रहने से कोई मुनि नहीं होता यह मेरी सम्मति है । 


तथा- 
वर्णी वर्णयते किलाक्षविषयान्स्वप्नोपमा नित्यतः, 
योग यः परमात्मनाउभिलभते योगीत्यसो संमतः | 
सम्यक्त्वेन निरीहतार्चिषि तपत्येव॑ तपस्वी भवे- 
न्मुण्डस्यैव न मुण्डनेन भगवन्नस्मिन्धरा संस्तवे | ७७॥ 

- जो इन्द्रिय विषयों का स्वप्न के ममान वर्णन करते है वे 'वर्णी' है | परमात्मा 
के साथ योग मम्बन्ध की अभिलापा रखनेवाले 'योगी” होते है । मम्यग्दर्शन के साथ 
निःस्पृहतारूपी अग्रि में तप करने पर 'तपस्वी'' कहलाते है| है भगवान्‌! इस धरा पर मात्र 
सिर के मुण्डन से कोई साधु नहीं वन सकता | 

कवि के अनुमार मुनि का प्रमुख कर्तव्य है ज्ञान और ध्यान म॑ निग्न्तर रत गहना। 
इसके द्वारा ही चित्त की चंचलता रोकी जा मकती है 

साम्यं॑ काम्यमपास्थ यातु न बहिश्चित्त निमगबिनं, 
स्थाणों ध्यानपदाभिधेयप्रभवतात्‌ सम्बध्य यावद्वलम्‌ । 
नो चेत्तत्परिवेष्येदपि पुनः स्वाध्यायनाम्ना5मुना, 
स्वाध्यायेन यतो न विप्लवमियात्साधो5त्र तत्तेषधुना॥ ६३॥ 


कवि ने अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में माम्यभाव धारण करना मुनि 
का अनिवार्य लक्षण बतलाया है - 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २५ 
खडं दर्शयतेषपि न पधरेत्कोपं कदाविन्मुनिः, 
पुष्पे वा चरणार्चन॑ विदधते न स्पात्प्सादावनिः । 
माध्यस्थ्ये विषदीव सम्पदि वहेत्तुल्पत्वयुक्‌ चेतसा, 
सम्यग्झ्ानचरित्रलक्षणवृषं. प्राप्तस्य चेषा दशा ॥३८॥ 
प्रात: और सायंकाल अपने कार्य का संशोधन करना, मध्याह्म में शरीर की स्थिति 
हेतु नगर में जाकर आहार ग्रहण करना, मध्यरात्रि में दो मुहूर्त तक मौन रहना, अनन्तर 
रात्रि में क्षिणिक विश्राम करना तथा इन्द्रियों को जीतने के लिए शेष समय में स्वाध्याय करना 
ही साधु की दिनचर्या है - 
प्रातः सायमुपाकरोतु यतिराट्‌ संशोधन स्वीकृते- 
मध्याद्दे पुनरभ्युपैतु वसति सम्पतयें5ग्रस्वितेः । 
रात्रेमध्यमुहूर्तयुग्मभवतान्मीनी . मनाइूनिद्रया, 


स्वाध्यायेन समस्तमन्यसमयं व्यत्पेतु जेतुं रयान्‌॥४५॥ 
प्रम्तुत मुक्तक काव्य उपदेशात्मक है | अतः विषय के अनुसार इसकी भाषा 


प्रमादगुण मम्पन्न है | दीर्घ ममासों का इसमें अभाव है और श्रवण मात्र से पद्चों का अर्थ 
हृदयगम डो जाता है | 
ऋषि केग्ा होता है. 

यह लघुकाय कृति अप्रकाशित है | इममें ४० पद्य है | प्रस्तुत कृति में महाकवि 
ने ऋषि के स्वरूप एवं चर्म लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग का निरूपण किया है। 

कवि को दृष्टि में ऋषि वह होता है जो अपने कर्त्तव्य को म्वयं मम्पादित करता 
है। वह अपने कार्य के लिए अन्य का महाग नहीं लेता । ऐसा क्रषि ही महर्षि होता है | 
ऋषि आरभम्भ-परिंग्रह का पूर्ण त्यागी होता है । त्यागी होने पर भी चलने-फिरने के लिए 
पृथ्वी का एवं ठहरने के लिए पर्वत की गुफा आदि का आश्रय लेता है| अनुकूल स्थान 
पर धर्मध्यान करने हुए काल विताता है । शरीर की स्थिति हेतु गृहम्थ के घर आहार ग्रहण 
करने के लिए जाता हैं| वह प्रतिसममय ममभाव रखता है | 
पग्यक्त्वत्रार सतक 

महाकवि द्वाग प्रणीत “मसम्यक्वसार शतक” एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक 
काव्य है | इस काव्य में जैन दर्शन के मिद्धान्तों, रहस्यों का महज भाषा में विवेचन हुआ 
है! “«भ्यत्यय”” जैन दर्शन की आधार शिला है। इसके अभाव में श्रावक का श्रावकत्व 


२६ नेयोदय महाकाव्य का शलीयैज्ञानिक अनुशीलन 
एवं महान तपस्वी का त्याग नरर्थक माना जाता है | इस कृति में सम्यक्च का विवेचन 
काव्यमय माधुर्य से हुआ है । 
प्रन्थ का प्रारम्भ मम्यक्च की आगधना में हुआ है । सम्यक्ध रूपी सूर्य के उदय 
होने पर, अन्धकार फलानेवाली मिथ्यात्वरूपी अज्ञानगत्रि स्वयमेव विलीन हो जाती है - 
सम्यक्त्वसूयोदयभूभते5 हमधिश्चितो +स्मिप्रणति सदैव । 
यतः प्रलीयेत तमो विधात्री भयडूरा सा जगतो5थ रात्रि: ॥ १॥ 
मंमार का प्रत्येक प्राणी मुख चाहता है पर सुखी बनने का उपाय नहीं जानता । 
क्योंकि उसे यह ज्ञात नहीं है कि मुख मर आत्मा का गुण है तथा वह मुझमें ही है | वह 
बाह्य विषयों मे सुख मानकर उनमें झंपापात लेता है | यहीं इसकी भूल है । यहीं मिथ्यात्व 
है | मिध्यात्व के काग्ण ही प्राणी दुःखी है । मिथ्यात्व का दृर होना ही मम्यक्ल्य है - 
आत्मीयं सुखमन्यजातमिति या वृत्तिः परत्रात्मन- 
स्तन्मिथ्यात्वमकप्रद॑निगदितं मुज्वेदिदानी जनः । 
आत्मन्येव सुखं ममेत्यनुवदन्वाद्यानिवत्तो . यदा- 
त्मन्यात्मा विलगत्यहों विजयतां सम्यक्त्दमेतत्सदा | १००॥ 
मम्यग्दृष्टि जीव तत्त्वार्थ का श्रद्धानी होता है | बह ससार में उसी प्रकार रहता है 
जैसे जल मे कमल | वह चर्म के लिए नहीं बगन धर्म के लिए उन्कण्टित रहता है | उसको 
भावना निरन्तर दूसरों को सुखी बनाने की रहती है । उसकी दर्टि आत्मद्रव्य पर होती है, 
पर्याय पर नही । 
सम्यग्दृष्टि निगन्‍तर तत्त्व के अभ्यास में रत रहता है| जिससे प्रशम, संवेग, अनुकम्पा 
एवं आस्तिक्य गुण उसमें विकसित हो जाते हैं | उसके यहीं भाव क्रमश आज्ञाविच्य, 
अपायविचय, विपाकविचय और मंस्थानविचय नामक ध्यान में परिवर्तित हो जाते है । 
ध्यानादहोधर्ममयोरुधाम्न उदेति वा5 5ज्ञाविययादिनाम्न: । 
सम्यग्दृशो भावचतुष्कमेतत्पर्येत्यमीषु स्फुटमस्यचेतः | ५३॥ 
जब मम्यस्दृ्टि व्यक्ति का चाग्त्रि पूर्णर्पण वीतगगता मे युक्त होता है तब वह 
यथाख्यातचारित्रि कहलाता # । उसका श्रुनज्ञान भी भावश्रुतज्ञान में परिणत हो जाता ह 
भावश्रुतज्ञानमतः परन्तु भवेद्ययाख्यातचरित्रतन्तु । 
श्रद्धानमेव॑ दृढमात्मनस्तु_गुणजरयेपतः परमत्वमत्तु |८३॥ 
मम्यादष्टि यधाख्यात चार्त्रि द्वारा कमो का क्षय कर सझिदानन्द बन जाता है । 
इस प्रकार कवि ने दशन के गहन सिद्धान्तों को मरल भाषा द्वारा सर्व-साधारण 
के लिए बोधगम्य बना दिया है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २७ 


अकचनग्रार 4तिकृएक 

जैसा कि शीर्षक से सुविदित हैं, इममे जिनप्रवचन का सार संगृहीत किया गया 
है| प्रवचचनमाए ग्रन्थ श्री कुन्दकुद्ाचार्य द्वाग प्रणीत है। इसकी मृल गाथाओं के भाव को 
प्रहण कर महाक्रदि आचाय तानसागर्जी ने संस्कृत के अनुष्टप्‌ श्लोको तथा हिन्दी पद्चों में 
निवद्ध किया है 7व एण् में सागश भी लिखा है | इसमे मृल प्रन्थ की गाधाओं का केवल 
छायानुवाद नहीं है ठिन्‍त इनके मार्मिक अभिप्राय को भी अनुष्टप जैसे छोटे *ह*कों मे निवद्ध 
कर गागर में सागर भरने का प्रयल किया गया है | माथ ही »लोक के भाव को स्पष्ट करने 
के लिए हिन्दी भाषा में पद्य रचक्रर उसकी पूर्ति की गई है । 

इम ग्रन्थ का मर्वाधिक महत्वपूर्ण अश है “मागश" | सम्कृत में साहित्यिक काव्य 
प्रन्‍्थों की ग्चना करने बाले इसे सन्थकर्ता की तत्मम पदावली को यहाँ ईुटना श्रमसाध्य है। 
हिन्दी गद्य मं तदभव शब्दावली का हीं प्राधान्य है | ''गद्य॑ कवीनां निकप वटन्ति'' इस रूप 
मे भी इस ग्रन्थ का गद्य आदर्श, मग्ल, मर्वधा निर्दोष एवं मरम अर्थ का प्रस्फुटन करने 
वाला है। आचाय श्री ने गद्य में मृत्रशली अपनाई है | विवेचन करने के अनन्तर अनुच्छेद 
के अन्त में सम्पूर्ण विवेचन का मार सूत्रवद्ध कर दिया है | 

आगम की बान को समझाने के लिए जो दृष्शन्त, उदाहरण और उस्छेक्षायें दी गई 
हैं, वे मानव के व्यावहारिक जीवन से सम्बन्धित है, अतः पाठक को कही भी गग्छ्ठिता का 
बोझ वहन नहीं करना पड़ता | जैसे आत्मा ओर कर्मों का अनाठिकाल मे सम्बन्ध है | 
इनमें आन्मा चैतन और कर्म अचेतन है | दोनो का स्वरूप पृथक है। अतः उनमें बंध नहीं 
हो मकता, फिर भी आत्मा बँधा हुआ क्‍यों है ? इसे स्पष्ट करने हुए आचार्य श्री कहते हैं 

"जमे एक बच्चा किसी खिलोन को देखकर उसे अपना मानकर हाथ में पकड़े 
हलता है. “मं एृट जाने पर वह रोने लगता है, दुखी होता £, उसी प्रकार आत्मा पर 
पदार्थों को आपने भावा मे अपनाये हुए है, अत अपने भावों के द्वारा उनसे वंधा हुआ है।'' 
इस उदाहराग को पढ़कर मन हे किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहती । 

एनकार ने विषय वस्ट छा स्पष्ट करने के लि! अनेक शंकाये उठाकर उत्तर के 
रूप में समाधान किया है। प्र:्नोत्तर के रूप में लिखित इम गद्य को पढ़ने से ऐसी अनुभूति 
होती है के आचार्य श्री हमारे सन्मुख विगजमान हैं और अल्पन्नों की शंका - समाधान कर 
गह है | 


२८ जयादय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

प्रस्तुत कृति तीन अधिकारों म॑ विभक्त है - ज्ञानप्रस्पक्र अधिकार त्ेयाधिकार, 
एव चाग्त्राधिकार | 

ज्ञानप्ररघक अधिकार : इसमें द्रव्य, गुण, पर्याय, अशुभोषयोग, शुभोषयोग, 
शुद्धोपयोग, मोह, मुख, मद॒दर्शन, अदर्शन, कुदर्शन आदि की मग्ल ममीचीन परिभाषाये दी 
गई है | 

ज्ेयाधिकार : इममे स्यादवाद भैली द्वारा परवादियों के एकानन मतों की ममीक्षा 
की गई है | गाथा १ में ३४ तक द्रव्य का लक्षण, गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय, प्रौव्य का 
म्वख्प, द्रव्यारथिक-पर्यायारथिक नय, मप्तभग, चेतना और उमके भेदों का विशद विवेचन 
किया गया है | इसके अनन्तर गाथा ३५ में ५६ तक द्रव्य के भेद जीव, पुदुगल, धर्म, 
अधर्म, आकाश, काल तथा अशुद्ध जीव का वर्णन है | तत्पश्चात्‌ शुभोपयोग, अशुभोपयोग 
का स्पष्टीकरण किया गया है | जीव-पुद्गल का विम्तृत विवेचन, द्रव्यकर्म, भावकर्म जैमे 
गूढ़ विषयों को मरल /द्दों में स्पष्ट कर यह प्रतिपादित किया गया है कि सब पढार्थ ज्ञेय 
है और जीव इनका ज्ञाता है । आत्मा शाश्वत है और अन्य पदार्थ क्षणभंगुर है | मभी 
परपदार्थों मे ममत्व त्यागकर अपनी आत्मा मे विशुद्धता प्राप्त करने वाला जीव मिध्यादर्शन 
का नाश कर सकता है | सम्यग्दृष्टि होने पर शुद्धाम्मा के ध्यान के लिए मुनि अवम्धा प्रहण 
करना आवश्यक है | 


चारित्राधिकार : ज्ञान आत्मा का गुण है परन्तु ज्ञान की सार्थकता पवित्र आचरण 
के द्वारा होती है। आचरण के अभाव में ज्ञान पंगु है, सफलता चारित्र के ही आधीन है । 
अतः हर एक मनुष्य को चारित्र धारण करना चौीहिए । क्योंकि मनुष्य पर्याय मे ही चारित्र 
धारण किया जा सकता है। पम्यग्दर्शन तो अन्य गतियों मे भी हो जाता है। इस अधिकार 
में चारित्र धारण करने की रीति, साधु के कर्तव्य, आहार, विचार, मुनियों के भेद, परिपग्रह, 
पंचपाप, स्त्रीमुक्ति निषेध, चारित्र की महत्ता, अटल ममता, मध्चा मुनि, वैयावृत्य, मन्मंगति 
आदि विषयों का वर्णन है। इनकी व्याख्या आचार्य श्री ने आर्ष ग्रन्थों, शवेताम्बर एवं इतर 
दर्शनों के प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए सरल मुबोध भाषा में की है | इसके 
अध्ययन से शंकाओं का समाधान म्वयमेव हो जाता है । 


उपर्युक्त चारित्र वर्णन के अनन्तर ग्रन्थकार ने उपसहाररूप में संसारपरिभ्रमण, 


जयोदय महाकाव्य का शेलीवैज्ञानिक अनुशीलन २९ 
मंसार से मुक्ति, मुक्ति के उपाय ओर मुक्त जीव का विवेचन किया है | इमके माथ प्रन्थ 
समाप्त हो गया है । 


हिन्दी कृतियाँ 


अषभागार 

क्रपभचरित हिन्दी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है| इसमे १७ सर्ग तथा ८११ 
पद्ध है | ये पद्य गेला, हरिगीतिका, कुण्डली एवं दोहा छन्दों में निवद्ध है । 

प्रस्तुत महाकाव्य का कथानक आदिपुराण के पूर्वार्ध की कथा पर आश्रित है । 
इसके प्रथम सात सर्गो में वर्तमान जन्म का वर्णन हैं | इसमे भगवान क्रपभदेव के गर्भोत्मव, 
जन्मोत्सव, दो विवाह, वशक्रम, पुत्र पुत्रियां की शिक्षा दीक्षा, कर्मभूमि आग्म्भ होने पर 
पटकर्मो का उपदेश, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र तीन वर्णों की मृष्टि, ऋषभदेव को वैगग्य की 
उत्पत्ति, मुनिरदीक्षा अंगीकार कर तपस्या करना, अन्न में तीर्थकर पद प्राप्तकर प्राणियों को 
धर्मोपदेश देना एवं निर्वाण प्राप्त करना आदि का विस्तृत निरूपण किया गया है | 

ऋषभचरित में महाकाव्य के सभी लक्षण उपलब्ध होते है । शगार, वीर, करुण 
आदि गर्सो एवं भक्तिभाव की अभिव्यजना, टप्मा, रूपक, उद्यक्षा, व्यतिग्क, विगेधाभारा 
परिसंख्या और अपदृति आदि अलंकारों के सहज मज्जुल प्रयोग प्रकृतिवर्णन, बस्लूवर्णन 
आदि में यह महाकाव्य अन्यन्त ग्मणीय बन गया है | 
शारवोरव 

इसका अपरनाम 'धन्यकुमारचरित है | इस काव्य में बन्यकुमार का जीवनबरित 
रोचक और मसरभ रीति से प्रस्तुत किया गया है । काव्य का प्रणयन तरह र्पका में हुआ' 
है - कथाग्म्भ, भाग्यपरीक्षा, नगर्श्रष्ठी पद की प्राप्त , गृहत्याग, गृहकलह, विद्वाहप्रक्रम, 
कुटुम्बममागम, कोशाम्बवी मे धन्ना का ममन्वेषण, न्यायप्रियता, को/म्बी से प्रस्थान, प्रायथ्चित्त 
एवं धन्यकुमार का वैगग्य । ८५८ पद्यों वाला यह काव्य हरिंगीतिका, गीतिका, अडिल्ल 
कुण्डली, दोहा, कुमुमनता, छप्पय, गजल, रेखता आदि छन्दों में निबद्ध है । 

काव्य का अंगीरम शान्त है तथा शुंगार, वीर, करण आदि महायक रम के रूप 
में अभिव्यंजित हुए हैं। अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं मृक्तियों के प्रयोग ने इसे चारुत्व 
से मण्डित कर दिया है । 


३3० 


उच्छुन्ता गतानत 

यह रूपककाव्य है | इसम राजा श्रीणक के समय मे युवादस्था में ईर/क्षत एक 
श्रष्िपुत्न का वर्णन किया गया है । 
कतत्यएक्ष अरशन 

टुमम आचार्य श्री ने 2८० शीर्षका के अन्तर्गत मजय के ठनिक कतद्या करा निरूपाण 
किया हैं | ये कर्तव्य उपदेशान्मक नहीं अपितु निर्देशान्मक है | इन्हे कवि ने अनेक टठाहरणा 
द्वागा सग्ल सुबोध भाषा में ममझाया है | “यह कृति आन्मा की उस तह की भाँति है जिसमे 
ज्ञान और सुख का अक्षय भण्डार भग हुआ है । जिसे बाटने से कभी बाटा नहीं जा सकता 
और पढ़ने में पृण पढ़ा नहीं जा सकता, किया जा सकता है तो मात्र संबेदन ओर सुखद 
अनुभव | कृति के प्रत्यक सन्दर्भ मे दया, वान्सल्य एवं प्रम के स्वर सजोये गये है | बिखे? 
गये है वे भावपुष्प, जिनकी सुगन्धि जनमानस मे व्याप्त अज्ञान, अनाचार, एवं कुरीतिया की 
दुर्गन्ध समाप्त करने में समर्थ है |! 

प्रस्तुत कृति मे मानच के आचार विचार का विवेचन किया गया है। ये आचार विचार 
मानव को अनुकृुल प्रतिकूल परिस्थितियों में उसके कतव्य के प्रति सजग ऋत॒ ह | 

कृति में कवि क्री भाषा मुहायरदार एवं अलकारा से मडित है जिससे अभिव्यक्ति 
पैनी एवं भाव को हृदय मे उतारने वाली बन गई है । निम्न उदाहरणों मे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है- 

''हम बांट कर खाना नहीं जानते, सिर्फ अपना ही मतलब गाठना चाहते है आर 
इस खुदगर्जी के पीछे मगरूर होकर मन्नो महतो की वाणी भुला बेटठते है | इसीलिए पद पद 
पर आपत्तियों का सामना करना पड़े रहा है | (पृष्ठ २०) 

''मकान का पाया बहुत गहरा हो, दीवार चोडईी और संरीन हा, रंग-गेगन भी 
बहुत अच्छी तगह में किया हुआ हो और सभी बाते तथा रीति टीक हो, परन्तु यदि ऊपर 
छत न हो तो मभी बेकार है | वैसे ही सदाचार के विना मनुष्य में बल वार्यादि मभी बाते 
होकर निकम्मी हो जाती हैं । देखो, रावण बहुत पररक्रमी था | उसके »गरीरिक बल के 
आगे सभी कायल थे. फिर भी वह आज निन्‍्दा का पात्र बना हुआ है. क्योंकि गाए के 
जीवन मे दुगाचार की बदबू ने घर कर लिया था ।'' (पृष्ठ २४) 


१. कर्तव्यपथ प्रदर्शन . प्रकाशकीय प्रस्तुति पृष्ट - १ 


३१ 

वहा मद्या दान होता है नो दाता के सालिक भावों से ओतप्रोत हों एवं जिसको 

दिया जाये उसक्रा आता को भा टश्बयत बनाने वाला हो तथा विश्व भर के लिए आदर्श मार्ग 
का मृचक्र हो । (प्रष्ट .! 

"मानव के आधाए विद्यार इसने उदच्नल हो कि बह समता के द्वारा ममता को मिटा 
दे क्षमा ये क्रोध का अभाव कर दे, विनीत वान्ति द्वारा मान का मूलोच्छेद करे, माया और 
लोभ पर मन बचन काय एवं निरीहता के द्वारा विजय प्राप्त कर ले | इस प्रकार वह कर्मजयी 
होकर आत्मा से परस्मात्म बन जाता है। आम्मा मे परमात्मा बनना ही मानव का कर्तव्य 
हैं| 

इन उदाहरणा से कवि का गद्य काठ्य काशल टपक टपक पड़ता है । 


मानव क्षय 


'मानवध्म * महाकबि द्वारा रचित एक ऐसी कति है जो जन जन तक पहुँच कर 
उसके सामान्य जीवन को प्रभाटित एवं प्रेग्ति करती है | यह समन्‍्लभदाचार्य द्वार रचित 
ग्लकरणड श्रावकाचार के "्लोका का एक अनुशीलन है । यह न तो उक्त पन्थ का अनुवाद 
है. न टीका, अपितु उसके 9लोका पर छोटी झेर्टी टिप्पणिया का सकलन है ' यह सामान्यजन 
के जीवनद्वार खटखटाने म पूर्ण ममर्थ है । 

इस कृति की प्रमुख विशेषताएं है. मग्ल भाषा, छोट छोटे सटीक वाक्य, हृदयम्पर्शी 
लघु दृष्टान्न एवं अनक प्ररक सूक्ति मणियाँ | कुछ उद्धरण द्रश्व्य है 

“किसी बात को बताते समय पक्षपात का च०मा दूर होना चाहिए, ताकि हमारी 
जानकारी अपना टीक काम कर सके ।” (पृष्ठ ८) 

'जो ममार अर्थात्‌ मक्‍लेश को दूर करके प्रार्णी मात्र को सुख शान्ति कली देने 
वाली हो, ऐसी चेष्टा का नाम ही सद्॒धर्म है ।'' (प्रष्ट ३) 

''उचित अनुचित का विचार किये बिना, नफा नुकसान सोचे विना ही लोगों की 
देखा देखी जो काम किया जाता है, उसे लोकमूढ़ता कहते है ।' (प्रष्ट-३०) 

“मनुष्य में पापवृत्ति, खुदगर्जी, अभिमान की मात्रा का अभाव होना चाहिए फिर 
भले ही और कोई प्रकार की साधन सामग्री इसके पास मत हो तो भी इसे सब प्रकार से 
आनन्द प्राप्त होता है। किन्तु अगर एक खुदगर्जी ने इसके दिल में घर,कर रखा है तो और 
मभी तरह की सुख मामग्री होकर भी इसे मुख नहीं पहुँचा मकती, प्रत्युत बाधक बन जाया 


3३२ जयादय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
करती है ।'' (पृष्ठ-४०) 

“जिसने अपने ज्ञान को निर्दोष बना लिया है, जिसका मन भी मसद्चा है तथा 
जिसका आचरण भी पुनीत-पावन बन चुका हो तथा जिनके पास ऐसे तीन बहुमूल्य रलो 
का खजाना हो, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों मे अनायास ही सफलता 
प्राप्त हो जाती है | वह तीनो पुरुपार्थो मं मफल होकर अन्न में मोक्ष पुरुपार्थ के माधन में 
जुट कर के अपवर्ग यानि मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है ।'' (प्रष्ट-९८) 


ग्रवित /गिवेचन 


प्रस्तुत कृति में संचित्त ओर अचित्त वस्तुओं का प्रामाणिक विवेचन आगम के 
आधार पर किया गया है। मचित्त में तापये है - जो जीव सहित हो '“सहचित्तेन जीवेन 
भावेन वर्तते तत्सचित्तम ।'' 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बनम्यति ये मभी एक इन्द्रिय जीव है, अतः ये 
मचित्त कहे जाते है | मानव इनका दैनिक जीवन मे प्रयोग करता है| परिणामस्वरूप हिंसा 
होती है | मानव हिसा से बच्चे और इन्द्रिय संयम का पालन को, इसके लिए आवश्यक हैं 
कि वह संचित्त पदार्थों को अचित्त रूप में परिवर्तितकर उनका प्रयोग करे । 

महाकवि ने सचित्तों की रक्षा के अनेक उपाय वबतलाये है | यथा पृथ्वीकायिक 
जीवों की हिसा से बचने के लिए पृथ्वी पर देखकर चने, प्रत्येक वम्नु सावधानीपूर्वक 
रखे-उठावे । जल के जीवों की रक्षा के लिए दोहरे वस्त्र से छानकर उसमें लवंग, इलायची 
डाल दे या गरम कर उसे अचित्त बनाये | इस अचित्त जल का प्रयोग करे । 

शाक-फल आदि वनस्पति के अन्तर्गत है, जिन्हें दो प्रकार से अचित्त बनाया जा 
मकता है - अग्नि पर पकाकर तथा मुखा कर काष्टादि रूप में परिवर्तित करके । आचार्य 
श्री ने सचित्त पदार्थों को अचित्त बनाने के मग्ल उपाय बतलाये है, अनन्तर मचित्त और 
अभक्ष्य में अन्तर स्पष्ट किया है | सचित्त के त्याग का महत्त्व कवि के शद्दों में देखिये - 

“मचित्ताहार त्यागने से जिद्दादि इन्द्रियाँ वश में हो जाती है | वात, पित्त, कफ 
का प्रकोप न होने से शरीर नीरोग रहता है | काम-वामसना मन्द पड़ जाती है । चित्त की 
चपलता घटती है, अतः धर्मध्यान में प्रवृत्ति होकर महज रूप में जीव दया पलती है ।'' 


स्वागी कुन्दकन्द और सनातन जैनक्षर्म 


इस कृति में महाकवि ने जैनधर्म के प्रामाणिक आचार्य कुन्दकुन्द का आचार्य 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ३३ 
परम्परा में मूर्धन्य म्थान निर्धारित किया है | अनन्तर अनेक प्रमाणों द्वारा स्वामी कुन्दकुन्द 
का समय निर्धारित कर उनका परिचय दिया है । 

म्वामी कुन्दकुन्द ऐसे आचार्य हैं जिनका दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही आम्नाय 
समान रूप से आदर करते हैं | इमीलिए महाकवि ने प्रस्तुत कृति मे कुन्दकुन्द प्रणीत जैन धर्म 
के म्वरूप एवं मोक्ष के मार्ग को निर्ूूपित किया है | इसमें कवि ने जैनो में दिगम्बर और 9वेताम्बर 
मत की उत्पत्ति के कारण एवं उनकी विशेषता ओं पर प्रकाश डाला है । “'वम्त्रधारी की मुक्ति 
नही, ''स्त्रीमुक्ति ', ''केवलज्ञान'' आदि विषयों का भी विशद विवेचन हुआ है । 
गिर ग्रागरणीवन 

प्रस्तुत कृति में १९३ पद्य है | इसमें कवि ने मानव जीवन को मफल बनाने वाले 
कर्त्तव्यों का निरूपण किया है | जैसे ममाजमसुधार, परोपकार, कृषि एवं पशुपालन, भोजन 
के नियम, नारी का उत्तरदायित्व, मन्तान के प्रति अभिभावको के कर्त्तव्य आदि | आधुनिक 
दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति उपवास, गृहस्थ और त्यागी में अन्तर आदि विषयों का रोचक 
प्रतिपादन हुआ है । 
पाल पैन /गिग्रह्त्रिपि 

इसमे जनधर्म के अनुमार विवाह की विध्िि का वर्णन किया गया है | 
तत्वार्थ दग्रीपिका 


यह जैन मिद्धान्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्वार्थ मृत्र की मग्ल भाषा में लिखी गई टीका है। 


अखगद क्रतियाँ 
(१) विवेकोदय - यह आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा रचित समयसार की 
गाथाओं का गीतिका एन्द में हिन्दी रूपान्तर है । 

(२) नियमसार का - 
पयानुवाद 

(३) देवागम स्तोत्र का - यह दोनों पद्यानुवाद साप्ताहिक जैनगजट में 
पद्यानुवाद वर्ष १९५६-५७ में क्रमशः छपे हैं । 

(४) अष्टपाहुड का - यह पद्यानुवाद 'श्रेयोमार्ग” पत्रिका में प्रकाशित 


पद्ानुवाद हुआ है । 


३४ जवादय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


(५) समयसार टीका - यह कुन्दकुन्दचार्य प्रणीत “समयसार'” पर आचार्य 
जयसेन द्वारा लिखी तात्पर्यवृत्ति नामक टीका का 
हिन्दी अनुवाद है । 

इन कृतियों मे भूगमलजी अर्थात्‌ आचार्य ज्ञानमागरजी की प्रखर मेथा, वहुश्रुतता 

एवं रचनाधर्मिता का निदशन मिल जाता है | 
आचार्यश्री प्रदर्शन की प्रवृत्ति मे कोमों दूर महज प्रकृति के माधु थे । व प्रचार 
प्रमार के फेरे में कभी नहीं पढ़े | अपनी कृतियों के प्रकाशन और विनरण के मोह से भी 
मुक्त थे | पण्डित हीरालालजी मिद्धान्तशास्त्री व व्यावर जैन ममाज के प्रयलों से ही आपकी 
कृतियाँ “मुनि ज्ञानमागर ग्रन्थमाला'' व्यावर से प्रकाश मे आई | मदनगंज किशनगढ़ मे जब 
महाराजश्री मे उनके निकट एक भक्त ने यह पूछा कि -- “महाग़ज ! आज जिमकी साहित्य 
तें जगा सी भी पहुँच है, वह भी अपने आपको वहूत बड़ा मान रहा है। आप माक्षात 
सरस्वती के वरद पुत्र होकर भी ममाज के क्षेत्र में ही अपरिचित में है”; तो आपका उत्तर 
था -- “भैया ! मैं तो माधक हूँ, प्रचारक नहीं | आत्मकल्याण का मार्ग पकड़ा है, उमसे में 
भटक जाता यदि प्रचार के लोभ में पड़ता तो | साधना का यह आदर्श निश्चय ही अनुकरणीय 
है | वे साधु के लिए अधिक जनमम्पर्क में बचने की वात भी अक्मर कहा करते थे ।' 

महाकवि भूगामलजी (आचार्य ज्ञानमागरजी) के इस व्यक्तित्व एवं कृतित्व का 
अवलोकन करने से हम पाते है कि महाकवि उन लोकोीत्तर मानवों में में होते है, जो 
इन्द्रिय-व्यसनों के कीट बनकर जीवन को निरर्थक करने के लिए उत्पन्न नहीं होते, अपितु 
विषयभोग-गर्हित जीवन से ऊपर उठकर आत्मा की साधना हेतु अवतरित होते है ! ऐसे 
मानव के लक्षण होते हैं ज्ञान की तीव्र-पिपासा और कुछ नया अनोखा कर गुजरने की उत्कट 
आकांक्षा, वैषयिक जीवन के प्रति हेय-दृष्टि तथा विपरीत परिस्थितियों में अपराजेय भाव 
मे संघर्ष की प्रवृत्ति, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता एवं उसे पाने का अनवरत उद्यम | महाकवि 
भूरामलजी इन्हीं गुणों की प्रतिमा थे | साथ ही इस प्रतिमा में था कवित्व की नैमर्गिकः प्रतिभा 
का कलात्मक लावण्य, जिसकी रमणीयता से मण्डित विपुल साहित्य कवि की लेखनी से 
प्रसूत हुआ । इतना ही नहीं, कवि का गुरुत्व एवं आचार्यत्व भी इतना लावण्यमय था कि 
जिनका स्पर्श पाकर विद्याधर जैसे शिष्य विद्यासागरत्व की रलमयी आभा से मण्डित हो 
गये। 


[))0 


१. कुन्दकुन्द वार्णा (मासिक), आचार्य श्री ज्ञानसागरजी महाराज स्मृति अंक, पृष्ठ -२५, मई १९९० 


द्वितीय अध्याय 


जयोदय का कथानक एवं महाकावद्यत्व 
कंक्षानक 





महारकाव ज्ञानमागर द्वागा विरचित जयोदय महाकाव्य में राजा जयकुमार एवं 
मुलोचना की प्रणय कथा के माध्यम से अपरिग्रह अणुब्रत के माहात्म्य का वर्णन है" तथा 
धर्ममगत अथ॑, काम नथा मोक्ष पुरुषार्थ की मिद्धि की गई है। इस महाकाव्य में अट्ठाईस 
मर्ग है| प्रत्येक मर्ग का सागश इस प्रकार है -- 


अक्षम गर्ग 





प्रथम तीर्थकर आदिनाथ के ममय हस्तिनापुर में राजा जयकुमार राज्य करते थे । 
वे अत्यन्त सुन्दर, विद्वान, बुद्धिमान, भाग्यवान्‌, श्रीमान्‌, शूरवीर एवं प्रतापी थे ' वे सदा 
मज़नों का आदर 7वं दुष्टों का निग्रह करते थे | वे अत्यन्त दानशील एवं परोपकारी थे । 
ऐसे मर्वगुण मम्पन्न भूषति जयकुमार की प्रशंमा जब गजा अकम्पन की पुत्री सुलोचना ने 
मुनी तो वह उनके प्रति अनुरक्त हो गई | परन्तु स्त्री-सुलभ लज्जा एवं लोकापवाद के भय 
से वह अपना प्रेम सन्देश उन्हें प्रेषित न कर सकी । 


नृपति जयकुमार ने भी अपने सभासदों से राजकुमारी सुलोचना के रूप-सौन्दर्य एवं 
गुणों के विषय में सुना तो वह उसके प्रति आकृष्ट हो गया, किन्तु अत्यन्त स्वाभिमानी होने 
के कारण राजा अकम्पन से पाणिग्रहण का प्रस्ताव नहीं किया | इसी समय नगर के उपवन 
में एक मुनि का आगमन होता है | जयकुमार उनके दर्शनार्थ पहुँचता है | प्रगाढ़ श्रद्धाभाव 
से उनके दर्शन-स्तवन कर आनन्दातिरेक का अनुभव करता है और विनग्रता पूर्वक उनसे 
उपदेश की याचना करता है, ताकि जीवन सफल हो सके | 


कवितीर त्र्ग 


मुनिराज राजा जयकुमार को अनेक दृष्टन्तों द्वारा धर्ममगीति एवं राजनीति का 
उपदेश देते हैं | मुनि द्वारा उक्त उपदेशामृत का पानकर जयकुमार रोमांचित हो जाता है। 
वह पुनः अत्यन्त श्रद्धा एवं विनय से मुनिगाज को नमन करता है तथा उनकी आज्ञा लेकर 
निज प्रासाद की ओर प्रस्थान करता है | मार्ग में वह देखता है कि उसके साथ पूर्व में 


१. जयोदय पूर्वार्ध, प्रन्धकर्ता का परिचय, पृष्ठ - ११-१२ 


३६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


धर्मोपदेश श्रवण करने वाली सर्पिणी अन्य जाति के सर्प के साथ रतिक्रीड़ा कर रही है । 
इस दृश्यावलोकन में असमर्थ जयकुमार कमलनाल से सर्पिणी को पृथक करने का प्रयास 
करता है। अन्य लोग भी अपने स्वामी का अनुकरण करते हुए कंकड़ पत्थरों से सर्पिणी 
को आहत कर देते हैं | अकामनिर्जरापूर्वक मरण होने से वह सर्पिणी अपने पति नागकुमार 
की देवी के रूप में जन्म लेती है | जयकुमार के प्रति ईर्ष्या भाव रखने वाली वह सर्पिणी 
उक्त वृत्तान्त अपने पति को सुनाती है | वह मूर्ख सर्प (नागकुमार देव) स्त्री के कथन पर 
विश्वास करता है और जयकुमार को मारने जब उसके महल में पहुँचता है तो वह देखता 
है कि जयकुमार अपनी रानियों को उपर्युक्त घटना सुना रहा है । यह सुनकर नागकुमार को 
वास्तविकता का ज्ञान होता है | वह स्त्रियों के कौटिल्य की निन्‍्दा करता है। अनन्तर 
जयकुमार के समीप आकर सारा वृत्तान्त सत्य-सत्य कहता है । वह उनका परम भक्त बन 
कर उनसे आज्ञा प्राप्त कर स्वनिवेश वापिस चला जाता है | 


हतीव छर्य 

राजा जयकुमार एक समय अपनी राजसभा में विराजमान थे, तभी काशी नरेश 
अकम्पन का दूत उनकी सभा में प्रविष्ट होता है | हस्तिनापुर नरेश दूत का यथोचित स्वागत 
करते हुए आगमन का कारण ज्ञात करते हैं | दूत उन्हें अपने स्वामी का सन्देश सुनाता है 
- कि राजा अकम्पन एवं महारानी सुप्रभा की पुत्री सुलोचना अत्यन्त रूपवती एवं मर्वगुण 
सम्पन्न है । काशी नरेश उसका विवाह मन्त्रियों के निर्देशानुसार स्वयवर-विधि से करना चाहते 
है । स्वयंवर हेतु सर्वतोभद्र नामक स्वयंवर-मण्डप स्वर्ग के देव (पूर्व जन्म में राजा अकम्पन 
के भाई) द्वारा निर्मित किया गया है | काशी नगरी की अभूतपूर्व सज्ञा की गई है। अतएव 
आप सुलोचना स्वयंवर में मम्मिलित होने हेतु काशी पधारने की कृपा करें । इस प्रकार दूत 
स्व-स्वामी का शुभ मन्देश सुनाकर मौन हो जाता है | मनोहारी वृत्तान्त सुनकर जयकुमार 
पुलकित हो जाते हैं | वे दृत को पारितोषिक देते हैं | तदनन्तर सुसज्जित सेना के साथ 
जयकुमार काशी प्रस्थान करते हैं । काशी पहुँचने पर राजा अकम्पन उनका स्वागत करते 
हुए ठहरने का उचित प्रबन्ध करते हैं । 


चूतुर्क गर्य 


काशी नरेश देश देशान्तरों के सभी राजकुमारों को सुलोचना स्वयंवर हेतु आमंत्रित 
करते हैं। भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति को स्वयंवर का समाचार मिलता है । अर्ककीर्ति 








जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ३७ 


अपने मन्त्री सुमति के बिना आमन्त्रण के स्वयंवर न जाने के सुझाव को ठुकरा कर अन्य 
सभासदों के साथ काशी पहुँचते हैं । काशी नरेश उनकी अगवानी करते हुए उन्हें अपने 
प्रासाद में ठहराते हैं | स्वयंवर सभा में आमन्त्रित सभी राजकुमार हास्य विनोद करते हुए 
रात्रि व्यतीत करते हैं | 
एवम क्रय 

स्वयंवर सभा में विभिन्न देशों के राजकुमार आते हैं। राजा अकम्पन सभी का 
भव्य स्वागत करते हैं । वस्त्राभूषणों से सुसज्जित एवं अद्भुत रूपसीन्दर्यशाली जयकुमार के 
स्वयंवर मण्डप में आने पर सभा जगमगा उठती है | यह देख अन्य राजकुमारों के मन में 
उसके प्रति प्रतिद्वन्द्रिता का भाव जागरित हो जाता है । 

स्वयंवर सभा की विशालता देखकर राजा अकम्पन जहाँ आश्चर्यचकित होते हैं, 
वहीं चिन्तित भी होते हैं । वे सोचते हैं इस सभा में एक से एक राजकुमार आये हैं | इन 
सभी का परिचय सुलोचना को कौन दे सकेगा ? 


स्वयंवर मण्डप के निर्माता चित्रांगद देव अपने पूर्व जन्म के भाई राजा अकम्पन 
के चेहरे पर विषाद की रेखाएँ देखते हैं, तो वे राजपरिचय का कार्यभार बुद्धिदेवी को सौंपते 
हैं । राजा अकम्पन चिन्ता मुक्त हो जाते है और स्वयंग्र ममारोह प्रारम्भ करने के लिए 
दुन्दुभि बजवाते हैं | दुन्दुभि सुनकर राजकुमारी सुलोचना अपनी प्रमुख सखियों के साथ 
विमान में बैठकर प्रासाद से चल पड़ती है | वह पहले जिनेन्द्र देव की पूजन करती है । 
अनन्तर स्वयंवर मण्डप में पहुँचती है । सभी राजकुमारों की दृष्टि सुलोचना पर केन्द्रित हो 
जाती है | 


कट ग्र्ग 


राजकुमारी मुलोचना के स्वयंवर मण्डप में आने पर बुद्धिदेवी अपना कार्य प्रारम्भ 
करती है। वह सर्वप्रथम विद्याधर राजा मुनमि एवं विनमि से गजकुमारी को परिचित कराती 
है । इन राजाओं में सुलोचना की अरुचि जानकर उसे पृथ्वी के गाजकुमारों के समीप ले 
जाती है | वह मम्नराट भरत के पुत्र अककीर्ति, कलिंग, कांची, काबुल, अंग, बंग, सिन्धु, 
काश्मीर, कर्णाटक, कैरव, मालव आदि देशों में पधारे राजकुमारों के रूप सौन्दर्य, गुण एवं 
ऐश्वर्य का विस्तृत वर्णन करती है, पर राजकुमारी किसी की ओर आकर्षित न हो सकी। 
बुद्धिदेवी हस्तिनायुर नरेश जयकुमार का परिचय देती है | सुलोचना मेघेश्वर उपनामधारी 





३८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्नानिक अनुशीलन 


एवं चक्रवर्ती भरत के सेनापति जयकुमार के गुण-वैशिष्टय से प्रभावित होती है | लजाते 
हुए कांपते हाथों से उसे वरमाला पहना देती है । यह देख शेष राजाओं के मुख म्लान हो 
जाते हैं और जयकुमार के मुख की शोभा द्विगुणित हो जाती है | 


प्रप्रम गर्ग 


अर्ककीर्ति के सेवक को सुलोचना द्वारा जयकुमार का वरण अनुचित प्रतीत होता 
है। वह इसे काशी नरेश अकम्पन की पूर्व नियोजित योजना समझ लेता है और स्वामी 
अर्ककीर्ति को तीखे कटु वचनों द्वारा जयकुमार एवं अकम्पन के विरुद्ध उत्तेजित करता है। 
वह कहता है कि जयकुमार जैसे तो आपके कितने ही सेवक हैं | फिर अकम्पन ने कुल की 
एवं आपकी उपेक्षाकर सुलोचना द्वारा जयकुमार का वरण कराया है। इस प्रकार काशी 
भूपति ने हमारा युगान्तर स्थायी अपमान किया है, अतः उन्हें अपमान का प्रतिफल अवश्य 
ही चखाना चाहिए । 


दुर्मषण के वचनों से अर्ककीर्ति उत्तेजित हो जाता है | क्रोधावेश में आकर जयकुमार 
एवं अकम्पन दोनों को मारना चाहता है । वह अपने विचार को कार्यरूप में परिणत करने 
के लिये युद्धोन्‍्मुख होता है | अर्ककीर्ति को युद्धोन्मुख देख अनवधद्यमति मन्त्री उसे ममझाता 
है कि राजा अकम्पन और जयकुमार दोनों ही हमारे अधीनस्थ भूपति हैं | जयकुमार एक 
असाधारण व्यक्ति है । आपके पिता भरत को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति में जयकुमार का ही 
प्रमुख योगदान रहा । राजा अकम्पन तो आपके पिता के भी पूज्य हैं, अत: उनसे युद्ध 
करना तो गुरुद्रोह होगा । प्रमुख बात तो यह है कि युद्ध में आपकी विजय निश्चित नहीं 
है | यदि आप युद्ध में विजयी हो भी गये तो सुलोचना सती है वह आपकी नहीं हो सकेगी, 
अतः जय होने पर भी पराजय ही आपके हाथ रहेगी । अनवद्यमति मन्त्री के हितकारी 
वचनों का अर्ककीर्ति पर कोई प्रभाव न पड़ा ॥ 


अर्ककीर्ति के युद्धोन्मुख होने की सूचना अकम्पन को भी.मिलती है । वे मंत्रियों 
से विचार-विमर्श कर एक शांतिदूत अर्ककीर्ति के समीप भेजते हैं। दूत के शान्तिपूर्ण वचनो 
को सुनकर भी अर्ककीर्ति युद्ध से विरत नहीं होता | दूत निराश होकर वापिस आ जाता 
है। इससे अकम्पन अत्यधिक चिन्तित हो जाते हैं | जयकुमार चिन्तित अकम्पन को घैर्य 
बंधाते हैं । वे उनसे सुलोचना की रक्षा का निवेदन कर उत्साहपूर्वक युद्ध की तैयारी करते 
हैं। राजा अकम्पन अपने हेमांगद आदि एक सहत्न पुत्रों के साथ जयकुमार की सहायता टे 





जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ३९ 


लिये आ जाते हैं । श्रीधर, मुहृद, सुकेतु, देवकीति, जयवर्मा आदि न्यायप्रिय राजागण 
जयकुमार के पक्ष में मम्मिलित होते है । जयकुमार अपनी मुसज़ित सेना से साथ युद्ध क्षेत्र 
में पहुँचता है । अकंकीर्ति युद्ध भूमि में आ जाता है। अककीर्ति चक्रव्यूह की और जयकुमार 
मकरव्यूह की रचना करता है । 


अष्टम ब्र्य 


मेनापति की आज्ञा से युद्धयूचक नगाड़ा बजा दिया जाता है । दोनों पक्षों की 
मेनाएँ परस्पर एक दूमरे को युद्ध के लिए ललकारती हैं| समरांगण की भयानक ध्वनि मे 
मभी दिशाएँ गूंज उठती है | सेनाओं द्वारा उड़ी धूल से सूर्य छिप जाता है, मर्व दिशायें 
अन्धकागच्छन्न हो जाती हैं। गजाधिप, रथारोही, अश्वारोही एवं पदाति परम्पन युद्ध प्रारम्भ 
करते है | जयकुमार तथा उसके पक्ष वाले अपने प्रतिपक्षियों का डटकर मुकाबला करते है। 
इमी बीच जयकुमार अपने पक्ष को कुछ कमजोर देख कर उदास हो जाता है | इस संकट 
के ममय स्वर्ग से नागचरदेव आकर जयकुमार को नागपाश एवं अर्द्धचन्द्र बाण देता है । 
इनकी सहायता मे जयकुमार अककीर्ति को बन्दी घना लेते हैं । इस प्रकार युद्ध में भी 
जयकुमार को ही विजय प्राप्त होती है । 


युद्ध मे वापिस आकर अकम्पन अपनी पुत्री मुलोचना को, जो जिनालय में बैठी 
थी, जयकुमार के थिजयी होने की शुभ सूचना देते हैं और स्नेहपूर्वक उसे घर ले आते हैं। 
युद्ध में विजयी होने पर भी जयकुमार को हर्ष नहीं होता । वे युद्ध क्षेत्र के घायल 


व्यक्तियों को चिकित्सा हेतु भेजते हैं। वीरगति को प्राप्त योद्धाओं का अन्तिम संस्कार कराते 
है और अनाथों को सनाथ बना देते हैं | तदनन्दर सभी जिनेन्द्रदेव की पूजन करते हैं । 


नकढ्य तर्य 


अपने जामाता जयकुमार के विजयी होने पर भी अरककीर्ति की पराजय से अकम्पन 
दु:खी हो जाते है | वे अर्ककीर्ति की प्रसन्नता हेतु अपनी द्वितीय पुत्री अक्षमाला का विवाह 
उमसे करने का दृढ़ निश्चय करते हैं| वे बन्दी बने अर्ककीर्ति को दण्ड न देकर उसे ममझाते 
हैं तथा अक्षमाला से विवाह करने हेतु निवेदन करते हैं | अरककीर्ति को अपने दोष की 
अनुभूति होती है । वह स्वयं के द्वारा किये गये अनुचित कार्य पर प०्चाताप करता है। 
तदनन्तर वह विचारता है कि जब मैं आज युवावम्धा में ही जयकुमार को जीत नहीं सका 
तो भविष्य में उसे जीतना असम्भव है । अतएव उनसे मित्रता करना ही उचित होगा । 








४० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


अक्षमाला से विवाह करने पर जयकुमार से मेरी मित्रता जीवन पर्यन्त रहेगी | इस प्रकार 
अर्ककीर्ति स्वयं अनेक प्रकार से विचार करता है और अक्षमाला से विवाह करने के प्रस्ताव 
को सहर्ष स्वीकार कर लेता है । 


काशी नरेश के प्रयास से जयकुमार और अर्ककीर्ति में पुनः मित्रता होती है । 
जयकुमार के मधुर वचनों से अर्ककीर्ति का मनोमालिन्य पूर्णरूपेण धुल जाता है । अनन्तर 
सभी “यतिचरित्र'' नामक जिनालय में जाते हैं और भगवान्‌ का अभिषेक, पूजन करते हैं। 
पूजन-भक्ति का यह कार्यक्रम लगातार आठ दिन तक चलता है। भगवान्‌ की आराधना के 
बाद अकम्पन अपने वचन के अनुसार अपनी द्वितीय पुत्री अक्षमाला का विवाह अर्ककीर्ति 
के साथ कर देते हैं । 

अक्षमाला के विवाह कार्य से निवृत्त होकर अकम्पन अपने सुमुख दूत को भरत 
चक्रवर्ती के समीप भेजते हैं | दूत चक्रवर्ती को नमन कर काशी नगरी का सारा वृत्तान्त 
विनयपूर्वक विनम्र शब्दों में कहता है | भरत चक्रवर्ती स्वयंवर विवाह परम्परा के प्रवर्तक 
राजा अकम्पन एवं जयकुमार की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं | वे अपने पुत्र द्वारा जयकुमार 
के विरोध को अनुचित बतलाते हैं । दूत सम्राट के वचनों से सन्तुष्ट होकर वापिस आ जाता 
है | वह चक्रवर्ती से हुई वार्ता द्वारा अपने स्वामी को प्रसन्न करता है । 


इश्षम सर्ग 


काशी नरेश ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाकर पुत्री सुलोचना के विवाह की 
तैयारियाँ प्रारम्भ करते हैं | वे दूत द्वारा वर जयकुमार को राजभवन में आमन्त्रित करते हैं। 
काशी नगरी की अदभुत सज्ञा की जाती है | घन, सुषिर, आनद्ध, भेरी, वीणा, झांझ आदि 
विविध वाद्य की मधुर ध्वनियाँ ब्रह्माण्ड मे फैल जाती हैं | महिलाएँ मंगलगीत गाती हैं । 
सौभाग्यवती नारियाँ एवं सखियाँ सुलोचना को स्नान कराती हैं एवं वस्त्राभूषणों से अलंकृत 
करती हैं । 

वधु के समान ही वर को भी वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया जाता है। वरयात्रा 
में जयकुमार साक्षात्‌ इन्द्र ही प्रतीत होते हैं | प्रजाजन बारात की शोभा देखने के लिए अपने 
गृहों से निकलकर राजपथ पर आ जाते हैं। राज द्वार पर पहुँचते ही कन्या पक्ष के बान्धवजन 
वर को सम्मानपूर्वक विवाह मण्डप में ले जाते हैं। अनन्तर वधू सुलोचना भी सखियों के 
साथ विवाह मण्डप में आती है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ४१ 
एकादश सर्य 


वर जयकुमार वधु सुलोचना के रूप सौन्दर्य का अवलोकन करता है । वह उसके 
रूप सौन्दर्य से अत्यधिक प्रभावित होता है | 


दारश सर्य 


जिनेन्द्र देव, जिनवाणी एवं गुरु की अष्टमंगल द्रव्यों से पूजन होती है और विवाह 
कार्य प्रारम्भ होता है | पुरोहित के निर्देशानुसार यज्ञ-हवन क्रिया पूर्ण होने पर कन्यादान की 
रस्म सम्पन्न की जाती है | गठबन्धन एवं सप्तपदी के पूर्ण होने पर माता-पिता एवं गुरु वर्ग 
वर-वधू को शुभाशीर्वाद देते हैं । वे सभी उनके सफल जीवन की कामना करते हैं, महिलाएँ 
मंगल-गीत गाती हैं | विवाह के इस शुभ अवसर पर अकम्पन राज्य कर (90 छोड़ देते 
हैं | वे धन की वर्षा ही कर देते हैं, वर-वधू के दहेज में कोई कमी नहीं रहती | विवाह के 
अनन्तर दासियाँ एवं महिलायें बारातियों को हास-परिहास के साथ पंक्तिभोज कराती हैं । 
राजा अकम्पन वर एवं वरपक्ष को यथाशक्ति आदर-सत्कार द्वारा पूर्णरूपेण सन्तुष्ट करते हैं। 


अयोदश सर्य 


विवाह के पश्चात्‌ जयकुमार अपने श्वसुर अकम्पन से हस्तिनापुर जाने की आज्ञा 
लेते हैं । राजा अकम्पन एवं रानी सुप्रभा अपने जामाता व पुत्री के मस्तक पर अक्षत अर्पित 
करते हैं । वे उन्हें अश्रुपूर्ण नत्रो से विदा करते हैं | माता-पिता तथा प्रजा-वर्ग वर-वधू को 
नगर सीमा तक पहुँचाकर वापिस आ जाते हैं | मुलोचना के भाई उनके साथ जाते हैं । 
सारधि मार्ग में आये वन सौन्दर्य, वन्‍य पशुओं के वर्णन द्वारा जयकुमार का मनोरंजन करता 
है । वन भूमि पार कर वे गंगा के तट पर पहुँचते हैं | निर्मल जल वाली यह नदी राजहंसों 
एवं कमलों से मुशोभित थी | इस नदी के तट पर जयकुमार समैन्य पड़ाव डालकर विश्राम 
करते हैं । 


पतुदश सर्य 


जयकुमार एवं सुलोचना अपने साथियों के साथ नदी के समीपवर्ती उद्यान में जाते 
हैं| वे सभी पुष्पापचय, मधुर आलाप एवं हास्य विनोद द्वारा मनोरंजन क़रते हैं। वन क्रीड़ा 
में हुई थकान को दूर करने के लिए सभी नदी के तट पर पहुँचते हैं । वहाँ सभी युगल जल 
उछालते, फेंकते तथा उसमे छिपते हुए जल-क्रीड़ा करते हैं । स्नान के अनन्तर नबीन वस्त्र 
पहनते हैं । इस समय सुर्य अस्त हो रहा था । 











४२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
शचदश सर्य 





मूर्य अम्त होने पर लाल वम्त्र पहने मन्ध्या रूपी नायिका का आगमन होता है । 
कुछ समय पश्चात्‌ रात्रि का घोर अन्धकार मर्व दिशाओं में फैल जाता है | घर-घर में दीपक 
प्रजयलित होते है । आकाश में चन्द्रमा का उदय होता है | तारे दिखाई देते हैं । स्त्रियाँ 
कामविद्दल हो पति की प्रतीक्षा करती हैं | 


ब्रेड/ सर्ग 


अर्धगत्रि के समय स्त्री-पुरुषों का धैर्य समाप्त होने लगता है| वे परस्पर हास-परिहास 
एवं मद्यपान करते हैं । मद्यपान के कारण उनके नेत्र लाल हो जाते हैं । उनकी चेशएऐँ विकृत 
हो जाती हैं । उनकी लज्जा समाप्त होती है और हाव-भाव, विधभ्रम, विलाम आदि प्रकट होने 
लगते हैं | सभी युगल परस्पर मान-अभिमान और प्रेम का व्यवहार करते हैं । 





ग्राम सर्य 





सभी युगल एकान्त स्थल में चले जाते हैं | मुरत क्रीड़ा करते है । अनन्तर निद्रा-देवी 
की गोद में विश्राम करते हैं | 


अश्टरश ब्र्य 


मंगलकारी शुभ प्रभात होता है | पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है| मन्द-मन्द वायु 
बहती है | कुमुदिनी निमीलित होती है और कमलिनी विकमित । चन्द्रमा निष्प्रभ हो जाता है । 
तारे विलीन हो जाते हैं । उलूक गुफाओं में चले जाते हैं । पूर्व दिशा में प्रतापी राजा के समान 
सूर्य उदित होता है । सभी जागृत होकर अपने-अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं । 


एकोनकिश सर्य 
जयकुमार प्रातःकालीन क्रिया मे निवृत्त होकर स्नान करते हैं । जिनालय में जाकर 


जिनेन्द्र देव, जिनवाणी (मरस्वती), गणधर देव की पूजन-स्नुति करते हैं । पंच नमस्कार मन्त्र 
का चिन्तन करते हुए जीवन को सफल बनाते हैं | 


व्शितितम सर्य 
प्रभात वन्दना के अनन्तर जयकुमार भरत चक्रवर्ती मे भेंट करने अयोध्या पहुँचते 
है | वहाँ सभा भवन में सिहासन पर विराजमान भरत चक्रवर्ती को विनयपूर्वक नमन करते 


! जयोदय महाकाव्य का शैलीवेज्ञानिक अनुशीलन ४३ 
. हैं। भरत भी विनत जयकुमार को उठाकर आलिगन करते हैं | जयकुमार क्षमा-याचना 
पूर्वक काशी नगरी का माग वृत्तान्त बतलाता है । भरत वृत्तान्त सुनकर अपने पुत्र अर्ककीर्ति 
को ही दोषी ठहराते हैं | वे महाराजा अकम्पन, उनकी पुत्री सुलोचना एवं जयकुमार के 
कार्यों की सराहना करते हैं | वे जयकुमार का यधोचित मत्कार करते हैं। उसे तथा मुलोचना 
को वस्त्राभूषण देते हैं | म््राट्‌ द्वारा सत्कृत जयकुमार उनमे आज्ञा लेकर हाथी पर बैठकर 
गन्तव्य स्थल की ओर प्रस्थान करता है | मार्ग में आयी गंगा नदी के मध्य में जब वह 
पहुँचता है तो उसके हाथी के आगे बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगती हैं। अचानक आये संकट 
के कारण वह नदी पार करने में असमर्थ हो जाता है। संकट से वह व्याकुल हो जाता डै। 
चकोरीवत्‌ प्रतीक्षारत सुलेचना विनाशकारी जलप्रवाह से आक्रान्त अपने पति को 
देखती है । पति के मंकट का प्रतिकार करने के लिये सुलोचना पञ्च-नमस्कार मन्त्र का 
स्तवन करते हुए जल मे प्रविष्ट होती है | उसके सतीत्व के प्रभाव से गंगा का जल अत्यल्प 
रह जाता है । गंगा देवी सती सुलोचना के शील से प्रभावित होती है | वह नदी के तट पर 
सुलोचना की दिव्य वस्त्राभूषणों से पूजा करती है । यह देखकर जयकुमार आश्चर्य चकित 
होता है । गंगादेवी उसकी जिज्ञासा शान्त करते हुए कहती है - मैं पूर्व जन्म में सुलोचना 
की दासी थी। सर्पिणी के काटने पर सुलोचना ने मुझे पञ्च-नमस्कार मन्त्र सुनाया था, जिसके 
प्रभाव से मैंने यहाँ देवी का जन्म प्राप्त किया है । जयकुमार मे द्वेष रखने वाली सर्पिणी ने 
यहाँ चण्डिका देवी के रूप में जन्म लिया है | उसी ने पूर्व जन्म के द्वेष के कारण नदी में 
उपद्रव किया है | अवधिन्नान से मैंने स्व-उपकारक सुलोचना की संकटग्रस्त जाना, अतः मैं 
यहाँ आयी हूँ | जयकुमार मधुर वचनों से गंगादेवी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं । 
अनन्तर सुलोचना अपने पति जयकुमार की पूजन करती है । 
एककिंशीतम भ्षर्ग 
जयकुमार की आज्ञा से सैनिक हस्तिनापुर जाने की तैयारी करते हैं | जयकुमार 
और सुलोचना रथारूढ़ होकर प्रस्थान करते हैं । मार्ग के मनोहर दृश्यों द्वारा जयकुमार 
सुलोचना का मनोरंजन करते हुए एक वन में पहुँचते हैं। वन की शीतल हवा से उनकी 
थकान दूर हो जाती है । वन-सौन्दर्य का अवलोकन कर वे हर्षित होते हैं । वन भूमि को 
पार कर वे आगे बढ़ते हैं, जहाँ शबरों (म्लेच्छों) के राजा उन्हें गजमुक्ता, पुष्पों एवं फलादि 
का उपहार देते हैं। अनन्तर वे गोपों की बस्ती में पहुँचते हैं| सुलोचना वहाँ के प्राकृतिक 
सौन्दर्य एवं जीवन का अवलोकन कर आनच्दित होती है | गोप-गोपियाँ दूध, दही से उनका 


४ढड जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


स्वागत करते है एवं आदर-मम्मान से उन्हें सन्तुष्ट करते हैं। जयकुमार उनसे कुशलक्षेम पूछते 
हैं। तदनन्तर उनसे स्नेहमयी विदा लेकर पुनः यात्रा प्रारम्भ करते हैं । 

हस्तिनापुर पहुँचने पर जयकुमार एवं नव-वधू सुलोचना का प्रजा वर्ग एवं मन्त्री वर्ग 
मुस्वागत करते हैं | महिला वर्ग राजमहल में पहुँचकर नववधु सुलोचना के मुख का अवलोकन 
करती हैं और आनच्दित होती हैं । नववधू के म्वागत में महिलाएँ मंगलगीत गाती हैं । 

जयकुमार अपने साले हेमांगद आदि के समक्ष सुलोचना के मस्तक पर पट्टराज्ञी 
का पट॒ट बांधकर “प्रधान महिषी” के पद से सम्मानित करते हैं। इससे सुलोचना के भाई 
प्रसश्न होते हैं और जयकुमार के इस कार्य की प्रशँसा करते हैं । जयकुमार हेमांगद आदि 
के साथ गूढ़ार्थ पूर्वार्ध और गृढ़ार्थ परार्ध से युक्त द्वयर्थक युक्तियों के द्वारा हास-परिहास, 
नगर भ्रमण, विनोद गोष्ठी करते हैं | बहुत समय बीतने पर हेमांगद आदि अपने बहनोई से 
काशी जाने की अनुमति लेते हैं | जयकुमार उन्हें रल, आभूषण इत्यादि उपहार देते हैं। वे 
जयकुमार को सविनय प्रणाम कर हस्तिनापुर से प्रस्थान करते हैं । काशी पहुँचकर अपने 
पिता श्री को बहिन की मुख-ममृद्धि के समाचार से अवगत कराते हैं । राजा अकम्पन अपने 
गृहम्थ जीवन के कर्त्तव्यों से मुक्त होकर आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं । 


वागिशनितय सर्य 

जयकुमार और सुलोचना गृहस्थधर्म एवं राजधर्म का निर्वाह करते हुए सुखपूर्वक 
अपना समय विताते हैं । 
अग्रेग्शितित्म तर्ग 

जयकुमार राज्य भार अपने अनुज विजय को सौंपते हैं और स्वयं प्रजा के हितकार्य 
में मलग्र हो जाते है। एक दिन राजा जयकुमार जब अपनी रानियों के साथ महल की छत 
पर बैठे थे, तभी उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए विध्याधर के विमान को देखा, इससे उन्हें 
जातिस्मरण होता है और वे “'प्रभावती” कहकर मूरच्छित हो जाते हैं | इसी अवसर पर 
सुलोचना भी आकाश मार्ग में कपोत युगल को देख “हा रतिवर”' शब्द कहकर मूर्छित हो 
जाती हैं । शीतलोपचार से दोनों ही सचेत होते हैं परन्तु वहाँ उपस्थित सपलियाँ सुलोचना 
के चरित्र पर सन्देह करती हैं । चैतन्य अवस्था प्राप्त होने पर जयकुमार व सुलोचना दोनों 
को अवधिज्ञान होता है | जयकुमार अपने जन्मान्तर का वृत्तान्त कहने के लिए सुलोचना 
को प्रेरित करते हैं। सुलोचना द्वारा वर्णित पूर्व जन्म का कथानक इस प्रकार है - 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ४५ 


जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में पुण्डीकिणी नगरी है । वहाँ कुबेरप्रिय सेठ सपलीक 
रहता था। उसके यहाँ रतिवर कबूतर और रतिषेणा नामक कबूतरी रहती थी | एक दिन 
सेठ ने दो मुनियों को आहारदान दिया । मुनिराज के दर्शन से कपोत युगल को जातिस्मरण 
हुआ । अब उस युगल ने ब्रह्मचर्य धारणकर अपना शेष जीवन व्यतीत किया । धर्म के 
प्रभाव से दोनों ने मनुष्य जन्म धारण किया । विजयार्ध पर्वत के एक शासक आदित्यगति 
एवं रानी शशिप्रभा के यहाँ रतिवर के जीव ने “हिरण्यवर्मा' पुत्र के रूप में जन्म लिया। 
इसी पर्वत पर अन्य राजा वायुरथ और रानी स्वयंप्रभा थी। रतिषेणा उनके यहाँ “'प्रभावती'' 
नामक पुत्री हुई | इस जन्म में भी हिरण्यवर्मा और प्रभावती का विवाह हुआ । संसार के 
विचित्र स्वरूप को जानकर दोनों ने जिनदीक्षा अंगीकार की । 

एक दिन पूर्वभव के वैरी विद्युतचोर ने जब इन्हे तप करने हुए देखा तो क्रोधावेश 
में आकर इन मुनि तथा आर्थिका को जला दिया | समताभाव पूर्वक शरीर का त्यागकर 
उन्होंने स्वर्ग में जन्म लिया | स्वर्ग से एक बार ये दोनों स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए मर्प-मरोवर 
के समीप पहुँचे | वहाँ आत्महित में मंलग्र केवली के दर्शनकर देव दम्पत्ति हर्षित हुए । उनमें 
संसार की विचित्रता का सन्देश प्राप्त हुआ | उन्होंने बतलाया कि जब देव (कबूतर का 
जीव) कबूतर जन्म से पूर्व मुकान्त के रूप मे जन्मा था उस समय वह उसके भवदेव नामक 
शत्रु थे | फिर वह कबूतर के जन्म ममर्य बिलाव एवं हिरण्यवर्मा की जन्मावधि में विध्ुद्योर 
के रूप में उनके शत्रु बने थे | वर्तमान मे वे भीम नामक केवली है । इस प्रकार मुलोचना 
ने स्पष्ट किया कि जयकुमार ने ही सुकान्त, रतिवा कवृतर, हिरण्यवर्मा और स्वर्ग के देव 
के रूप में जन्म लिया था और वे ही इस जन्म मे उसके पति बने | 

सुलोचना ने अपने पति द्वारा किये प्रश्न के उत्तर में उक्त कधानक कहा, जिससे 
सपलियों का सन्देह सहज ही दूर हो गया । व्िद्याधर के जन्म में सिद्ध की गई विद्याओं ने 
भी यहाँ इनका दासत्व स्वीकार किया । पूर्व जन्म के इग वृत्तान्त से संसार की क्षणभंगुरता 
जानकर जयकुमार और सुलोचना वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करते हैं | धर्म के प्रति उनकी 
रुचि और भी दृढ़ हो जाती है । 


कतर्विशििम तर्य 
विद्याओं के प्राप्त होने पर जयकुमार और मुलोचना की तीर्थाटन करने की इच्छा 
होती है | विधाओं की महायता से गगन-विहार करते हुए वे मुमेु पर्वत पर जाते हैं । वहाँ 


पर पोलह जिनालयों की वन्दना करते हैं। तदनन्तर वे गजदन्त पर्वतों, विशाल वक्षारणिरियों, 
इष्वाकार पर्वतों एवं अढ़ाई द्वीप मे विद्यमान अन्य जिन-चैत्यालयों की वन्दना करते हैं । 


४६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


इस प्रकार वन्दना और भ्रमण करते हुए वे कैलाश पर्वत पर पहुँचते है | वहाँ स्थित जिनालय 
में पहुँचकर भगवान के चरण कमलो में पुष्प अर्पित कर उन्हें तीन प्रदक्षिणा देते हैं | जल, 
चन्दन, अक्षत, पुष्प, नेबद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ रूप द्रव्यों से प्रभु की पूजन करते 
है | म्फटिक मणि की माला लेकर परमेष्टि वाचक मन्त्र का जाप एवं उनका गुणानुबाद करते 
है। अन्त में जिनेन्द्र देव की चरणरज मस्तक से लगाकर वे जिनालय में बाहर आते है | 

पर्वत पर विहार करते हुए वे दम्पत्ति एक दूसरे से कुछ दूर हो जाते है । उसी 
ममय मौधर्म इन्द्र की मभा मे रविप्रभ देव जयकुमार व मुलोचना के शील की प्रशंसा मुनता 
है | वह अपनी काञ्चना नामक देवी को उनके शील की परीक्षा करने हेतु भेजता है | वह 
देवी काल्पनिक कथा कहते हुए जयकुमार के रूप मीन्दर्य की महती प्रशंसा करती है | वह 
अनेक काम चेष्टा ओं मे उसे विचालत करने का प्रयास करती है, परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिलती | जयकुमार ही उसके कार्य की निन्‍्दा करते हुए उसे सद॒ शिक्षा देता है । देवी 
जयकुमार के उदासीनता से परिपूर्ण बचनो को सुनती है | क्रोधित हो वह राक्षमी का रूप 
धारण कर जयकुमार को उठा कर भागने लगती है | यह देख कर जब सती सुलोचना 
उसकी भर्तना करती है तो वह देवी जयकुमार को छोड़ कर चली जाती है । तत्पश्चात 
वह देवी शीघ्र ही रविप्रभ देव क साथ आती है | वे टोनों शील की परीक्षा में मफल 
जयकुमार व मुलोचना की पूजा करते है । 

दुस प्रकार तीर्थयात्रा कर वे स्वगृह वापिस आ जाते हैं और मन्तोष पूर्वक जीवन 
यापन करते है। 


एउबकिशकिम सर्य 
जयकुमार तीर्थ यात्रा से वापिस आने पर वस्तु के स्वरूप पर विचार करते है । 
वे संसार की क्षणभंगुरता, निःमारता का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। वस्तु स्वरूप के चिन्तन 


से उसका वैराग्य भाव जागरित होता है। वह संसार, शरीर और इन्द्रिय विषय भोगों में 
उदासी; हो जाते हैं । 


पूद्किशातितम सर्य 
जयकुमार राज्य भार मंभालने में दक्ष अपने पुत्र अनन्नवीय का शाम्त्रोक्त विधि 
से राज्याभिषेक करते हैं । अनन्तर उसे गजनीति का उपदेश देते है | वे मन्त्रियों व मैनिको 





जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ४७ 


को अपना अन्तिम उदबोधन देकर मभी से क्षमायाचना करते हैं | फिर वे सभी से गृह त्याग 
की अनुमति लेते हैं और आदिनाथ भगवान्‌ के समवशरण में पहुँचते है । तीर्थकर के दर्शन 
कर वे रोमांचित हो जाते है | जयकुमार श्रद्धा से भगवान्‌ की पूजन स्तुति करते है और 
आत्म-कल्याण का मार्ग जानने हेतु निवेदन करते हैं । 


फ्राकिशातितम सर्य 

प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव गृहम्थ और मुनि की तुलना करते हुए जयकुमार को साधु 
का आचार एवं धर्म का स्वरूप समझाते है । वह उपदेशामत पानकर जिन दीक्षा अंगीकार 
करने का दृढ़ निश्चय करता है । 


अरशागिशमितम गर्ग 


राजा जयकुमार ममस्त परिंग्रहों का त्याग कर निर्प्रन्थ दिगम्बर मुनि बन जाते हैं। 
वे मुनिचर्या का पालन करते हुए ज्ञान-ध्यान मे लीन रहते है | क्रमश गुणस्थानों को पार 
कर वे केवलज्ञानी हो जाते है । अन्त में शाश्वत मुख (मोक्ष) प्राप्त करते है । 

भगत चक्रवर्ती की पटटराज्ञी सुभद्रा के ममझाने पर रानी सुलोचना भी ब्राह्यी- 
आर्यिका से जिन-दीक्षा अंगीकार करती है। तप करते हुए शगर का त्याग कर अच्युतेन्द्र 
नामक मसोलहवदें स्वर्ग में इन्द्र का जन्म धारण करती है । 


जयोरव का # क्षय्रोत 


जयोदय महाकाव्य के उपजीव्य ग्रन्थ निम्नलिखित ह - आचार्य जिनसेन तथा 
गुणभद्राचार्य कृत आदि पुराण भाग २, महाकवि पृष्पदन्त द्वारा विरचित महापुराण भाग 
२, पुण्याखव कथाकोश, हमस्तिमलल कृत विक्रान्त कौरव नाटक, वादिचन्द्र भट्टाग्क कृत 
मुलोचना चरित, ब्रहद्मयथारी कामरज प्रणीत जयकुमार चरित तथा ब्रह्मचारी प्रभुगज विरचित 
जयकुमार चरित | 

जयोदय की कथा का आदिपुराण से अधिक माम्य है । अतः आदिपुराण ही 
जयोदय का कथाखोत है | आदिपुराण में वर्णित कथानक का सारांश इस प्रकार है - 


हस्तिनापुर के शासक मोमप्रभ थे । उनकी रानी का नाम लक्ष्मीवती था | उनके 
जय, विजय आदि पन्द्रह पुत्र थे । एक बार राजा सोमप्रभ संसार से विरक्त होकर अपने 
प्रथम पुत्र जयकुमार को राज्य मौंपते हैं और स्वयं वृषभदेव के ममीपृ जाते हैं । एक बार 
जयकुमार शीलगुप्त मुनि से धर्मोपदेश सुनता है । यह उपदेश उसके माथ एक सर्प दश्पत्ति 


४८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


भी सुनता है । एक समय पुनः जयकुमार वन में जाता है | वह उक्त सर्पिणी को अन्य सर्प 
के माथ ग्मण करते देखता है | वह उसे पृथक करने का प्रयास करता है। सैनिक भी उन्हें 
कंकड़ पत्थर में आहत कर देते हैं | जिससे मर्पिणी अपने पूर्व पति नागकुमार की पली 
बनती है और सर्प गंगा नदी में काली नामक जलदेव के रूप में जन्म लेता है | सर्पिणी उक्त 
वृत्तान्त द्वारा अपने पति को जयकुमार के विरुद्ध उत्तेजित करती है तो वह क्रोधित होकर 
उसे मारने के लिए उसके महल में जाता है | वहाँ जयकुमार के मुख से वन का वृत्तान्त 
मुनता है तो उमका अज्ञान दूर हो जाता है। जयकुमार की पूजा कर उसका सेवक बन 
जाता है | 


भरत क्षेत्र की काशी नगगी के राजा अकम्पन एवं गनी सुप्रभा थी, जिनके एक 
हजार पुत्र और मुलोचना तथा अक्षमाला नामक दो पुत्रियाँ थीं। सर्वगुण सम्पन्न सुलोचना 
अशहिका पर्व की पूजन कर शेषाक्षत देने पिता के समीप जाती है | शेषाक्षत ले पिता पुत्री 
को पारणा करने के लिये कहते है । अपनी पुत्री को पूर्ण युवती देख वे उसके विवाह के 
विषय में चिन्तित होते हैं | मन्त्रियों की सलाह से वे स्वयंवर करने का निश्चय करते हैं । 
स्वयंवर आयोजित करने हेतु विभिन्न देशों के राजकुमारों को आमंत्रित करते है| सभी 
राजकुमारों के स्थान ग्रहण करने पर वस्त्राभूषणों से अलंकृत सुलोचना जिनेन्द्र पूजनकर 
स्वयंवर मण्डप में आती है । महेन्द्रदत्त कंचुकी सुलोचना को क्रमशः सभी आगन्तुक राजाओं 
से परिचित कराता है | सुलोचना हस्तिनापुर नरेश जयकुमार से प्रभावित होकर उसे वरमाला 
पहनाती है । 

सुलोचना द्वारा जयकुमार के वरण को दुर्मर्षण अनुचित मानता है। वह अपने 
स्वामी अर्ककीर्ति और अन्य राजागण को अकम्पन के विरुद्ध उत्तेजित करता है ॥ क्रोधित 
हो अर्ककीर्ति युद्धोन्‍्मुख हो जाता है । अर्ककीर्ति को उसका अनवध्यमति मन्त्री एवं राजा 
अकम्पन का दूत अनेक प्रकार से समझाते हैं | वह उनकी बात न मानकर सेनापति द्वारा 
युद्ध का डंका बजवा देता है | युद्ध के डंके को सुनकर जयकुमार अकम्पन से सुलोचना की 
रक्षा हेतु निवेदन करता है और स्वयं अपने भाईयों एवं अन्य राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र 
में जाता है । वह नागकुमार देव द्वारा प्राप्त अर्धचन्द्र बाण से युद्ध में अ्ककीर्ति को पराजित 
कर नागपाश में बाँध लेता है और उसे अकम्पन को सौंपता है । 


युद्ध से निवृत्त हो सभी जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा करते हैं | राजा अकम्पन 
अर्ककीर्ति को समझाते हैं | उनके प्रयास से जयकुमार तथा अर्ककीर्ति की सन्धि होती है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ४९ 


तदनन्तर वे अपनी द्वितीय पुत्री अक्षमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ कर देते हैं । 
अकम्पन उक्त सभी समाचार दूत द्वारा भरत चक्रवर्ती के समीप भेजते हैं । सम्राट्‌ भरत 
उनके कार्य से प्रसन्न होते हैं । 


मन्त्री का पत्र प्राप्त कर जयकुमार अकप्पन से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर प्रस्थान कर 
देते हैं। सुलोचना के भाई भी उनके साथ जाते हैं। मार्ग में गंगा नदी आने पर पड़ाव डालते 
हैं । दूसरे दिन जयकुमार अकेला सम्राट्‌ भरत से मिलने अयोध्या पहुँचता है । वह सभा 
भवन में पहुँच कर सिंहासन एर विराजमान चक्रवर्ती भरत को नमन करता है | मग्राट्‌ उसे 
मधुर वचनों से सन्तुष्ट कर काशी के समाचार ज्ञात करते हैं और उसे तथा सुलोचना को 
वस्त्राभूषण प्रदान कर सम्मानित करते हैं । 

सम्राट से अनुमति लेकर जयकुमार हाथी पर बैठकर वापिस गंगा नदी के तट पर 
आता है। वह वहाँ शुष्क वृक्ष की एक शाखा के अग्रभाग पर एक कौए को सूर्य की उन्मुख 
होकर रोते हुए देखता है। अपशकुन के कारण जयकुमार सुलोचना के अनिष्ट की आशंका 
करते हुए मूर्छित हो जाता है | पुरोहित के वचनों से आश्वस्त होकर पुनः यात्रा प्रारम्भ 
करता है। सरयू और गंगा नदी के संगम पर काली देवी मगर का रूप धारणकर जयकुमार 
के हाथी को पकड़ लेती है | हाथी को डूबता देखकर सभी उसे बचाने का प्रयास करते हैं 
। सुलोचना भी पञ्च-नमस्कार मन्त्र का स्मरण कर गंगा में प्रविष्ट होती है । गंगा देवी उक्त 
वृत्तान्त जानकर काली देवी को डॉटती है तथा सभी को नदी के तट पर पहुँचाती है तथा 
सुलोचना का भव्य सन्‍्कार करती है| यह देख जब जयकुमार आश्चर्यचकित होता है तो 
मुलोचना पूर्व जन्म का वृत्तान्त बतलाकर उसकी जिज्ञासा शान्ति करती है | जयकुमार 
गंगादेवी का आभार व्यक्त कर उसे बिदा करता है । 

दूसरे दिन पुनः यात्रा प्रारम्भ कर जयकुमार और सुलोचना हस्तिनापुर पहुँचते हैं। 
वहाँ प्रजावर्ग एवं सभासद सभी उनका स्वागत करते हैं| जयकुमार एक दिन शुभ मुहूर्त में 
उत्सव का आयोजन कर सुलोचना को उसके हेमांगद आदि भ्राताओं के समक्ष सुलोचना के 
मस्तक पर पट्टरानी का पट्ट बाँधता है | कुछ समय बाद सुलोचना के हेमांगद आदि सभी 
भाई काशी आ जाते हैं। अकम्पन भी अपने पुत्र को राज्य सौंपते हैं एवं जिन-दीक्षा अंगीकार 
कर तप करते हुए केवलज्ञानी हो जाते हैं । 

एक बार जयकुमार और सुलोचना महल की छत पर बैठे थे। जयकुमार कृत्रिम हाथी 
पर बैठे विधाधर दम्पत्ति को देखकर पूर्व जन्म का स्मरण होने से “हा मेरी प्रभावती'' कहते 
हुए मूर्छित हो जाता है । सुलोचना भी उसी समय कपोत युगल देखती है और “हा मेरे रतिवर”' 
कह कर अचेत हो जाती है। शीतल उपचार से उनकी मूर्च्छा भंग होती है । जयकुमार सुलोचना 


५० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
को मान्चना देता है | उमसे पूर्व जन्म का वृत्तान्त मुनाने के लिए कहता है । 

मुलोचना ने बतलाया कि वे पहले मुकान्त और रतिवेगा के रूप में जन्मे थे । वहाँ 
उनका भत्रु * वदेव था । इसके बाद ग्तिवर और रतिवेगा कपोत युगल बने | यहाँ भवदेव 
का जीव विलाव के रूप में उनका शत्रु बना | अनन्नर क्रमश: हिश्ण्यवर्मा, प्रभावती और 
शत्रु विद्ुद्योर, स्वर्ग में देव-देवी तथा उनका वैरी अब भीम केवली बने हैं | म्वर्ग के देव 
देवी ही वर्तमान में जयकुमार और सुलोचना के रूप में है । 

पूर्वभव के म्मरण के बाद दोनों को पूर्व जन्म की विधायें भी प्राप्त होती हैं । 
अनन्तर दोनों देशाटन करते हुए कैलाशगिरि पहुँचत हैं | लौटते ममय वही रतिप्रभ देव के 
आदेश में कांचना देवी जयकुमार के शील की परीक्षा करती है । वह अनेक चेष्ाओं द्वारा 
भी उसे विचलित नहीं कर पाती तो उम्रे उठाकर भागने लगती है । यह देख सुलोचना 
उसकी भर्तसना करती है | देवी उसके शील से भयभीत हो रनिप्रभ के समीप वापिस जाती 
है। रविप्रभ देव स्वर्ग से आकर क्षमायाचना पूर्वक उनकी पूजन करता है। 

तीर्धाटन के बाद जयकुमार अपने नगर वापिस पहुँचते है और मसुखपूर्वक दिन 
व्यतीत करते हैं| जयकुमार एक बार तीर्थंकर ऋषभदेव का धर्मोपदेश सुनते हैं | वे आत्म- 
कल्याण करने की इच्छा में अपने पुत्र अनन्तवीर्य को राज्य मौपकर जिन-दीक्षा अंगीकार 
करते हैं। वे तप कर इकहत्तरवें गणधर बनते हैं | भगत चक्रवर्ती की पटरानी मुभद्रा के 
समझाने पर मुलोचना भी ब्राह्मयी आर्थिका से दीक्षित होकर तप करती है | सुलोचना का 
जीव अन्त में शरीर का त्यागकर अच्युतेन्द्र स्वर्ग के अनुत्तर विमान में देव बनता है ।' 


मलकका में गरितत और उम्रका औषित् 


सन्त कवि 'स्वान्त: सुखाय और सर्वजुनहिताय '' के प्रयोजन से काव्य मृजन करते 
हैं | वे इस प्रयोजन की सिद्धि हेतु पाराणिक कथानक का आश्रय लेते हैं या अपने युग के 
वातावरण एवं समाज व्यवस्था से प्रभावित होकर मैलिक कथानक का सृजन करते है। इसे 
रस, छन्द, अलंकार, गुण, रीति आदि से अलंकृत कर कवि अपनी अनुभूति को सहृदय के 
प्रति इस प्रकार प्रेषणीय बनाते हैं कि उसे ग्रहण कर महृदय को आनन्द की उपलब्धि होती है। 

महाकवि ज्ञानसागर ने अलौकिक आनन्दानुभूति के लक्ष्य से ही जयोदय महाकाव्य 
का सृजन किया है । उन्होंने ऐतिहासिक कथानक का अवलम्बन लिया है | उसमें अपनी 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा द्वारा अनेक परिवर्तन किये हैं और उसे महाकाव्य के रूप में 
प्रस्तुत किया है । 


१. आदिपुराण, भाग - २, पर्व ४३-४७ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ५१ 


महाकवि ज्ञानमागर ने कृति को ग्मात्मक बनाने के लिए मूलकथा में अनेक परिवर्तन 
किये है । उन्होंने काव्य के अनावश्यक विम्तार को गेकने के लिए मूल कथा की कुछ 
घटनाओं को छोड़ दिया है | जैसे आदिपुराण में जयकुमार एवं मुलोचना के पूर्व-जन्मों का 
विम्तत वर्गन है| दोनों के प्रत्येक जन्म के सम्बन्धियों से सम्बन्धित अवान्तर कथाओं का 
भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे पाठक इन कथाओं मे इतना उलझ जाता है कि 
उसे मूल कथा समझने मे कठिनाई होती है।' परन्तु जयोदयकार ने मात्र जयकुमार एवं 
पुलोचना के ही पूर्वजन्मों का उल्लेख कर कथा को अनावश्यक बोझ से मुक्त कर सरस बना 
दिया है।' 

कवि ने पात्रों की चारित्रिक उदात्तता की रक्षा के लिए भी कुछ घटनाओं को 
अपने काव्य में स्थान नहीं दिया है । आदिपुरगण में उल्लेख है कि जयकुमार एक शुष्क वृक्ष 
पर बैठे सूर्याभिमुख कोए को रोते देख अनिष्ट की आशका में अचेत हो जाते है।" जयोदयकार 
ने इस घटना का परित्याग कर दिया है। इससे काव्य में भयानक रसभास नहीं आ पाया 
है. और धीगेदात्त नायक के स्थर्य गुण की रक्षा हो सकी हैं । 

काव्य मृजन का महाकंवि का प्रमुख ख्येय रहा है नायक के माध्यम से पुरुषार्थ 
चतुश्य की सिद्धि करना | अत कवि ने मूल कथा की उन घटनाओं एबं तथ्यों को, जो 
पुरुषाध यतुष्टय की सिद्धि मं सहायक नहीं है. छोड़ दिया है | यथा आडिपुगण में जयकुमार 
के मात पिता पिलृव्य का एवं राजा अकम्पन के परिवार का विस्तृत परिचय मिलता है । 
पर महाकवि का प्रयाऊन मात्र जयकुमार का उदय बनलाना रहा है, अतः उन्होंने काव्य में 
प्रमगवश जयकुमार के पिता के नाम का उल्लेख किया है | काव्य मे अकम्पन उनकी पली 
एबर पुत्री का परिशाश उस समय मिलता है, जब उनका दूत जयकुमार की मभा में सुलोचना 
करे स्वयंवर का समाचार लेकर जाता है । कवि द्वारा कृत इस परिवर्तन से कथानक का 
अनावश्यक विस्तार नहीं हो पाया है और अत्यन्त सफलता पूर्वक काव्य-प्रयोजन सिद्ध हुआ 
है | 

कुछ म्थनों पर कवि ने नये प्रमंग जोड़ें है। उदाहर्णार्थ आदिपुराण में शीलगुप् 
मुनिगाज से जयकुमार के उपदेश मुनने मात्र का उल्लेख है। परन्तु जयोदय में मुनि जयकुमार 








आदिपुराण, भाग - २, ४६.१९-३६६, ४ ५/१-२५० 
जयोदय, २३/८५-९५ 

आदिपुराण, भाग - २, ४५/१३९ १४१ 

वही, ४३ '»५-८३ 

जयादय, ३०३०, 35-३८ 

आदिपुराण, भाग-२, ४3 ८८-८९ 


| दा... छू 480. 4. ४ 


५२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


को विस्तार से धर्मनीति और राजनीति का ज्ञान कराते हैं ।' 


आदिपुराण में सुलोचना के रूप सौन्दर्य एवं विवाह का संक्षेप में वर्णन है ।' 
महाकवि भूरामलजी ने अपनी कल्पना के बल से इसका बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया है ।* 
जिससे शुृंगाररस के प्रसंग में वृद्धि हो गयी है । 


आदिपुराण में महेन्द्रदत्त कंचुकी राजकुमारी सुलोचना को स्वयंवर सभा में आये 
राजकुमारों से परिचय कराता है । जयोदय के कवि ने यह कार्य स्वर्ग से आयी बुद्धिदेवी 
से कराया है,' जो कवि की मीलिक कल्पना है | इससे राजकुमारी के गुणों का साहित्यिक 
भाषा में अत्यन्त विद्धत्तापूर्ण वर्णन संगत हो गया है । अन्तःपुर की सेवा में लगे एक बूढ़े 
ब्राह्मण में ऐसी विद्वता संगत नहीं होती । दूमरे विवाह के प्रसंग में एक नारी की मार्गदर्शिका 
नारी को ही बनाये जाने से प्रसंग में शालीनता आ गई है । 


आदिपुराण में जयकुमार के वैराग्य-चिन्तन का मंक्षेप में वर्णन है । जयोदयकार 
ने इस वैराग्य का वर्णन एक सर्ग में किया है, जिसमे काव्य में शान्त-रस की ऐसी सुधाधारा 
प्रवाहित हुई है, जो मम्मट के “'सद्यः परनिवृत्तये'' काव्य प्रयोजन को माकार करती है । 


इस प्रकार कवि ने मूल कथा में आवश्यक परिवर्तन कर काव्य को रसात्मक बनाने 
का पूर्ण प्रयास किया है । 


पग्रेरर का बह्ाकाव्यत्त 


जयोदय एक महाकाव्य है। भामह, दण्डी, विश्वनाथ आदि भारतीय काव्यशास्त्रियों 
ने महाकाव्य के जो लक्षण बतलाये हैं” वे इसमें अक्षरशः प्राप्त होते हैं । यह उसके निम्न 
स्वरूप से स्पष्ट हो जाता है - 


जयोदय महाकाव्य की कथा अट्ठाईस सर्गों में विभक्त है | काव्य के प्रारम्भ में 
कवि ने जिनेन्द्र वनदना द्वारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है।” 


जयोदय, २/१ - १३७ 

आदिपुराण, भाग - २, ४३/१३७-३ ३७ 

जयोदय, ३/३०-११६, सर्ग - ५,६,९,१०,११,१२ 

आदिपुराण, भाग २, ४३ / ३०१ -३०८ 

जयोदय, ६ / ६ - ११८ 

वही, सर्ग-२५ 

(अ) काव्यालंकार : भामह, १. १९-२३ (व) काव्यादर्श : दण्डी, १ /१४-२२ 
जयोदय, १/१ 


0220 “0: 2 3 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्लानिक अनुशीलन ५३ 


आदिपुराण में वर्णित जयकुमार एवं सुलोचना की कथा पर जयोदय की कथा- 
वस्तु आधारित है | जयोदय का नायक जयकुमार है | वह क्षत्रिय कुलोत्पन्न, धीरोदात्त, 
चतुर एवं सर्वगुणसम्पन्न है । वह भरत चक्रवर्ती का सेनापति है। वह धर्म, अर्थ एवं काम 
पुरुषार्थ में रत रहते हुए अन्त में तपस्या द्वारा निःश्रेयस्‌ सुख (मोक्ष) प्राप्त करता है | इस 
प्रकार जयोदय में पुरुषार्थ चतुष्टय के वर्णन द्वारा काव्य का महदुद्देश्य स्पष्ट किया गया है। 

कवि ने जयोदय में पर्वत), नदी', बन, सूर्योदय , सूर्यास्त, चन्द्रोदय ', 
चन्द्रास्त', प्रभात, मन्ध्या ,, अन्धकार?", एवं रात्रि) ” का सजीव वर्णन किया है। इसमें 
काशी ', हस्तिनापुर *, एवं अयोध्या तथा नगरियों का तथा वनक्रीड़ा' ', जलक़ीड़ा' *, 
पानगोष्ठी' , सुरत क्रीड़ा' “, विवाह ', दूताभिमान “, संवाद” ” और तीर्थयात्रा ' * प्रभृति 
का चित्रण किया गया है | इसका नायक प्रतिपक्षी अर्ककीर्ति एवं अन्तःशत्रु काम, क्रोधादि 
को पराजित कर उन पर विजय प्राप्त करता है' * । इस प्रकार अन्तः एवं बाह्य शत्रुओं पर 
विजय प्राप्ति का वर्णन नायकाभ्युदय को संकेतित करता है | 


इसमें दो स्थलों पर मुनि एवं उनके द्वारा दिये गये धर्मोपदेशों का भी वर्णन है । 

जयोदय में अंगी रस शान्त है , शृंगार, वीर, भयानक, वीभत्स एवं हास्यादि रस 
शान्तरस को पुण्ट करते हैं । 

प्रस्तुत महाकाव्य की कथावम्तु पंच सन्धियों में बिभाजित की गई है | प्रथम सर्ग 
में मुख सन्धि है, तृतीय एवं चतुर्थ मर्ग का कथांश प्रतिमुख मन्धि है । षष्ठ सर्ग गर्भ सन्धि 
का द्योतक है | मप्तम सर्ग से चतुर्विशति सर्ग को विमर्श मन्धि कहा जा सकता है | अन्तिम 
चार सर्ग उपसंहति उन्धि को सूचित करते है । 


१. जयोदय, २४/२-५७ १३. जयोदय, २१ वाँ सर्ग 

२. वही, ३३/५३-५९ १४. वही, २०/२-६ 

३. वही, १४/४-६, २१/४१-६४ १५. वही, १४/५-९९ 

४. वही, १८/१-३२, १६ वही, १४ वाँ मर्ग 

५. वही, १५/१-९ १७. वही, १७वाँ सर्ग 

६. वही, १५/९, ७४-८२ १८. वही, १७ वाँ सर्ग 

७9. वही, १८/६३ १९ वही, मर्ग १० से १२ 

८. वही, सर्ग १८ २० वही, ३/२१-९५,७/५६-७३,९/५८-६४ 
२. वही, १५/३७-५३ २१. वही, सर्ग ७ वा मर्गे 

१०. वही, १५/३५-३७ २२. वही, २४ वां मर्ग 

११. वही, १५/३८-१०८ २३. वही, सर्ग ८ एवं २८ वाँ सर्ग 


१२. वही, ३/३० २४. वही, सर्ग - २५ एवं २८ वाँ सर्ग 


५४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

महाकवि ने काव्य के कुछ मर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग कर अन्त में छन्द 
परिवर्तित किया है तथा कुछ सर्गों में तीन, चार या उमसे अधिक छन्‍्दों का प्रयोग किया 
है और अन्त में छन्‍्द बदल दिया है | 

जयोदय के प्रत्येक मर्ग का नामकरण उममें वर्णित कथांश के आधार पर किया 
गया है | जैसे अन्तिम सर्ग में जयकुमार के मोक्षप्राप्ति की घटना का चित्रण किया है. अत. 
इस मर्ग का नाम “तपः परिणाम” है| प्रत्येक मर्ग के अन्त में अग्रिम मर्ग के घटना की 
मूचना मिलती है । 

काव्य शद्दालंकार, अर्धालंकार के भेदों एवं चक्रवन्ध चित्रालंकार में अलंकृत है। 
इसमें अप्रत्यक्ष रूप से नायक के गुण वर्णन द्वारा मज्जन की प्रशंसा और प्रतिनायक अर्ककीर्ति 
के पराभव के चित्रण में दुर्जन की निन्‍दा की गई है । 

महाकाव्य का नाम भी नायक जयकुमार के नाम पर रखा गया है । नायक की 
भौतिक एवं आध्यात्रिक उन्नति का चित्रण हाने से इसका जयोदय नाम साथक है | इसके 
अतिर्रिक्त महाकवि को काव्य का “सुलोचना स्वयंवर'' नाम भी अभिप्रेत है। इस नामकरण 
का आधार है. काव्य की प्रमुख घटना स्वयवर सभा में मुनोचना द्वारा जयकुमार का वरण। 
इस घटना के आधार पर जयकुमार व अकर्कीर्त का युद्ध होता है और जयकुमार के परक्रर 
का परिचय मिलता है | काव्य के दोनों ही! नाम मान्य है पर 'जयोदय' सक्षिप्त ओर साथक 
नाम है | 

जयोदय का उपयुक्त वैशिप्टय उसे महाकाव्योचित गरिमा प्रदान करने में एण समध 
तेथा सक्षम भी है । 


जयोरव # क्ाव्यात्यकता 


“वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌'' अर्धात्‌ जो उक्ति सहंदय को भावमान कर दे, मन को 
छू ले, हृदय को आन्दोलित कर दे, उमे काव्य कहते है | काव्य की यह परिभाषा साहित्य 
दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने की है, जो अत्यन्त संग्ल और मटीक है। 


ऐमी उक्ति की रचना तब होती है जब मानवचरित, मानव आदर्श एवं जगन के 
वैचित्रय को कलात्मक रीति से प्रस्तुत किया जाता है | कलात्मक रीति का प्राण है भाषा की 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिकर अनुशीलन ५५ 
लाक्षाणकता एवं व्यंजकता । भाषा को लाक्षणिक एवं व्यंजक बनाने के उपाय हैं : अन्योक्ति, 
प्रतीक विधान, उपचार वक्रता, अनकार योजना, विम्ब योजना, शब्दों का सन्दर्भ विशेष में 
व्यजनामय गुम्फन आदि । शब्द मौष्ठव एवं लयात्मकता भी कलात्मक रीति के अंग हैं। इन 
मवको आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति नाम दिया है | कलात्मक अभिव्यंजना प्रकार में ही सौन्दर्य 
होता है । सुन्दर कथन का नाम हो काव्य कला है | रमणीय कथन प्रकार में ढला कध्य 
काव्य कहलाता है | 


''रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्दः काव्यम्‌ (पंडितगाज जगन्नाथ , “मारभूतों हार्थ: 
स्वशब्दानभिधेपल्ेन प्रक्राशित. मुतगमेव शोभामावहति'', ध्वन्यालोक-४) ये उक्तियाँ इस 
सध्य की पुष्टि करती है।' 

कलात्मक अभिव्यजना से भाषा मे भावों के स्वरूप का निर्देश करने के बजाय 
अनुभुति कराने की शक्ति आ जाती है तथा कथन में र्मणीयता का आविर्भाव होता है । 
किसी स्त्री के मुख को सुन्दर कहने से उसके सुन्दर होने की सृचना मात्र मिलती है, किन्तु 
टग चन्द्रमा या क्रमल कहने से उसके साद्र्य की अनुभूति होती है, क्‍योंकि चन्द्रमा और 
कमल के सोचय का हमे अनुभव होता है। अत ये शब्द्र हमारे अनुभव को जगाकर मुख 
के सोस्दय को मानसपटल पर दृध्य बना देते है | किसी के अन्यत क्रुद्ध होने पर हम यही 
कट कि वह अच्यस् क्रुद्ध हो गया तो इससे उसके क्राधानिरक की जानकारी ही मिलेगी, 
क्राधाभिभूत अवस्था को अनुभूति ने होगी । इसके बजाय हम यह कह कि ''वह आग 
बबूला हो गया या "उसकी आँखों के अगारे जलने लगे तो उसकी क्रोधाभिभूत दशा 
आँखों के सामने साकार हो जायेगी । कोई युवक किसी युवती में बेहद प्रेम करता है तो 
एमा ही कहने से उसके प्रेम की उत्केटता का साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु “वह उसे पर 
मरता है ऐसा कहने से उसके प्रेम की उल्कटता अनुभव में आ जाती है | किसी को 
खतरनाक कहने से केबल उसके खतरनाक होने की सचना मिलती है, लेकिन सॉप कहने 
से उसके खतरनाकपन की सीमा मन को भास जाती | | 

इस प्रकार जब वस्तु के स्वभाव, मानव अनुभूतियां एवं व्यापाग को उनके बाचक 
शब्द द्वारा निर्दिष्ट हु कर उपमा उपचारादि (लाक्षणिक प्रयोग) जन्य विम्बा, मनोभावों के 

मूक माटठा अनुशीनन (वाणडुलियि) था सतनचन्द जन, पृष्ठ १ 


मृक मार्टी अनुशीलन : थाएदुलियि) ईा रतनचदड जैन प्रट्ट १ 
मूक माटी अनुशीलन (पाणईडुलिपि। डा रतनचद जैन. प्रष्ट - $ 


५६ जयोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


सूचक बाह्य व्यापार रूप अनुभावों, सन्दर्भ विशेष के वाहक शब्दों तथा सन्दर्भ विशेष में 
गुम्फित शब्दों के द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है, तब भाषा भावों के स्वरूप की अनुभूति 
कराने योग्य बनती है। इन तत्वों के द्वारा वस्तु के सौन्दर्य का उत्कर्ष, मानव मनोभावों एवं 
अनुभूतियों की उत्कटता, तीक्ष्णता, उग्रता, कटुता, उदात्तता एवं वीभत्सता, मनोदशाओं की 
गहनता, किंकर्तव्यविमूढ़ता, परिस्थितियों और घटनाओं की हृदय द्रावकता, मर्मच्छेदकता 
तथा आह्वादकता आदि अनुभूतिगम्य हो जाते हैं । इनकी अनुभूति सहृदय के स्थायीभावों 
को उदबुद्ध क्रती है, जिससे वह भावमग्न या रसमग्न हो जाता है| कथन की विशिष्ट 
पद्धति से आविर्भूत रमणीयता भी उसे आह्वादित करती है । कथन की यह विशिष्ट पद्धति 
ही शैली कहलाती है | दस शैली में गुग्फित भाषा काव्य भाषा कहलाती है | भारतीय 
काब्यशास्त्री कुन्तक ने इस शैली को कक्रता शब्द से अभिहित किया है। भारतीय काव्यशास्त्रियों 
ने इसे चयन (सिलेक्शन) और विचलन (डेवीयेशन फार्म नार्मस्‌) नाम दिये हैं।' 


जयोदय का काव्यत्व इस कसौटी पर खरा उतरता है | मानव चरित तथा मानव 
आदर्श प्रस्तुत महाकाव्य का विषय है | महाकवि ने अपनी उक्तियों को लाक्षणिकता एवं 
व्यंजकता से मण्डित कर अर्थात्‌ उनमें वक्रता लाकर हृदयस्पर्शी बनाया है, जिससे जयोदय 
की भाषा में अपूर्व काव्यात्मकता आविर्भूत हुई है | महाकवि ने भाषा को काव्यात्मक बनाने 
वाले प्राय: सभी शैलीय उपादानों का प्रयोग किया है | उपचार वक्रता, प्रतीक विधान, 
अलंकार योजना, विम्ब योजना, शब्दों का सन्दर्भ विशेष में व्यंजनामय गुम्फन मुहावरे, 
लोकोक्तियाँ, मूक्तियाँ आदि सभी तत्त्वों से उनकी भाषा मण्डित है| इन सभी का विश्लेषण 
उत्तरवर्ती अध्यायों में किया जा रहा है । 


१. मूक भाटी अनुशीलन (पाण्दुलिपि) : डॉ. रतनचन्द जैन, पृष्ठ-२ 


तृतीय अध्याय 


वक्रता, व्यंजकता एवं ध्वनि 
भाषा की व्यंजकता ही काव्य का प्राण है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि 
जो वस्तु संवृत्त होती है, रहस्य के आवरण में छिपी रहती है, वह जिज्ञासा उत्पन्न करती 
है, उत्सुकता जगाती है और इस कारण आकर्षक एवं रोचक बन जाती है | जो वस्तु 
अनावृत होती है, उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता | किसी रमणी का मुख घूंघट में 
छिपा हो तो देखने की उत्सुकता जगाता है, और यदि खुला हो तो उत्सुकता के लिए कोई 
अवकाश नहीं रहता । कथन शैली के विषय में भी यह बात सत्य है। जो बात स्पष्ट शब्दों 
में कही जाती है उसमें वैसी रोचकता एवं प्रभावोत्पादकता (भावोदबोधकता) नहीं होती 
जैसी संकेतामक (लाक्षणिक एवं व्यंजक) भाषा में कहने पर होती है । काव्याचार्य आनन्दवर्धन 
ने स्पष्ट कथन द्वारा नहीं अपितु संवृत्ति द्वारा प्रतीत कराये गये अर्थ को ध्वनिकार्य की संज्ञा 
दी है और इस व्यंजक शैली को कथन मे चारुत्व' एवं नावीन्य' का संचार करने वाला 
बतलाया है - 
यस्मिन्ससो वा भावों वा तात्पयेंण प्रकाशते, 
संवृत्यामिहिती वस्तु यत्रालट्वार एव वा । 
काव्याध्वनिध्वनिर्व्यट्रगयप्राधान्यैकनिवन्धन: , 
सर्वत्र तत्र विद्यी लेयः सहदयैजनै:॥' 
अर्थात्‌ जहाँ रस और भाव तात्पर्य रूप से प्रकाशित होते हैं तथा वस्तु एवं अलंकार 
संवृत (आवृत) करके सम्प्रेषित किये जाते हैं, वहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है, उसे 
ध्वनिकाव्य कहते हैं । 


१. उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तद्यारुत्व प्रकाशयन्‌ । 

शद्दो व्यज्जकतां विध्रद्‌ ध्वन्युक्ते्िषयी भवेत्‌ ॥ ध्वन्यालोक, १/१५॥ 
२. ध्वनेर्य: सगुणीभुतव्यग्यध्यांध्वा प्रदर्शित: 

अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुण: । 

अतो ह्वान्यतमेनापि प्रकारेण विभूषितः, 

वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वियवत्यपि || वही, ४/१-२ | 
३. ध्वन्यालोक ३/४२ की वृत्ति 


५८ जयोदय महाकराव्य का शैलावेब्लानिक अनुशीलन 

संवृत्याभिधान सिबूनि द्वार मंम्प्ेषण) का फल है कथन में सौन्दर्य का उन्मेष । 
इसे लोचनकार अभिनवगुप्त ने" सवृनत्यति रोप्यमानतया लब्धसोन्दर्थ इन्यूथ / इन शब्दों मे 
ग्पष्ट किया है | 

आनन्दवर्धन न भी कहा है. “'माग्भूतों द्यर्थ, स्वशब्दा्नाभधयन्वन प्रकाशित, 
सुतरमेव शोभामावहति। अर्थात सारभूत अथ जब स्पष्ट शब्दों का प्रयोग ने करने हुए 
व्यजित किया जाता है, तव अन्यस्त मनोहर लगता है | 

“वरनुवारुलप्रतीनये स्वथद्दान|भधयत्वेन यद्रतिपिपादयितुमिष्यते तद व्यदृग्यम' 
इन शब्दों मे भा उन्हाने यही बान कटी है । 

ध्वन्यालोककार ने यह भी कहा है कि व्यजकता के स्पश से अर्थालकारे गे भी 
ग्मणीयना (हृदयाद्वादकता। आ जाती है । 


गक काध्यममल ने व्यजकता की मईरिमा का वर्णन निम्न आत्टा में किया है 


अनुृदधुष्टः भच्दे् व घटनातः स्फूटतर:, 
पदानासर्थात्मा ग्मयति ने सुत्तानितरगः । 
यथा ट्रश्य. किडज्वितु परनचलचीनांशूकतया, 
कुया भाग: स्त्रीणां हर्गत ने तथान्सुद्रितमुखः ॥ 
अधात गए हल मे कही गई बालन 2ेसे प्रकार आनच्चित नहीं करती जम प्रकार 
आवबृत करके अवभासित की गई बात करती है । मर्त्रिया के खुले हा स्तन मन को उनना 
नहीं मोहते, जिलन आवन गलन आचल के 2: ने से प्रकट हों जाने वर महल ह । 
इम प्रकार यह मनावन्नानिक सत्य है के व्य सकता के द्वारा भाषा मे गाक रहस्यमय 
आकपण एक अदभुत राचकता आए जाता # । 
दुसरी वात यह # 'क, >2 45% लक अप 90 0 दो दर 00 के का से जा पा 
उतना प्रभावत नहीं काता, ना भावादलित नहीं करता लिलना गुत याव्टो मे परग्फ 
होने पर करता है । 


१ प्यन्यालीक, नीतन 6: 

र ध्वन्यालाक < « +,; पातत 

ठ बह 4 ७ ४४ व९,* 

6 वाष्यानट्रारबगी 3 उन्यालाक 


५. माहि्यदयण २ १० विचारावमदा टाकी से डघे ४७. :-' 


जयोदय महाकाव्य का शलीयेज्ञानिक अनुशीलन ७९ 

पाश्चात्य आलोचक माइकेल रावर्ट्स का कथन है - 

[0269 800 5५00॥6 (66॥006 ८०७0 5९।॥००॥ 96 008760 0५ 0॥80[ 
]2[7005 

अर्धात स्पष्ट कथन द्वारा गम्भार एवं सक्ष्म भावनाओं का उदवोधन प्रायः असम्भव 
है | 

जो तथ्य गृढ़ शब्दों मे प्रस्फुटित होता है, वह ऐसा लगता है जैसे हमारी ही 
अनुभूति से प्रमूत हुआ हो, इसलिये वह हमे भावोद्वेलित करने में समर्थ होता है । 


इन गुणों के आधार पर व्यंजकता काव्यभाषा का प्राण है | 
व्यंजकता के 4कार 

व्यंजकता दो प्रकार की होती है - अभिधाश्रित ओर लक्षणाश्रित ।' जहाँ शब्द 
का वाच्यार्थ मंगत (उपपन्न) होते हुए भी अभिप्रेत (विवक्षित) नहीं होता, अपितु अन्य अध॑ 
की प्रतीति का माधन होता है, वहाँ शब्द में अभिधाश्रित व्यंजकता होती है | जहाँ शब्द का 
वाच्यार्थ अमंगत होता है, तो भी जिस वस्तु पर वह आरोपित किया जाता है, उसके स्वसंद्श 
धर्म के सूक्ष्म वैशिएय को प्रकाशित करने में महायक होता हैं, यहा शब्द में लक्षणाश्रित 
व्यंजकता होती है | इसे अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वनि कहते है । कुन्तक ने इसे उपचारवक्रता नाम 
दिया है | जहाँ रुढ़ि शब्द (पययिवाचियों का आधारभूत मृल शब्द) का मामान्य वाच्यार्थ 
वाक्य (व्याकरण) की दष्टि में संगत होते हुए भी तात्पर्य की दृष्टि से संगत (उपयुक्त) नहीं 
होता, इसलिये तात्ययोपर्पत्ति के लिए मविशेष वाच्यार्थ (वाच्यार्थ के विशप म्वम्प) का 
द्योतन करता है वहा भी लक्षणाश्रित ब्यंजकता होती है। इसे आनन्दवर्धन ने अर्थान्तरसंक्रमित 
वाच्यध्वनि_ तथा कुन्तक ने रूढ़िवैचित्यवक्रता कहा हे । 


(09०९ 07?6८"५ >59९ 32 32 
एवं लक्षणामूल व्यजकलमुक्तमृ ' काव्यप्रकाश ४/१८ 

(क) यो'र्थ उपपदच्चमानों'णि तावतैवानुपयोगाद्धर्मानतर्सवलनया अन्यतामिव गतों लक्यमाणा', 
नुगतधर्मी सृत्रन्यायेनास्ते से खूयान्तरपरिणन टक्त | ध्वन्यालाकलाचन, २/१ 

(ख) | इत्यत्र ग़ामगद्द ; अनेने हैं व्यषस्थधर्मान्तग्परिणल सल्ली प्रत्याय्यत, ने सज्तिमात्रम। ' ध्व्यालोक, २/१ 

(१)... कमलशब्द इंते। लक्ष्मीपात्रत्वादिधर्मान्सरशतघित्रता परिणत सल्िनमाहतन शुद्ध"र्थे मुख्य ब्राधानिमित्त 
नत्रार्थे तद्धसमसमवाय । सेन निमित्तेन रामशर्दी धर्मान्सरपरिंणतमर्थ लक्षयति'' । ध्यन्यालोकलोचन, २१ 

(घ) अनुपयोगान्िका च मुख्यार्धवाधात्रा्स्ताति लक्षणागूलन्वादविरवक्षितवाध्यभेद' तास्योपपन्नैव शुद्धा 
र्म्याविवक्षणात्‌ ।'' वही, २/१ 


६० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


इस प्रकार शब्द का व्यंजकल् दो प्रकार का होता है - अभिधाश्रित और लक्षणाश्रित। 
जहाँ शब्द का अभिधार्थ और लक्ष्यार्थ अभिप्रेत नहीं होता, व्यंग्यार्थ ही अभिप्रेत होता है, 
वहां “ध्वनि” संज्ञा होती है ।' 
बंककता का होत जक्ति मी गता 
शब्द को व्यंजक बनाने वाला तत्व है उक्ति की वक्रता या प्रयोग वैचित्र्य । प्रसिद्ध 
काव्यशास्त्री कुन्तक ने वक्रता के निम्नलिखित भेद बतलाये हैं :-- 
१- वर्णविन्यासकक्‍क्ता 
२- पदपूर्धिवक्रता 
(क) रूढ़िवैचित्यवक्रता 
ख) पर्यापकक्रता 


(घ) 

(इ) उपग्रहवक्रता 
(च) प्रत्ययान्तरकक्कता 
(8) 


१. यत्रार्थ शब्दों वा तपर्थमुप्सर्जनीकृतस्वार्थी । 
व्यइ्क्त: काव्यविशेष मे ध्वनिरिति सूर्रिभि: कथित ॥ ध्वन्यालोक, १ १३ 


नयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्लानिक अनुशीलन ६१ 


(ज) निपातवक्रता 
(घर) उपसर्गनिषातवक्रता 
४- वस्तुवक्ता 
५- वाक्यवक्रता 

जयोदयकार ने इनमे मे अनेक वक्रताओं के द्वाग उक्ति को व्यंजक बनाया है 
अर्थात्‌ काव्याम्रभूत ध्वनि की मृष्टि की है । निम्न उदाहरणों मे यह बात स्पष्ट हो जाती है- 
गड़िग्रैफियरकता 

परययिदाचियों का आधारभूत मूल शब्द रूढ़ि शब्द कहलाता है | जैसे - " दाशरथधी" , 
"शवणारि" आदि जिसके पर्यायवाची है, वह मूल शब्द है "ग़म," अत. "राम" झुढ़ि 
शब्द है । 

छंढ़ि शब्द का ऐसा प्रयोग कि वह वाच्यार्थ का बोध न कराकर प्रकरण के अनुरूप 
अन्य अर्थ व्यजित को अथवा उमसे वाच्यार्थ के किमी धर्म का अतिशय द्योतित हो, 
रूढ़िवैचित्यवक्रता कहलाता है | इमका प्रयोजन है लोकोत्तर तिरम्कार या लोकोत्तर शलाघ्यता 
के अतिशय का प्रकाशन।” यह अर्थान्तर संक्रमित वाच्यध्वनि का हेतु है । 

जयोदय के निम्न पद्यों मे इसके उदाहरण दर्शनीय है : 

(क) . यासि सोमात्मजस्येष्टामर्ककीर्तिश्च शर्वरी | 
हन्ता5प्यनुचरस्य त्वं क्षत्रियाणां शिरोमणि: ॥७/३४॥ 

गाजकुमार अक॑कीर्ति का मन्त्री उसे समझाते हुए कहता है. जयकुमार राजा मोम 
का पुत्र है और आप अर्ककीर्ति (मूर्य के ममान कीर्ति वाले) है, फिर भी उसके लिए जो 
शत्रि के समान इष्ट है; उस सुलोचना को आप पाना चाहते है ? इमी प्रकार आप क्षत्रियों 
के शिरोमणि होकर भी अनुचर जयकुमार को मारना चाहते है, क्या यह उचित है ? 

यहाँ " अर्ककीर्ति " शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि वह राजकुमार 
के नाम का बोध न कगकर उमके मूर्यमद्रश कीर्तिख्प माहाम््य का द्योतन करता है। अतः 
यहाँ झद्िवैचित्रयवक्रता है । इसका प्रयोजन है अककीर्ति को अनुचित कार्य से विरत करना। 

(ख) . पश्वैतस्पैतादृग्ूूपं शुचि रुचिरमग्रतो गण्यम्‌ । 
इतरस्य जनस्य पुनलविण्यं भवति लावण्यम्‌ ॥ ६/९४ 

१. यत्र रुढ़े सभाव्यधमध्यारोपगर्भता | सद्धमातिशयारोपगर्भव्व॑ वा प्रतीयते || 


लोकोत्तरतिरस्कारश्लाध्योत्कर्षाभिधिन्सया। वाच्यस्य सोच्यते कारपि रूढिवैचित्र्यवक्रता ।। 
” बक्रोक्तिजीवित, २/८-९ 


सेयाद ये महाकाच्य का उलायेज्ञानिक अनुशालन 


ढ्र 
श १4] 


स्म्दार | खा 77, #हग के माथे का ट्ग्वा | 8 टुखने में डदा है प्रमाहए गे आए 
संत अपग्रशएय है । दूसर राजकुमार का लाबए्य ता इसके सामने लायाप्य !खारापन) हैं! 
; 


ह 
नम 


+ 33 पतेष्ः हा न्‍्क ला 9008 । न हे च्कन्काः ना. ११08 | हक 4 3 का बाप का के कर 
जिताओं लीड आज अपनगरगिंदे छा पाली गन 5 आटा थे का ताि 


जे 
ज्ल््ची 


का 
ल्4 | 


बप्ल्यत्यथ "सखारपन " की ए्सीलि ऋराला है अत इसके प्रयोग में झटिवैनिक्रायक्रता हे । 


शसे प्रयोग का प्रयोजन है प्रस्तुत राजकमाए मे लोकोत्तार सोलय के प्रतीत कराना । 
4वाविवकता 


जहाँ अनक आला के द्वाग अर्ड का कथन सम्भव हो यहाँ तेग प#यवावी का 
प्रयोग करना जो अपने व्ययाव द्वारा बर्द को पूए को था उसे पूक्ति मत बना 4 पर्याय्वक्रता 
कहलाता है| यह आब्त ४निगलक अमुगापनरूप पदम्यान क आदाए 7 
उंयादय के निम्न "्लाका में हटा मे समता है 
(क) भूपालदान कित्रा ते मुदुपल्नउर्शाविन, । 
राकानता लसातज था नस्य फलतातु समनस्कता ॥ $ ११ 
| ग़ज़कुमार के तुम मद धागा हो आर नुम्शाग गृह र गम ० नन ? | टुम्शाए! 
गमनस्य कया सफ्ल नहीं होगा 
यहाँ घर की शाभा बढ़ान का प्रसगा हान से सथा के अनेक प्रथादउगरयिया में गम 
'क्ान्ता'' शब्द ही आदित्यप्रण ह, क्याक हससे जो काननता या मनाहरता का अध व्यंजन 
होता है, उससे घर के सुशोमित होने करी सगति बैट जाती है | यदि 'करान्ता' के स्थान मं 
'अवला' आर्ि क्रोई प्रयायवायी रखा जाता तो सन्दर्भ के प्रतिकूल होता । ' अबला्टि' 
शब्दों से 'कान्तल्य की स्यजना नहीं होती । 
(ख) .. धन्याः परिप्रहायूयं विरक्ता: परितोग्रहात । 
नित्यमत्रावसीदन्ति माद्रशा अवलाकुला. | १ 5८७ 


हज ७०+ «० २०नममम ०... २३७०७ ७७-बि>मममममनक८न-+ नरकेननी.. 3 अमन. "2ःनजालम जप मकान-रा-+ पदक भहुकामामयाणकक++ ओपन अनिननगरतगनगआओ--++ ०५ पडकनननननाथाण-ल-नननीकन- बन +धकनन वयाएशिननातनीनणापन गलक्‍लपानथकलसलन>मत ना 7 जवचिःलंंिंज काजना या अममनषनत ही जे, अनाज अधाओा 


! भमिधयानतर तमस्तस्यानित पोषक ' स्म्थनाहायानतसस्प/ जल़्दल क नमी चर 
गत पी व शेपणनाए स्वच्छा यानक्पापएल । अमभाव्यथपात्यगभ य>चा उघायन ।। 
अल कार्गाप|मस्का म नो हारिनिवन्धन । पर्यायस्तेन वैचियय पएरा उयाययक्रता || वक्रोनल्धि रीवित 5 5५. १० 
२. एप एवं व शब्दशक्तिमूलानुएणनम्त्पव्यप्यम्थ पिद्यनविषय वहयु चैवविधेष सन्‍्यु वाकाध्वनेता ।। 
वक्राक्ति लावित २१५१३. पृथ् २८: 


जलयादय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ६३ 

है मुनिगन ! आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप चारों तरफ से बन्धन में बाँधकर 

रखने वाले परिग्ह से विरक्त है। हम जैसे अबलाओं में आमक्त मनुष्य तो सदा दुःखी रहते है। 

यहाँ क्रामिनी, रमणी सुन्दी आदि शब्दों के स्थान में “अवला'' शब्द का प्रयोग 

अत्यन्त प्रमगानुकूल है । इससे एक निम्सार बस्तु का अर्थ व्यजित होता है | निम्सार वस्तु 
में आगक्त होकर दु खी रहने वाले लोगो का अधन्य होना युक्तियुक्त है | 


वि2पगवकता 


जहाँ विशेषण के माहाम्म्य से बस्नु या क्रिया की अवस्था विशेष का बोध हो जिसमे 
उसकी अन्तर्निहित सुन्दरता, कोमलता, या प्रखरता प्रकट होकर रस या भाव की पोषक 
बन जाय, वहाँ विशेषणवक्रता होती हैं। निम्न उदाहरण जयोदयकार के, इस कौशल को 
मली भाँति प्रकट करते है 

(क) सन्ति गेहिषु च सज़ना अहा भागसंसतिशरीरनिःग्पहाः । 

तत्त्ववत्मनिरता यतः सुचित्प्रस्तरेषु समणयो5पि हि क्थचित्‌ ॥ २/१२ 

- प्रसन्नता की वात है कि गुहस्था में भी कुछ ऐसे बज़नों का सद॒ुभाव होता है, 
जिन्ह ससार, शरीर और भोगों की आकाक्षा नहीं होती क्याकि वे ज्ञानमार्ग म॑ निर्त रहते 
है । कहीं कही पत्थरों में भी रत्स मिल जाते है | 

इस टक्ति में “भोगमसगृतिशरीरनि स्पृह्ा ” तथा तत्वबर्मीनिग्ता ”' विशेषणों के 
प्रयाश से सज्नों का भोगनिस्यूह लथा समसारविरक्त स्वरूप प्रकट होता है, जिससे वे शान्तरस 
के विभाव बन जात ह | 

'ख)/ मरालमुक्तस्थ सरोवरस्यथ दशां त्ववा5नावितमां प्रशस्थः । 

कश्थचित्रु देश: सुखिनां मुदे स विशुद्धवृत्तेन सता सुवेश ॥ ३/२४ ॥ 

- है मनोहर वेशधारी अतिथिवर ! निदोप आचरण करने वाले आप सत्पुरुष ने 
मुखाजनों को भी आनन्द के हेतुभूत किस देश को हसविहीन सरोवर की दशा में पहुँचा 
दिया है ? (अर्थात आप कहाँ से पथारे है 2) | 

यहाँ '“'मगलमुक्त'' विशेषण सरोवर की शोभाविहीन दशा को बड़ी चामता से 
व्यंजित करता है | इससे उस राजा की मरालसम शोभनकारिता तथा उसके देश को छोड़कर 


१ विशेषणमस्य माहात्य्यात्‌ क्रियाया कारकम्य वा | * 
यत्रोल्नसति लावण्य सा विशेषणवक्रता ॥| - वक्रोक्तिजीवित, २/१५ 


६४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


चले आने से देश का मरालमुक्त मरोवर की भाँति शोभाहीनता को प्राप्त हो जाना प्रभावपूर्ण 
ढंग से प्रतीति के विषय बन गये हैं । 

शभ्रणरुचिः कमला प्रतिदिद्मुखं सुरधनुश्चलमैन्द्रियक सुखम्‌ । 

विभव एथ च सुप्तविकल्पवदहह द्ृश्यमदो5खिलमध्रुवम्‌ || २५/३ ॥ 

- धन-मम्पत्ति विजली की चमक के भ्रमान क्षणम्थायी है, इन्द्रियसुख इन्द्रधनुष के 
समान चंचल हैं और पुत्र-पौत्रादिर्प यह वैभव स्वप्न के ममान असत्य है | अहो ! यह समस्त 
दृश्यमान्‌ जगत अनित्य है । 

इम पद्च में प्रयुक्त “क्षणरुचि:', ““मुग्धनुश्चलम्‌,'” “मुप्तविकल्पवद्‌” तथा 
“अध्रुवम्‌'' विशेषणों से लक्ष्मी, इन्द्रियमुख, वैभव तथा दृश्यमान्‌ जगत्‌ के क्षणभंगुर एवं 
अमत्य स्वरूप की प्रतीति होती है; जिससे ये पदार्थ वैराग्य के हेतु बनकर शान्तरस की 

>जना में समर्थ हो गये हैं । 
(40046 

जहाँ वस्तु के उत्कर्ष, लोकोत्तरता या अनिर्वचनीयता की प्रतीति कराने के लिए 
अथवा लोकोत्तरता की प्रतीति को सीमित होने से बचाने के लिए मर्वनाम से आच्छादित 
कर उसका द्योतन किया जाता है, वहाँ संवृतिक्ता होती है।' ध्वनिकार ने इसे सर्वनाम 
ब्यंजकत्व कहा है | यह अमंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि का आधार है । जयोदय के निम्न पद्चों मे 
कवि की संवृतिवक्रता का चमत्कार प्रग्फु ? होता है - 

(क) . याम एवं सदसीह परन्तु भिन्नभिन्नरुचिमद्‌ गुणतन्तुः । 

सतनुर्ननु परं जनमज्चेतु का दशा पुनरहों जनमज्चे ॥ ४/२८ 

सुलोचना के स्वयंवर प्रसंग में आया हुआ राजकुमार अक॑कीर्ति सोचता है - “अब 
आया हूँ, तो स्वयंवर सभा में जाऊंगा ही । किन्तु लोगो के भाव तो भिन्न-भिन्न रुचि के 
हुआ करते है । सो यदि मुलोचना मुझे छोड़कर दूसरे का वरण कर लेगी तो उतने जनममृह 
के बीच मेरी क्‍या दशा होगी ? 

सुलोचना के द्वारा किसी और का वरण कर लिये जाने पर, अर्ककीर्ति की जो 
घोर अपमानास्पद स्थिति होगी, उसे यहाँ “का"' सर्वनाम द्वारा संवृत किया गया है, इसीलिए 
उसकी घोरता के उत्कर्ष का द्योतन सम्भव हुआ है । 


१. यत्र संब्रियते वस्तु बैचित्रयविवक्षया । 

सर्वनाषादिभि: कश्चित्‌ सोक्ता संवृतिवक्रता ॥ वक्रोक्तिजीवित - २/१६ 
२. सुप्तिइदचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभि: । 

कृत्तद्धितसमासैश्च द्योत्यो5 लक्ष्यक्रम: क्वचित्‌ ॥| ध्वन्यालोक, ३/१६ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ६५ 


(ख) .प्रजाया:ः प्रत्युपाये 5स्मिननपायमुपपथते । 
भवादृशोप्रमादन्यः प्रत्ययः को निरत्ययः ॥ ७/३८ 

- राजकुमार अर्ककीर्ति का अनवधमति मन्त्री उसे समझाते हुए कहता है - “हे 
कुमार ! आप जैसे पुरुष भी यदि प्रजा की भलाई के इस कार्य में बुराई समझें,तो इसमें भ्रम 
के मिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है ? 

यहाँ “भवादृश:”” मर्वनाम से आच्छादित 7? :न पर अर्ककीर्ति की सातिशय 
विवेकशीलता व्यंजित हो जाती है । 
20624: 

व्याकरण शास्त्र में समास, तद्धित, सुब्धातु आदि को बृत्ति कहते हैं । जहाँ किसी 
विशेष समासादि के प्रयोग से रचना (भाषा) में विशेष सौन्दर्य आ जाता है, वहाँ बृत्तिवैचित्य- 
बक्कतता कहलाती है |” यह भी असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्यनि का हेतु है । जयोदय के निम्न उदाहरण 
में इसका आस्वादन किया जा मकता है - 

(क). यमथ जेतुमितः प्रविचार्यते स जय आश्वपि दुर्जय आर्य ते । 

तरुणिमा क्षयदों यदि जायते जरसि कि पुनरत्र सुखायते। ९/२२ 

- दूसरी ओर मैं (अर्ककीर्ति) मोचता हूँ कि जयकुमार को जीत लूँ। यदि आज 
उसमे मै अपनी युवावस्था में न डीत पाया तो और कब जीत सकूँगा ? यदि यौवन में ही 
क्षयगोग लग जाये तो वृद्धावस्था में उमसे मुक्त होकर मुखी होने की आशा व्यय है | 

यहाँ तारुण्य, तरुणत्व, तरुणता की अपेश्ञा इमनिच्‌ प्रत्यान्त “'तरुणिमा'' शब्द के 
प्रयोग से विशेष चारुत्व आ गया है | यौवन में सुकुमार्ता और लालित्य की प्रतीति होती 
है । इमनिच्‌ तद्धित प्रत्यय है, अतः यहाँ तद्वितवृत्तिवैचित्रयवक्रता है । 

(ख). कलशोत्पत्तितादात्म्यमितो5 हैं तव दर्शनात । 

आगर््त्यक्तोएस्मि संसारसागरभ्चुलुकायते ॥ १/१०३ 

- है भगवान ! आपके दर्शन में आज मैं उत्तम मुख का अनुभव करता हुआ 
पापमुक्त हो गया हूँ | अब मेरे लिए यह मंसारसागर चुल्लूभर प्रतीत होता है, जैसा कि 
अगस्त्य ऋषि के लिए समुद्र चुल्लू के बराबर हो गया था । 

इस पद्च में “चुलुकायते”' क्रिया के प्रयोग से भाषा में सौन्दर्य आ गया है | यह 
क्रिया “चुलुका'' सुबन्त में आचारार्थ “'क्यड”' प्रत्यय के प्रयोग द्वारा धातु बनाकर निष्पत्र 
की गई है, अत: यहाँ सुब्बातुवृत्तिवेचित्यवक्रता है | 


१. अव्ययीभावमुख्यानां वृत्तीनां रपणीयता । 
यत्रोल्नसति सा ज्ञेया वृत्तिवैचित्रयवक्रता ॥ वक्रोक्तिजीवित, २/१९ 


६६ जयादय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
निगवैषित्यवक्ता 

मीः मार्य या शुंगाग्ग्म की अनुभूति कराने के लिए अन्य लिगवाची शब्द को 
छोड़कर स्वी .गवाची शब्द के प्रयोग में लिगवैचित्रयवक्रता होती है । भाषिक सौन्दर्य उत्पन्न 
करने हेतु एक ही बस्तु के लिए एक्र साथ भिन्नलिगीय शब्दों का प्रयोग तथा जो मानवीय 
भाव या क्रिया जिम लिए के व्यक्ति के स्वभाव से अधिक अनुरूपता रखती है उस भाव 
या क्रिया के प्रसंग मे उसी लिगवाले शब्द का प्रयोग भी लिगवैचित्रयवक्रता मे आता है।' 
ध्वनिकार के अनुमार यह लिंग की व्यंजकता है| जयोदय में इसके उदाहरण अधिक नहीं 
है | एक उदाहरण दर्शनीय है 

रेजिरि रदनखण्डितोष्ठया हस्तपातकलितोरुकोष्ठया । 
निर्गलत्सघनधर्मतोयया ते5ज्विताः खलु रुषा सरागया ॥ ७/९६ 

- उस समय योद्धागण नेत्र मुख आर्टि को सरगाग (लाल) कर देने वाली क्रोधाग्रि 
(रूप) के द्वारा आलिगित कर लिये गये, जिसके वशीभूत हो वे दौतों से ऑट काटने लगे, 
जंघाओं के ऊपरी भाग पर हाथ पटकने लगे (जंघा ठोकने लगे) तथा उनके शगीर में पीना 
बहने लगा | 

ये मब क्रियायें तब भी होती है जब कोई मसराग (कामासक्त) प्रियतमा अपने 
प्रियतम का आलिगन करती है । अतः यहाँ समासोत्ति, अलकार के माध्यम मे इस शृंगारात्मक 
अर्थ की व्यंजना के लिए पुल्लिंगवाचक ''गोष'' शब्द के स्थान में स्त्रीलिगवा्ची रूप (रुपा 

तृतीया एकबचन) शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि उममे किसी ''रूप्‌'' नामक नायिका 

का अर्थ व्यंजित हो सके । 
#िग्कैपिज्यगकता 


(१) वम्तु के वैशिष्टय को व्यंजित करने के लिए विशिष्ट अर्थ वाली धातु का 
प्रयोग, (२) कर्ता के द्वारा अलोकप्रमिद्ध क्रिया के मम्पादन का कथन, (३) कर्त्ता के द्वारा 





१ भिन्नयोलिंडंयोर्यम्या समानाधिकरण्यता' | 
कापि शोभाभ्युदेन्येषा लिड्रवैचित्रयवक्रता | 
सति लिगान्तरे यत्र स्त्रीलिड्ठ च प्रयुज्यते । 
शोभा निष्पत्तये यम्मान्नामैव स्त्रीति पेशलम्‌ || 
विशिष्ट योज्यते लिट्ूमन्यम्मिन्‌ सभवत्यपि । 
यत्र चिक्तित्तये सान्‍्या वाच्यौचित्यानुरप्ग्त: ॥ वक्रोक्तिजीवित, २/२१, २२, २३ 


जयोदय बढहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ६७ 
अन्य कर्त्ता की अपेक्षा विचित्र (अद्भुत) क्रिया के सम्पादन का कथन, (४) विशेषण के 
द्वारा क्रिया में अर्थविशेष के व्यंजकत्व का आधान, (५) रमणीयता का बोध कराने के लिए 
अन्य पर अन्य की क्रिया का आरोप, (६) किसी अतिशय या अनिर्वचनीयता की प्रतीति 
हेतु क्रिया के कर्मादे कारकों की संवृति, ये क्रियावैचित्यक्ता के रूप हैं। जो 
असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि के हेतु हैं । इसमें धातु का अर्थ व्यंजक होता है | ध्वनिकार आनन्दवर्धन 
ने इसे तिइन्त ब्यंजकता कहा है | जयोदय में क्रियावैचित्रयवक्रताजन्य चमत्कार निम्न उदाहरणों 
में देखा जा सकता है - 

(क) चालितवती स्थलेपआामुकगुणगतवाचि तु सुनेत्रा । 

कौतुकितयेव वलयं सांझगृष्ठानामिकोपयोगमयम्‌ | ६/३२ 

- बुद्धिदेवी राजकुमारी मुलोचना को स्वयंवर सभा में आये हुए राजकुमारों का 
क्रमश: परिचय कराती है। जब उसने कामरूप के राजा के गुणों का वर्णन किया तब उसे 
सुन लेने के बाद सुलोचना ने अनामिका अंगुली और अंगूठे के द्वारा अपने कंगन को घुमा 
दिया जो ऊपर से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उमने विनोदभाव से घुमाया हो । 

यहाँ “'बलयं चालितवती'' क्रिया बुद्धिदेवी को आगे बढ़ने के आदेश की व्यंजकता 
करती हुई वर्ण्यमान गजा में मुलोचना की अरूचि का द्योतन करती है । इस क्रिया के द्वारा 
कवि ने मुलोचना के अभिप्राय को अत्यन्त शालीनतापूर्वक व्यंजित करने का कौशल दिखलाया 
है | 

(ख) अध्यात्मविद्यातिव भव्यवृन्दः सरोजराजिं मधुरां मिलिन्दः । 

प्रीत्या पपौ सो5पि तकां सुगौरगात्री यथा चन्द्रकलां चकोरः ॥१०/११८ 

- वर जयकुमार ने भी गौरवर्णा मुलोचना को उसी प्रकार प्रेम मे पिया (अनुराग- 
पूर्वक देखने में तललीन हुआ) जैसे भव्यजीव अध्यात्रविद्या को, भ्रमर कमलपंक्ति को तथा 
चकोर चन्द्रमा को पाकर प्रेम से पान करता है। 


प्रस्तुत उक्ति में “पपी'” (पिया) क्रिया का प्रयोग जलादि तरल पदार्थों को पीने 
के लोकप्रसिद्ध अर्थ में न कर, सुन्दर युवती को पीने के अलोकप्रसिद्ध अर्थ में किया गया 
है, इसलिए यहाँ क्रियावैचित्रयवक्रता है | इस विचित्र प्रयोग से उक्त में चारुत्व के आविर्भाव 
के साथ-साथ जयकुमार के सुलोचना को देखने में तल्‍लीन हो जाने तथा इस व्यापार से 


१. कतुरत्यन्तरइुत्व कर्शनन्तरविधित्रता | सविशेषणवैधित्यमुपचारभनोझ्ञता || 
कर्षादिसंवृति: पज्य प्रस्तुतौचित्यवचारव: । क्रियावैधित्रयवक्रत्वप्रकारास्त इमे स्वृता: ।। 
वक्रोक्तिजीवित, २(२४-२५ 


६८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
सुलोचना के अत्यधिक आकर्षक और हृदयाह्लादक होने का भाव व्यंजित किया गया है 
जिससे कवि के श्लाघ्य काव्यनैपुण्य का परिचय मिलता है | 
कारककाता 

जहाँ अचेतन पर चेतनत्व का अध्यारोप कर अचेतन को चेतन के समान. कर्तादि 
कारकों के रूप में निबद्ध किया जाता है अथवा कारण आदि गीण कारकों पर कर्तृत्व का 
अध्यारोप करने से कारकों का परिवर्तन भावविशेष की अभिव्यंजना द्वारा रस का परिपोषक 
एवं हृदयाह्वादक हो जाता है, वहाँ कारकवक्रता होती है ।' 


यथा जयोदय में - 
(क)  भूयों विरराम करः प्रियोन्मुखः सन्‌ ख्रगन्वितस्तस्याः । 
प्रत्यापयौ दृगन्तो5प्यर्धपथाश्रपलता5 5 लस्थात्‌ ॥ ६/११९ 
- सुलोचना जयकुमार के गले में वरमाला डालना चाहती थी किन्तु उसका वरमाला 
वाला हाथ जयकुमार के सम्मुख जाकर भी बार-बार बीच में ही रुक जाता था | इसी तरह 
उसकी दृष्टि भी चपलता तथा आलस्यवश बीच रास्ते से लौट आती थी । 


यहाँ ''वरमाला वाला हाथ'” तथा “दृष्टि'' जो अचेतन है, चेतनत्व के अध्यारोप 
द्वारा कर्ता के रूप में निबद्ध किये गये है । इससे यह व्यंजित होता है कि सुलोचना स्वयं 
वरमाला वाले हाथ को नहीं रोकती थी, न ही अपनी दृष्टि लौटाती थी । उसकी इच्छा के 
बिना यह सब हो रहा था । वह तो वरमाला डालना चाहती थी और दृष्टि भी जयकुमार की 
ओर ही ले जाना चाहती थी, किनन्‍्नु लञ्जा उसे वशीभूत कर लेती थी और उसकी इच्छा के 
बिना यह सब अपने आप हो जाता था | 


यहाँ कारकवक्रता के द्वारा अनुराग एवं लज्ञा के परस्पर विरोधी भावों से उत्पन्न 
सुलोचना की द्वन्द्दात्मक मनः:स्थिति एवं अनुराग पर लज्जा के हावी हो जाने की नारी सुलभ 
मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रभावशाली अभिव्यंजन हुआ है । 
(ख)  द्राक्‌ पपात तरणाविव पद्यानन्ददायिनि जये स्मयसच्रा । 
दृष्टिरभ्युदयभाजि जनानां तेजसाज्व निलये भुवनानाम्‌ ॥ ५/२८ 
- कमल को विकसित करनेवाले सूर्य के समान अभ्युदयशील, तीनों लोकों के तेज 
१. (क) यत्र अधेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाध्यारोपेण चेतनस्वैव क्रियासमावेश लक्षण 
रसादिपरिपोषणार्थ कर्तृत्वादिकारक॑ निबद्ध्यते | वक्रोक्तिजीवित, पृष्ठ-८२ 
(ख) यत्र कारकसामान्य प्राधान्येन निबद्ध्यते । तत्त्याध्यारोपणान्मुख्यगुणभावाभिधानत: ॥। 


परिपोषयितुं काज्यिद्भक्गीभणितिरम्यताम्‌ । कारकाणां विपर्यास: सोक्ता कारकवक्रता | 
वक्रोक्तिजीवित, २/२७, २८ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ६९ 
के आश्रय, उन महाराज जयकुमार पर सब लोगों की विस्मयाच्वित दृष्टि जा पड़ी | 


“दृष्टि: पपात'” इस प्रयोग में अचेतन दृष्टि को चेतनत्व के आरोप द्वारा कर्त्ता 
बनाया गया है, अत: यहाँ कारकवक्रता है | इसके द्वारा जयकुमार की अत्यधिक प्रभावशालिता 
व्यंजित की गई है । 
तल्यागक्ता 

जहाँ कथन में वैचित्रय लाने के लिए एकवचन या द्विवचन के स्थान में बहुवचन 
आदि का प्रयोग किया जाता है अथवा जहाँ भिन्न वचनों का सामानाधिकरण्य (एक ही 
वस्तु के साथ भिन्न वचनों का प्रयोग) किया जाता है, वहाँ संख्यावक्रता होती है । इसका 
प्रयोजन है ताटस्थ्यादि भाष की प्रतीति कराना ।' यह “वचन” में व्यंजकता लाने का उपाय 
है जो असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यध्वनि का हेतु है। जयोदय में संख्यावक्रता का उदाहरण निम्न पद्य 
में देखा जा सकता है - 

धन्याः परिग्रह्ययूयं विरक्ताः परितो ग्रहात्‌ 
नित्यमत्रावसीदन्ति माट््शा अबलाकुलाः ॥ १/१०७ 

- है मुनिराज ! सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त होने के कारण आप लोग धन्य 
हैं। स्त्रियं में आसक्त मुझ जैसे प्राणी सदा दुःख भोगते हैं । 

यहाँ “त्वं” (आप) के स्थान में “'यूयं” (आप लोग) का प्रयोग है । इस संख्या 
वक्रता के द्वारा मुनियों और गृहस्थों में चारित्राश्रित वर्गभेद ध्योतित किया गया है | 
उठककता 





जहाँ उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाना चाहिये, वहाँ वैचित्रय 
की उत्पत्ति के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करना पुरुषकक्कता है । जयोदय के निम्न पद्च 
में पुरुषवक्रता का प्रयोग दर्शनीय है - 


१. (क) कुर्वन्ति काव्यवैचित्रयविवक्षापरतन्त्रिता: । 
यत्र संख्यावियर्यासं ता सख्यावक्रता विदु: ॥ वक्रोक्तिजीवित, २/२९ 
(ख) तदयमत्रार्थ: - यदेकवचने द्विवचने प्रयोक्तव्ये वैचित्रयार्थ वचनान्तर यत्र प्रयुज्यते भिन्नवचनयोर्वा 
यत्र समानाधिकरण्यं विधीयते | वही, पृ० २६० 
२. (क) प्रत्यक्तापरभावश्च विपयसिन योज्यते । 
यत्र विख्छित्तये सैषा जया पुरुषवक्रता ॥ वही, २/३० 
(ख) तदयमन्नार्थ: - यदस्मिश्रुत्तमे मध्यमे वा पुरुषे प्रयोक्तव्ये वैचित्रयायान्य:कदाचित्‌ प्रथम: प्रयुज्यते। 
तस्माश्व पुरुषैकयोगक्षेमत्वादस्मदादे: प्रातिपदिकमात्रस्य च विपर्यास: पर्यवस्यति । वही, पृ०२६२ 


७० जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
महतामपि भो भूमौ दुर्लभ यस्य दर्शनम्‌ । 
भाग्योदयात्रकास्तीति स पाणौ मे महामणि: ॥१/१०६ 
- है मुनिवर ! इस धरती पर जिसके दर्शन महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ हैं, वह 
महामणि (आप) मेरे भाग्योदय से आज मेरे हाथ में शोभित हो रहा है | 


इस उक्ति में राजा जयकुमार मुनिवर से वार्तालाप करते समय उन्हें महामणि कहता 
है | यहाँ जयकुमार के द्वारा उनके लिए मध्यम पुरुष के सर्वनाम “'त्वम्‌'” एवं “तव”' प्रयुक्त 
किये जाने चाहिए किन्तु उनका प्रयोग न कर प्रथम पुरुष के सर्वनाम “सः'” और “'यस्य'' 
प्रयुक्त किये गये हैं । इसलिए यहाँ पुरुष वक्रता है | इस प्रयोग से जयकुमार के मन में 
मुनिराज के प्रति एक अत्यन्त उच्चभाव के अस्तित्व की अभिव्यक्ति होती है, साथ ही 
उक्तिवैचित्रयजन्य रमणीयता का बोध होता है । 


एएसयकिकता 


जहाँ उपसर्ग के द्वारा वस्तु के वैशिष्टय का द्योततकर भाव-विशेष के अतिशय का 
बोध कराया जाता है अथवा उसके द्वारा विभावादि सामग्री उपस्थितकर रमाभिव्यक्ति की 
जाती है, वहाँ उपसर्गकक्रता होती है ।' यथा जयोदय में - 

(क) . भरतेशतुगेष तवाब रतेः स्मरवत्‌ किमक॑कीर्तिरथम्‌ । 

अम्भोजमुखि भवेत्सुखि आस्पं पश्यन्‌ सुह्ासमयम्‌ ॥ ६/१४॥ 

- है कमलमुखी ! यह चक्रवर्ती भरत का पुत्र अर्ककीर्ति है | क्‍या यह तुम्हारे 
मनोहर हास से सुशोभित मुख को देखते हुए उसी प्रकार सुख प्राप्त करेगा जिस प्रकार रति 
का मुख देखकर कामदेव प्राप्त करता है? (अर्थात्‌ क्या तुम इसका वरण करना चाहोगी ?) 





यहाँ 'सुहासमयम्‌ आस्यम्‌”' में “सु'' उपसर्ग के द्वारा हास की मनोहरता व्यंजित 
करते हुए मुख का सौन्दर्यातिशय द्योतित किया गया है, जो उद्दीपन विभाव के रूप में 
शृंगार रस की अभिव्यक्ति का हेतु बन गया है। अतः यहाँ “सु” उपसर्गवक्रता से मण्डित 
है । 
(ख) प्रत्युपेत्य निजगौ वचोहरः प्रेरितिणपतिबद्धयहुरः । 
दुर्निवार इति नैति नो गिरश्यक्रवर्तितनयों महीश्वर ॥७/७१॥ 


१. रसादिद्योतनं यस्यमुपसर्गनिपातयो: |, 
वाक्यैकजीवितत्वेन सा परा पदवक्रता ॥ वक्रोक्तिजीवित, २/३३ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ७१ 


- है राजन ! चक्रवर्ती भरत का पुत्र अर्ककीर्ति तो इस समय उत्तेजित सिंह के 
समान दुर्निवार हो गया है | हमारी एक भी नही सुनता । 


यहाँ “दुर्निवार” पद में “दुर'' उपसर्ग अर्ककीर्ति के क्रोध की उद्दामता का 
प्रकाशन कर रौद्र रस के उददीपन विभाव की योजना में सहायक बन गया है। अतः इस 
उपसर्ग में अपूर्व बक्रता सुशोभित हो रही है । 
निष्तरक्रता 


निपात भी जहाँ भावविशेष की व्यंजना द्वारा रसधोतन में सहायक होता है, वहाँ 
निपातकक्कता होती है ।' जयोदय के निम्न पद्यों में इस वक्रता का विलास दृष्टव्य है - 
(क) क्षणरुचिः कमला प्रतिदिस्मुल सुरधनुश्वलमैन्द्रियकं सुखम । 
विभव एथ च सुप्तविकल्पवदहह टृश्यमदो 5खिलमपध्रुवम्‌ ॥ २५/३ 
- धन सम्पत्ति बिजली की चमक के समान क्षणस्थायी है, इन्द्रिय-सुख इन्द्रधनुष 
के ममान चंचल है और पुत्र-पौत्रादिरूप -यह वैभव स्वप्न के समान असत्य है। अहो ! यह 
समस्त दृश्यमान जगत्‌ अनित्य है । 





यहाँ ““अहह'' निपात संसार के समस्त पदार्थों की क्षणभंगुरता की प्रतीति से उत्पन्न 
आश्चर्य एवं निर्वेद का द्योतन करता है,क्योंकि अभी तक उन्हें स्थायी मान रखा था । यह 
तत्त्वज्ञान जन्य आश्चर्य एवं निर्वेद शान्तरस की अनुभूति का हेतु है। इसप्रकार उक्त निपात 
वक्रता से समन्वित है । 

(ख). यदि भो जयैधिणी त्वं टृक्शरविद्धं ततश्शिविलमेनम्‌ । 

अपि बाले5स्मिनू काले स्रजा बधानाविलम्बेन | ६/११६ 

- बुद्धिदेवी स्वयंवर सभा में राजकुमारों का परिचय देती हुई जब राजा जयकुमार 
के समीप आती है तब सुलोचना से कहती है - ““अरी बाले! यदि तू विजय चाहती है, तो 
इस समय इस राजकुमार को वरमाला के बंधन से बाँध ले; क्योंकि इस समय यह तेरे दृग्वाणों 
से घायल होकर शिथिल हो रहा है । 

इस उक्ति में “भो"” और “अदयि” निपात बुद्धिदेवी के वात्सल्य-भाव, हितैषिता 
एवं आग्रह के द्योतक हैं, जो वात्सल्यरस के अभिव्यक्ति के निमित्त हैं ।' 


१. रसादिदोतन यस्यमुप्सर्गनिपातयो: । 
वाक्यैकजीवितत्वेन सा परा पदवक्रता || वक्रोक्तिजीवित, २/३३ 


७२ जयोदय महाकाव्य का शलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
उफ्पगाएकता 

लाक्षणिकता काव्यभाषा का प्रमुख लक्षण है | यह उपचार वक्रता से आती है । 
उपचारवक्रता का तात्पर्य है अन्य के साथ अन्य के धर्म का प्रयोग | अर्थात्‌ मानव के साथ 
मानवेतर के धर्म का प्रयोग, मानवेतर के साथ मानव के धर्म का प्रयोग, जड़ के साथ चेतन के 
धर्म का प्रयोग, चेतन के साथ जड़ के धर्म का प्रयोग, अमूर्त के साथ मूर्त के धर्म का प्रयोग, 
मूर्त के साथ अमूर्त के धर्म का प्रयोग, धर्मी के स्थान में धर्म का प्रयोग, लक्ष्य के स्थान पर 
लक्षण का प्रयोग, एक अचेतन के लिए दूसरे अचेतन के धर्म का प्रयोग, विपरीत विशेषण का 
प्रयोग, कल्पित विशेषण का प्रयोग, एक ही वस्तु के साथ परस्पर विरुद्ध धर्मों का प्रयोग, 
असम्भव सम्बन्धों का प्रयोग, भिन्न द्रव्यों में अभेद का आरोप इत्यादि । आधुनिक शैलीविज्ञान 
में इन असामान्य प्रयोगों को विचलन कहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्री कुन्तक ने इसे उपचारवक्रता 
का नाम दिया है |? अन्य काव्यमर्मज्ञों ने इन्हें लाक्षणिक प्रयोग की मंज्ञा दी है । 
उएएचाडवक़ता का महाच 


उपचार वक्रता से भाषा भावों के स्वरूप की अनुभूति कराने योग्य बन जाती है। 
उसके द्वारा वस्तु के सौन्दर्य का उत्कर्ष, मानव मनोभावों एवं अनुभूतियों की उत्कटता, तीक्ष्णता, 
उग्रता, उदात्तता या वीभत्सता, मनोदशाओं की गहनता, किंकर्तव्यविमूढ़ता, परिस्थितियों और 
घटनाओं की हृदयद्रावकता या आह्वादकता आदि विशेषताएँ अनुभूतिगम्य हो जाती हैं। इनकी 
अनुभूति सहृदय के स्थायिभावों को उद्बुद्ध करती है, जिससे वह भावमग्न या रसमग्र हो जाता 
है। कथन की विचित्र पद्धति से आविर्भूत रमणीयता भी उसे आह्वादित करती है । उपचारवक्रता 
का प्रयोग उपर्युक्त प्रयोजनों से ही किया जाता है । उपचारवक्रभाषा में लक्षणा और व्यंजना 
शक्तियों ही कार्य करती हैं, क्योंकि वहाँ मुख्यार्थ संगत नहीं होता । लक्षण के द्वारा सन्दर्भानुकूल 
अर्थ प्रतिपादित होता है, व्यंजना प्रयोजनभूत अर्थ की प्रतीति कराती है । 
पग्रेदव में उजचारक़ता 

महाकवि भूरामलजी ने उपचारवक्रता का प्रचुर प्रयोग किया है और उसके द्वारा 
भावों के विशिष्ट स्वरूप को अनुभूतिगम्य तथा अभिव्यक्ति को रमणीय बनाया है | यह निम्न 
उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है :- 


१. यत्र दूरान्ते-न्यस्मात्सामान्यमृपचर्यते | लेशेनापि भवत्‌ काचिद्क्तुमुद्रिक्तवृत्तिताम्‌ । 
यन्यूला सरसोल्लेखारूपकादिरलंकृति: । उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते | 
वक्रोक्तिजीवित, २/१३-१४ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ७३ 
ग्रानव के ताक /रिक॒प्त के शर्म का 7ग्रेग 


क्रोधातिशय की व्यंजना के लिए निम्न उक्तियों में मानव के साथ सिंह के धर्म 
“गर्जना करना” का प्रयोग किया गया है - 


“तीव्र प्रहार के कारण मूर्च्छित योद्धा पर हाथी की सूँड के जलकण गिरे तो वह 
होश में आकर गर्जना करने लगा ।''- 
टृढ्प्रहारः प्रतिपदय मूच्छामिभस्य हस्ताम्बुकणा अतुच्छा: । 
जगर्ज कश्वित्त्वनुबद्धवैरः सिक्तः समुत्याय तकैः सखेर:॥ ८/२६ ॥ 
स्वयंवर सभा में सुलोचना द्वारा वरण न किये जाने पर अपमानित अर्ककीर्ति अपने 
मित्र दुर्मरषण से कहता है - 'मेरा गर्जन सुनकर राजहंस (राजागण) भाग जाते हैं ।'' - 
तदेतद्राजहंसानां गर्जन हि विसर्जनम्‌ ।७/२३ उत्तंरा्ध 
जयकुमार के सीन्दर्यातिशय एवं श्रेष्ठ गुणों की व्यंजना कवि ने उस पर हंसत्व के 
आप द्वारा की है - 
“राजा जयकुमार भगवान्‌ ऋषभदेव की सभा के एक हंस थे । वे सहृदयों के 
सखा एवं वंशरूपी विशाल सरोवर के हंस थे ।”'- 
युगादिभर्तु: सदसः सदस्य इत्यस्मदानन्दगिरां समस्यः | 
हँंसः स्ववंशोरुसरोवरस्य श्रीमानभुच्छीसुहदां वयस्थः।| १/४३ 
पड़ के सब चेतन के क्ष्म का #ग्रोय 


“हंसी उड़ाना" मानव का धर्म है, वह जड़ के साथ प्रयुक्त होकर सौन्दर्य की 
अनुपमता का व्यंजक हो गया है - 
“'सुलोचना के विवाह हेतु निर्मित मण्डप अत्यन्त विशाल था | वह अपने शिखर 
पर जड़े हुए रलों की कान्ति से इन्द्र के विमान की हंमी उड़ा रहा था ।"' 
विशाल शिखरप्रोतवसुसञ्वयशोचिषाम्‌ । 
निचयैस्तु सुनाशीर-व्योगयान जहास यत्‌ ॥ १०/८६॥ 
उपचारवक्रता के द्वारा लक्षणा और व्यंजना की सामर्थ्य से “हंसना'” क्रिया 
शोभातिशय की व्यंजना में समर्थ हो गयी है - 


“'विवाहोस्सव के अवसर पर काशी नगरी के भवनों के मुख्यद्वार मुक्ताहारों से 
सुशोभित किये गये थे । वे मोतियों की कान्ति से हंसते हुए से प्रतीत होते थे ।”'- 


७४ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशील्न 
अवदत्‌ सवदर्शने पुरः सदनानाञ्य मुखानि सर्वतः । 
अवलम्बितमौक्तिकलजां. रुक्भिहस्य्मयानिसा प्रजा ॥१०/१३ 
तलवार के साथ प्रयुक्त “पान करना” एवं “आलिंगन करना” धर्म उसकी अत्यन्त 
विनाशकारिता का द्योतन करते हैं - 


“राजा जयकुमार की तलवार शत्रुओं के गजसमूह का रक्तपानकर शत्रुओं के 
वक्षस्थल का बेरोकटोक आलिंगन कर रही है ।” - 
निपीय मातडुघटज्गोध॑ स्पृशन्त्यरीणां तदुरोउप्पमोषम्‌ । 
कामध्यनामात्ममतं निवेध यस्यासिपुत्री समुदाप्यतेष्य ॥१/२७ 
फेनन के तब पढ़ हे कर्म का धग्रोय 


विकसित होना पुष्प का धर्म है । यह मानव के साथ प्रयुक्त होने पर उसके 
उत्साहातिशय को अनुभूतिगम्य बना देता है - 
“ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान की भेरी सुनकर पदयात्री विकसित हो उठे और 
अपनी कमर कसने लगे । ” - 
विकसन्ति कशन्ति मध्यकं सम तदानी विनिशम्प भेरिकाम । 
पकिकाः पषि कामनामका न हि कार्येपस्तु मनाग्विसिम्बनम्‌ ॥१३/६ 
जमू्त के ताक शर्त के कर्म का #ग्रेग 
"बाहर न निकलना और स्वच्छन्द विहार करना" मूर्त पदार्थ के धर्म हैं जो अमूर्त 


कीर्ति के साथ प्रयुक्त होकर जयकुमार के शत्रुओं के सर्वथा यशोविहीन तथा जयकुमार के 
अत्यन्त यशस्वी होने की व्यंजना में समर्थ हो गये हैं - 

"जो नीतिशास्त्र के ज्ञाता हैं वे (जयकुमार के) शत्रुओं की देह से बाहर न निकलने 
वाली कीर्ति को असती एवं राजा जयकुमार की स्वच्छन्तापूर्वक विहार करने वाली कीर्ति 
को सती मानते हैं ।" 

यदुदुहदां देहत एवं बाह्ममनिस्सरन्तीमसर्ती निगाह । 
कीति सतः स्वैरबिषारिजी ते सर्ती प्रतीयन्त्वधिपाः प्रणीतेः॥ १/२० 

मन अमूर्त है | गठबन्धन मूर्त का धर्म है। मन के साथ "गठबन्धन" शब्द का 

प्रयोग कर कवि ने प्रेम के स्थायी हो जाने का भाव रमणीयतापूर्वक अभिव्यक्त किया है - 


" जयकुमार और सुलोचना का विवाह हुआ । दोनों के दस्त्र का गठबन्धन किया 
गया । इतना ही नहीं उनके मन का भी गठबन्धन हो गया है ।" - 


जयोदय महाकाग्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ७५ 
उभयोः शुभयोगकृत्मबन्ध: समभूदज्चलवान्तभागबन्ध: | 
न पर दृढ़ एवं चानुबन्धो मनसोरप्यनसोः श्रियां स बन्धो ॥ १२/६३ 
अर्ककीर्ति के युद्धोन्मुख होने के समाचार से राजा अकम्पन भयभीत एवं चिन्तित 
हो जाते हैं । कवि ने उनकी भयावस्था का द्योतन "हृदय कौंप उठा" उपचारवक्रता के द्वारां 
बडी सफलता से किया है - 
प्राप्प कम्पनसकम्पनो हृषि मन्द्िणां गणमवाप संसदि । ७/५५ पूर्बर्ध 

निम्न उक्ति में अमूर्त प्राण पर कीलित होने का एवं अमूर्त हृदय पर रुदन करने 
का आरोप है, जो युद्ध में पराजित अर्ककीर्ति के सन्तापातिशय को अत्यन्त प्रभावशाली ढंग 
से अभिव्यंजित करते हैं - 

“इस समय मेरे चंचल प्राण निकलते क्‍यों नहीं हैं ? उल्टे वे कीलित क्‍यों हो 
गये? यही सोच-सोच कर मेरा हृदय रो रहा है | स्वयं के पराजय की तिरस्कार कथा मुझे 
पीड़ित कर रही है ।''- 

किमधुना न चरन्त्यसबश्चरा: स्वयमिताः किमु कीलनमित्वरा: । 
रुदति मे हृदयं सदयं भवत्तुदति चात्मविघातकथाश्रव' ॥ ९/७ 

भक्ति के अतिशय की प्रभावी अभिव्यंजना अमूर्त चित्त पर मूर्त पदार्थों के धर्म 

“लुप्त होने” एवं “अन्वेषण किये जाने” के आगेप द्वारा संभव हो सकी है - 


“जयकुमार का चित्त सूक्ष्म होने के कारण भगवान्‌ के चरणों में लुप्त हो गया । 
उसका अन्वेषण करने के लिए ही जयकुमार ने वहाँ की चरणरज प्राप्त की ।” 
सुक्मत्वतो लुप्तमवेत्य चेतः श्रीपादयोर्निब्रजताबबेत: । 
अक्पि तत्रत्यरजस्तु तेन संशोधनाधीनगुणस्तुतेन ॥ २४/९८ 
अमूर्त गुणों पर मूर्त पदार्थ के धर्म “बॉधना”' के आरोप द्वारा गुणों की आकर्षण 
शक्ति का धोतन प्रभावशाली ढंग से किया गया है - 
“जो जयकुमार बज़ की सन्तति को छिम्र भिन्न करने वाला तथा ऐश्वर्यशाली था, 
वह सुलोचना के कोमल गुणों से बैंध गया ।'' - 
गुणेन तस्था मुदुना निदद्धः स यो5शनेः सनन्‍्ततिभित्समद्ध:॥१/७१ पूर्वार्ष 
“पिया जाना” मूर्त जलादि का धर्म है। उसका प्रयोग रूप, वचन आदि अमूर्त 
पदार्थों के साथ कर कवि ने उनके पूर्णतः आलसात्‌ या हृदयंगम किये जाने के भाव को 
थारुत्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान की है - 


७६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


“जयकुमार ने मुन्दरांगी सुलोचना का उसी प्रकार प्रेम से पान किया जैसे मुमुक्षुवृन्द 
अध्याम विद्या को पीते हैं, भ्रमर कमलपंक्ति को पीता है और चकोर पक्षी चन्द्रमा की कला 
का पान करता है” - 

अध्यात्मविदयामिव भव्यवृन्दः, 
सरोजराजि मधुरां मिल्िन्दः । 
प्रीत्या पपौ सो5पि तकां सुगौर - 
गात्री यथा चन्द्रकलां चकोरः ॥ १०/११८॥ 

“राजा जयकुमार श्री जिनेन्द्रदेव के अमृतवत्‌ निर्दोष रूप का पान कर इतने म्थूल 

हो गये कि जिनालय से बाहर निकलने में असमर्थ रहे''- 
जिनेशरूपं सुतरामदुष्टमापीय पीयूषमिवाभिपुष्टः | 
पुनश्च निर्गन्तुमशक्नुवानस्ततो बभूवोचितसंविधानः ॥ २४/९७॥ 

“'गृहस्थों के शिरोमणि जयकुमार ने गुरुदेव के वचनामृत का पान किया और हृदय 

में उनके पवित्र चरणों को प्रतिष्ठित किया ।'' 
सन्निपीय वचनामृतं गुरोः सन्निधाय हृदि पूततत्पदे | २/१ ३९ पूर्वार्ध । 
ज्िन्र एदा्गें में अभ्रेर का आयेपर 


देहयश्टि और कामदेव की सेना मे अभेद का आरोप देह के अत्यन्त आकर्षक एवं 
कामोददीपक होने का सशक्त व्यंजक बन गया है - 
“इसकी देहयश्टि तो कामदेव की सेना प्रतीत होती है ।' 
“'दृश्यते तनुरेतस्थाः पुष्यचापपताकिनी॥”” ३/५३ उत्तरार्ष 
निम्न उक्ति में कटुक पद का प्रयोग जयोदय के प्रतिनायक अर्ककीर्ति के चारित्रिक 
वैशिष्टय को निरूपित करता है - 
“सुलोचना के पिता उत्तम पुरुष हैं | जयकुमार भी महामना हैं, मात्र अर्ककीर्ति 
कड़वा है |” - 
भुवि सुवस्तु समस्तु सुल्ेचनाजनक एव जयश्व महामनाः । 
अधि विवक्षण लक्षणतः पर॑ कटुकमर्कमिम समुदाहर ॥ ९/८४॥ 
निम्न पध्च में मुख और चन्द्र में अभेदारोप द्वारा मुख के सीन्दर्यातिशय की, शृंगाररस 
और सागर में अभेदारोप के द्वारा शृंगाररस के अतिरेक की तथा स्तनों और पर्वत में 
अभेदारोप द्वारा स्तनों के अत्यन्त उभार की प्रभावशाली व्यंजना की गई है - 
“'जयकुमार की दृष्टि ने जैसे ही सुलोचना के मुखचन्द्र का अवलोकन किया वैसे 
ही शुंगाररस के सागर में ज्वार आया और वह शीघ्र ही उन्नत स्तनरूपी पर्वत पर जा 
पहुँची।'' - 


मयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीनन ७७ 
दिलोकनेनास्पनिशी षनेतुः समुल्वणे सद्रससागरे तु । 
हुत॑ पुनः सेति पदंवदो5हमुच्चै:स्तनं पर्वतमारुरोह ॥ ११/३ 
जिनेन्द्रदेव पर सूर्य का आरोप उनके अज्ञानान्धकार के विनाशक एवं ज्ञानप्रंकाश 
के प्रसारक होने की चारुत्वमयी यंजना करता है - 
“है भाई! अब प्रभात हो गया है। संसार के जन्ममरणरूपी भय के नाशक, विश्व 
के पिता जिनसूर्य का मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है | - 
सपदि विभातों जातो भ्रातर्भवभयहरणविभामूर्ते: । 
शिवसदन मुदुबदन स्पर् विश्वपितुर्जिनसबितुस्ते ॥ ८/<९ 
क्रोध के अत्यन्त घातक होने की व्यंजना क्रोध पर अग्रि के आरोप से ही संभव 
हो सकी है - 
“निस्सार संसार में मेरी क्रोधाग्रि के प्रभाव से नाथवंश और सोमवंश शीघ्र ही नष्ट 
हो जावेंगे ।'! 
निःसार इह संसारे सहसा में सप्तार्यिषः । 
नावसोमामिधे गोत्रे भवेतां भस्मसात्कृते ॥ ७/२४ 
इस प्रकार कवि ने क्रोध, प्रेम, सन्‍्ताप, भक्ति आदि मनोभावों के अतिशय की 
व्यंजना, मनोदशाओं की विचित्रता, परिस्थितियों की विकटता तथा वस्तु के सौन्दर्य - 
असौन्दर्य आदि की पराकाष्ठा के द्योतन, दया, शौर्य, औदार्य आदि गुणों की उत्कटता के 
प्रकाशन, रूपादि के अवलोकन एवं वचनादि के श्रवण में विधमान तत्लीनता के अनुभावन 
इत्यादि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए वक्रता के विभिन्न प्रकारों का आश्रय लिया है, जो 
अत्यन्त सफल रहा है। उक्ति की वक्रता के द्वारा मनोभावों, मनोदशाओं, मानवीय गुणों एवं 
वस्तु के उपर्युक्त वैशिष्टयों की साक्षात्कारामिका अनुभूति से सहदय हृदय आन्दोलित हो 
उठता है और भावमग्र तथा रसमग्र हो जाता है । उक्ति के वैचित्र्य से अभिव्यक्ति अत्यन्त 
रमणीय बन गयी है । 
ग़्र्यककता एवं म्गकिन्यातरकता 
वर्णविन्यासवक्रता का विवेचन स्वतंत्र अध्याय में किया गया है | वाक्यवक्रतां 
अ्थलिंकारों का दूसरा नाम है, जैसा कि कुन्तक ने कहा है - 
कक्यत्प कभावोउन्यो भिदते यः सहरूशः । 
यदालझ्ारवर्गोपली. सर्के5 प्यन्तर्भविष्यति ॥ - कक्रोक्तिजीबित, १/२० 
अतः इसका अनुशीलन भी “अलंकारविन्यास” नामक पृथक्‌ अध्याय में किया 
गया है । 
(है) 


चतुर्थ अध्याय 


मुहावरे एवं प्रतीक विधान 


मुहावरे भाषा को काव्यात्मक बनाने वाले अद्भुत उपादान हैं , क्योंकि ये वक्रोक्ति 
के उत्कृष्ट रूप हैं; अत: इनमें लाक्षणिकता एवं व्यंजकता कूट-कूट कर भरी होती है । 
जुल्लमे मा लक्षण 

जो लाक्षणिक एवं व्यंजक शब्द प्रयोग बहुप्रचलित (रुढ़) हो जाता है, वह मुहावरा 
कहलाता है । मुहावरे का मुख्य लक्षण है मुख्यार्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ में प्रसिद्ध हो 
जाना जैसे "गधा," "उल्लू," चमचा," "दुम" आदि ऐसे शब्द हैं जो अपने मुख्यार्थ में 
तो प्रसिद्ध हैं ही, मुख्यार्थ के अतिरिक्त मूर्ख, चाटुकार, पिछलग्गू आदि अर्थों में भी प्रसिद्ध 
हो गये हैं। इसलिये ये मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होते हैं | मुहावरे रूढ़ा लक्षणा से भिन्न हैं। 
रूढ़ा लक्षणा में शब्द अपना मुख्यार्थ खो देता है और अन्य अर्थ ही उसका मुख्यार्थ बन 
जाता है। जैसे "गो" शब्द का मुख्यार्थ था " गमन करने वाला" किन्तु उमने यह अर्थ खो 
दिया है और "गाय" ही उसका मुख्यार्थ हो गया है। इसी प्रकार "कुशल" शब्द ने भी 
अपना "कुशान्‌ लाति आदत्ते” यह मुख्यार्थ छोड़ दिया है और दक्ष अर्थ का वाचक बन 
गया है | मुहावरे के रूप में प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह अपना मुख्यार्थ नहीं खोते | सामान्यतया 
वे अपने मुख्यार्थ के ही वाचक होते हैं, मात्र सन्दर्भ विशेष में अन्य अर्थ के बोधक बन 
जाते हैं। जैसे जब बैल को ही बैल कहा जायेगा तब वह अपने मुख्यार्थ का ही बोधक 
होगा, किन्तु जब किसी मनुष्य को बैल कहा जायेगा तब वह मुहावरा बन जायेगा; क्योंकि 
मनुष्य के सन्दर्भ में वह बैल अर्थ का बोधक न रहकर "मूर्ख" अर्थ का बोधक हो जायेगा। 

कोई भी संज्ञा, विशेषण या क्रिया अथवा इनका समुदाय मुख्यार्थ के अतिरिक्त 
अन्य अर्थ में भी प्रसिद्ध हो जाने पर मुहाबरा बन जाता है| यथा - 

बैल - यह संज्ञा अपने मुख्यार्थ के अतिरिक्त मूर्ख अर्थ में भी प्रसिद्ध हो गई है, 
अतः जिस सन्दर्भ में यह "मूर्ख" अर्थ का बोध करायेगी वहाँ मुहावरा होगा । 

शीतलबाणी - शीतल का मुख्यार्थ है ठंडा, किन्तु वाणी के सन्दर्भ में वह " शान्ति 
पहुँचाने वाली" अर्थ में प्रसिद्ध हो गया, अतः इस सन्दर्भ में वह मुहावरा है । 

पुथ्कृष्टि - वृष्टि शब्द जल बरसने का वाचक है, किन्तु पुष्पों के सन्दर्भ में मस्तक 
पर प्रदुर पुष्प गिरने के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है, अतः वहाँ यह मुहावरा बन गया है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ३९ 


मुख मुरञ्ञाना - मुरझाना का मुख्यार्थ फूलों का संकुचित होना है, किन्तु मुख के 
प्रमंग में उदास या निराश हो जाने के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है; अतः इस सन्दर्भ में वह 
मुहावरा बन गया है | 
अद्मगों मा श्राषिक गैमिट्व 

मुहावरों में अनेक तथ्य घटनायें और अनुभूतियाँ संश्लिष्ट होती हैं, इमलिये वे 
परिमित शब्दों में अपरिमित भावों के बोधक होते है | लक्षणात्मक होने से उनमे वैचित्र्योपादन 
की क्षमता तथा व्यजंकता के कारण भावानुभूति कराने की मामर्थ्य होती है जिससे अभिव्यक्ति 
रुचिकर एवं आकर्षक हो जाती है | वे दैनिक अनुभूतियों मे मम्बद्ध होते हैं अत. उनके 
द्वारा सुक्ष्म अर्थ मरलतया बोधगम्य हो जाता है । 

मुहावरों के कई रूप होते है | जैसे - वक्रक्रियात्मक, वक्रविशेषणात्मक, 
अनुभावात्मक, निदर्शनात्मक, प्रतीकामक, रूपकात्मक, उपमातम्मक आदि । अत: इनसे व्यक्ति 
की बौद्धिक एवं चारित्रिक विशेषतायें, मंवेगात्मक दशा, सुख-दुख, दन्द्र, संशयादि से ग्रस्त 
मनःस्थिति, हृदयगत अभिप्राय तथा वस्तुओं एवं घटनाओं का हृदयस्पर्शी म्वरूप प्रतिभासित 
हो जाता है । "वह जड़ा क्रोधी है” ऐसा कहने से मनुष्य के क्रोधात्मक स्तर का वैसा 
प्रतिभाम नहीं होता, जैमा "वह तो जल्लाद है" कहने में होता है । अतः वस्तुस्थिति के 
प्रतिभामक होने के कारण मुहावरे अत्यन्त हृदयम्पर्शी होते है । 
पग्रोरप थे शुल्मावरे 

महाकवि ने जयोदय में मुहावरों का प्रयोग किया है जिसमे भाषा लाक्षणिक एवं 
व्यंजक बन गयी है । भाषाप्रवाह में मजीवता, सशक्तता और चित्तम्पर्शिता के गुण आ गये 
हैं । सौन्दर्यातिशय, प्रभावातिशय एवं चित्रात्मकता की सृष्टि हुई है | भावावेश, पात्रों के 
मनोभावों तथा मनोदशाओं की प्रभावशाली अभिव्यंजना हो मकी है । 


जयोदय में प्रयुक्त मुहावरों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - 
वक्रक्रियात्मक मुहावरे, वक्र्विशेषणात्मक मुहावरे, निदर्शनात्मक मुहावरे, अनुभावालक 
मुहावरे, उपमात्मक मुहावरे एवं रूपकात्मक मुहावरे । 
बकलीिग्रत्यक अह्ाररे 

जब क्रिया का विशिष्ट शब्द के साथ असामान्यरूप से प्रयोग होता है तब वह रूढ़ 
हो जाता है और वक्कक्रियात्मक मुहावरा कहलाता है | कवि ने इन मुहावरों के प्रयोग द्वारा 


८० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


सौन्दर्यातिशय एवं प्रभाव के अतिशय की पुर्टि की है । पात्रों के चारित्रिक वैशिष्टय, उनके 
मनोभाव एवं मनः स्थितियों की सफल अभिव्यक्ति मंभव हुई है | उदाहरणार्थ - 
शौर्यप्रशस्तौ लभते कनिष्ठां श्रीचक्रपाणे: स गतः प्रतिक्ठाम्‌ । 
यस्यास्तां निग्रहणे च निष्ठा मता सतां संग्रहणे घनिष्ठा ॥१/१६॥ 

- भरत चक्रवर्ती मे प्रतिष्ठा प्राप्त राजा जयकुमार शूरवीरता में कनिष्ठका 
(कानी/छिंगुरी उंगली) पर गिना जाता है | वह दुशें के निग्रह एवं शिष्टों का संग्रह करने में 
तत्पर रहता था । 

यहाँ जयकुमार के वीरों में मर्वश्रेष्ठ एवं अग्रणी होने की अभिव्यंजना " शौर्यप्रशस्तौ 
लभते कनिष्ठां " (वीरों की गणना को छिगुरी पर गिना जाना) मुहावरे के प्रयोग से संभव 
हो सकी है | 

किमधुना न चरन्त्यसवश्चरा: स्वयमिताः किमु कीलनमित्वराः । 
रुदति में हृदय सदयं भक्तुदति चात्मविधातकवाश्रवः ॥९/७ 

-- इस समय मेरे चर प्राण क्‍यों नहीं निकलते ? वे कीलित क्‍यों हो गये ? यही 

मोच कर मेरा हृदय रो रहा है | स्वयं की निरादर कथा मुझे पीड़ा दे रही है । 


युद्ध में पराजित अर्ककीर्ति की मानसिक पीड़ा कितनी तीव्र थी, इसकी अनुभूति 
"हुदयं रुदति" मुहावरे से ही संभव थी । 
वेशवानुपजगाम जयो5पि येन सो5व शुशुभेष भिनयो5पि । 
लोकलोपिलवणापरिणामः स सम नीरमीरयति च कामः ॥५/२६ 
-- जिनका सौन्दर्य अनुपम था ऐसे राजा जयकुमार भी सज-धज कर आये | उनके 
आने से सभा जगमगा उठी । उनके आगे कामदेव भी पानी भरता था । 


जयकुमार के अनुपम सौन्दर्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व की मनोहारी अभिव्यक्ति 
के लिए "काम: नीरमीरयति" (उसके सामने कामदेव भी पानी भरता है) से सुन्दर उक्ति 
और कोई नहीं हो सकती थी । 
परे रणारम्भपरा न यावद्‌ बभुश्व काशीशमुता यथादत्‌ | 
निफ्ररुमागत्यतरा मितो5ष॑ हेमाडुदाद्या बवूधु: शरौषम्‌ ॥ ८/५३ ॥ 
- जब तक शत्रु युद्ध के प्रारम्भार्थ जयकुमार के समीप नहीं पहुँच पाये इसके 
पहले ही काशीराज के पुत्र हेमांगद आदि ने जयकुमार पर आये उपद्रव को दूर हटाने के 
लिए बाणों की वर्षा कर दी । 


जयोदय नहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ८१ 
बाणों के सघन प्रहार की अभिव्यंजना के लिए " शरीघं ववृषु:" (बाणों की वर्षा 
की) मुहावरा कितना प्रभावोत्पादक है । 
कु रक्षणे स्मोद्यतते मुदा सः सुरक्षणेभ्यः सुतरामुदास:। 
बबन्ध मामुष्य पद रुषेव कीर्ति: प्रियाउवाप दिगन्तमेव ॥१/४२५॥ 

-- राजा जयकुमार देवताओं द्वारा मनाये जाने वाले उत्सवों से भी उदास रह कर 
पृथ्वी के संरक्षण में उद्यत रहता था | इसलिए लक्ष्मी उसके पैरों को चूमती थी और उसकी 
प्रिय कीर्ति संसार में दिगन्त-व्यापिनी हो गई । 

"मा अमुष्य पद बबन्ध" (लक्ष्मी पैरों को चूमती थी) अपरिमित वैभवशालिता 
की प्रतीति कराने वाले इस मुहावरे ने अभिव्यक्ति में चार चांद लगा दिये हैं । 
बक्विशेफ्णत्यक अल्यवे 

जिस मुहावरे में विशेष्य के साथ अनुपपद्यमान विशेषण का प्रयोग होता है, वह 
वक्रविशेषणात्मक मुहावरा कहलाता है । कवि ने इस प्रकार के मुहावरों द्वारा पात्रों के मन 
की मार्मिक स्थितियों, उनके अंगों मे अभिव्यक्त होने वाले मार्मिक भावों, उनके सौन्दर्य की 
अपूर्व मोहकता तथा वस्तुओं के गुणावगुणात्रिशय की अभिव्यक्ति की है - 

विनयभुदुन्नतवंशः सुलक्षणो5सौ विलक्षणोक्ततनुः । 
विलसति व नलसदास्पों लावण्याड्लोउपि मघुरतनुः ॥६/५४ ॥ 

यह राजा विनयवान्‌ है, उन्नतवश का है । शुभ लक्षणों से युक्त है, चतुर है तथा 
कमल के समान मुखाकृति से सुशोभित है । लावण्य का गृह होकर भी मधुर शरीर वाला है। 


" मधुरतनु:" मुहावरे के प्रयोग से शारीरिक सौन्दर्य की आह्वादकता अनुभूतिगम्य 
हो एठी है । 
चित्रभितियु समर्पितदृष्टे तत्र शश्ददपि मानवसृष्टौ | 
निर्निमिषनयने 5पि च देवब्यूह एवं न विवेचनमेव ॥ ५/१९ 
- स्वयंवर सभा की भित्तियों पर चित्रकला की गई थी । उसे एकटक दृष्टि से 


मानव देख रहे थे, जिससे निर्निमिष नेत्रों वाले देवगण एवं मानव समूह में भेद करना कठिन 
हो गया। 


"समर्पितदृष्टौ" प्रयोग में चित्रकला की उत्कृष्ता एवं मोहकता का आभास कराने 
की अद्भुत क्षमता है | 


पुरी प्रेितवान्‌ पुनर्भुदुदशा काशीविशामीश्वशरः ॥८/८६ ॥ पूर्कर्थ 


८२ जयोदय गहाकाव्य का भैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


- काशी नरेश ने अपनी पुत्री की ओर मृदुदृष्टि से देखा | लेहपूर्वक देखने के भाव 
को "मृदुद्ृशा प्रेक्षितवान " उक्ति अत्यन्त रमणीयता से व्यंजित करती है । 
निदशकित्यक गुहाररे 

निदर्शना अलंकार रूढ़ होने पर निदर्शनात्मक मुहावग वन जाता है | जहाँ एक 
कार्य की उपमा दूसरे कार्य मे दी जाती है, वहां निर्दर्शना अलंकार होता है | इससे उपमेयभूत 
कार्य की दुष्करता, निष्फलता, मंकटाग्पदता, अमाध्यता, असंभवता आदि के स्वरूप की 
व्यंजना अत्यन्त प्रभावपूर्ण एवं चित्रात्मक रीति से हो जाती है | कवि ने ऐसे मुहावरों के 
प्रयोग द्वारा पात्रों की प्रवृत्तियों, चरित्रों तथा उनके उत्कर्ष का मफलतापूर्वक मम्प्रेषण किया 
है | उदाहरणार्थ- 

जयमुपैति सुभीरुमतल्लिका5 खिलजनीजनमस्तकमल्लिका । 
बहुषु भूषवरेषु महीपते मणिरहो चरणे प्रतिबदध्यते ॥ ९/७७॥ 

- है राजन! बड़े-बड़े राजाओं के होते हुए भी ममस्त स्त्री समाज की शिरोमणि, 
श्रेष्व्म तरुणी सुलोचना जयकुमार को प्राप्त हो गई है । आश्चर्य है कि मणि पैरों से बाँध 
दी गई है। 

कार्य के अनौचित्य का स्वरूप (स्तर) हृदयंगम कराने के लिए "मणि: चरणे 
प्रतिबद्ध्यते” से अधिक उपयुक्त एवं रमणीय उक्ति नहीं हो सकती थी । 

नीतिमीतिमनयो.. नयक्नष्यं दुर्मतिः समुपकर्थति स्वयम्‌ | 
उल्मुक शिशुबदात्मनो5शुर्भ यो5द्धि वा5ठति हि वस्तुतस्तु भम्‌ ॥७/७९ 
- यह दुर्मति अर्ककीर्ति नीति का उल्लंघन करता हुआ जली लकड़ी पकड़ने वाले 


शिशु के समान स्वयं अपना अकल्याण करना चाहता है। यह उस बालक जैसा है जो दिन 
के प्रकाश में वास्तविक नक्षत्रों को देखना चाहता है | 

" अह्ि वाउछति हि वस्तुतस्तु भम्‌" (दिन में तारे देखने की इच्छा करता है) प्रयोग 
इच्छा के अनौचित्य की पराकाष्ठा घोतित करने में बेजोड़ है | 


जलनुम्रामत्यक हारे 
अनुभावों के द्वारा भाव व्यंजना एक प्रचलित साहित्यिक परिपाटी है | यह प्रवृत्ति 
रूढ़ होकर अनुभावालक मुहावरों के रूप में प्रतिष्ठित हुई है । इन मुझावरों से मनःस्थितियों 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ८३ 
की व्यंजना तो होती है, चित्रात्मक प्रभाव की सृष्टि भी होती है ।' वर्ण्यवस्तु, व्यक्ति या 
घटना का चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो जाता है, मूर्तता और प्रत्यक्षता के प्रभाव की 
सृष्टि होती है।' 
जयोदय में अनुभावात्मक मुहावरों के प्रयोग से मनःस्थिति की अभिव्यक्ति एवं 
चित्रात्मकता की सृष्टि सरलतया हो सकी है | यथा - 
कल्यां समाकलध्योग्रामेनां भरतनन्दनः | 
रक्तनेत्रो जवादेव बभूव क्षीक्तां गतः ॥ /७ 
- भरतनन्दन अर्ककीर्ति, दुर्मर्षण की उग्र (कटु) वाणी रूप मदिरा का पान कर 
शीघ्र ही उन्पत्त हो गया | उस मदिरा के प्रभाव से-उनके नेत्र लाल हो गये । 
कवि ने “रक्त नेत्र' मुहावरे के द्वारा क्रोध से उत्पन्न अवस्था को सरलतया प्रतीतिगम्य 
बना दिया है। 
फुल्लदानन इतो5भिजगाम यस्य दुर्मतिरितीह च नाम । 
सानुकूल इव भाग्यक्तिस्तिस्तदूभविष्यति यदिक्छितमस्ति ॥ ४/४७ 
- दुर्मति सोचने लगा - मेरी इच्छानुरूप ही कार्य होता दिखाई दे रहा है । ऐसा 
लगता है कि भाग्य अनुकूल है | इस प्रकार खिले (हर्षित) मुखवाला वह दुर्मते वहाँ से 
चला गया। 


" फुल्लदानन:" (खिले हुए मुखवाला) मुहावरा प्रयोग हर्षातिरेकमयी मनोदशा का 
साक्षात्कार करा देता है, जो किसी अन्य उक्ति द्वारा संभव नहीं है । 
एएपात्यक अहार, 
उपमात्मक मुहावरों के द्वारा कवि ने संसार की विचित्रता सौन्दर्यातिशय तथा पात्रों 
की विडम्बनात्मक स्थितियों का प्रभावकारी चित्रण किया है । यथा - 
पिहितदृष्टिससौ परतन्त्रितः सपदि मर्मणि दण्डनियन्त्रित:। 
बहुभर प्रमतीत्थमथोद्धन्‌ जगति तैलिकगौरिव हा नरः ॥ २५/४४ 
- जिसकी आँखें पट्टी से ढकी हुई हैं, जो तेली के पराधीन है, रुक जाने पर 
जिसके मर्मस्थल में चोट पहुँचाई जाती है और जो पत्थर आदि का बहुत भार लादे हुए है, 


१. हरदेव बाहरी : हिन्दी सेमेंटिक्स, पृ० २८५ 
२. शैली विज्ञान और प्रेमचन्द की भाषा, पृ० ९९ 


८४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


ऐसा तेली का बैल निरन्तर जिस प्रकार चक्कर लगाता रहता है। उसी प्रकार जिसकी विचारशक्ति 
आच्छादित है, स्वोपार्जित कर्म के आधीन है, पापाचार के दण्ड से मर्मस्थल में आघात को 
प्राप्त हो रहा है और परिग्रहरूप अतिभार को धारण किये हुए है।ऐमा यह मनुष्य संसार में 
भ्रमण करता रहता है । 
जीवों के संमारचक्र में परिभ्रमण की दशा कितनी दुःखद एवं दयनीय है, इसकी 
अनुभूति " भ्रमति तैलिकगौरिव नरः (तेली के बैल के समान घूमता है) मुहावरे से जितनी 
यथार्थता से होती है, उतनी किसी अन्य प्रयोग से सम्भव न थी । 
इक्षुयष्टिरिवै्याउस्ति प्रतिपर्वरसोदया । ३/४० पूर्वार्ध 
-- यह सुलोचना इक्षुय्टि के समान पोर-पोर पर रस भरी है । 
"इक्षुयशिरिवैषा" यह तो इक्षुयप्टि के समान है। यह मुहावरा सुलोचना के अंग- 
अंग की मनोहरता को व्यंजित कराने में अप्रतिम है । 
अफकम्यक अुल्मगरो 
जिन मुहावरों में रूपक अलंकार होता है, वे रूपकात्मक मुहाबरे कहलाते हैं | इन 
मुहावरों में एक वस्तु में दूसरी वस्तु या उसके अवयव या धर्म का अस्तित्व बतलाया जाता 
है, जो अस्वाभाविक एवं अनुपपन्न होने से वैचित्य का जनक होता है तथा उन वस्तुओं में 
साम्य होने से लक्षणा एवं व्यंजना शक्तियों के द्वारा उपमानभूत पदार्थ उपमेयभूत पदार्थ की 
स्वरूपगत विशेषताओं को समष्टि रूप से प्रतीति का विषय बना देता है | कवि ने रूपकात्मक 
मुहावरों के प्रचुर प्रयोग द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं एवं वस्तु तथा व्यक्ति के 
आह्वादक एवं भयानक स्वरूप की प्रभावशाली व्यंजना की है| कुछ उदाहरण दृष्व्य है : 
वर्दधिष्णु रघुना5 ५ ननन्‍्दवारिधिस्तस्थ तावता । 
इत्थमाद्भादकारिण्यो गावः सम प्रसरन्ति ताः ॥ १/१०२ 
- मुनिराज के दर्शन कर जयकुमार का आनन्दरूपी समुद्र उमड़ पड़ा | उसकी 
आह्वादकारिणी वाणी फैलने लगी | 
जयकुमार को मुनिराज के दर्शन से प्राप्त आनन्दातिशय की अभिव्यंजना में 
“आनन्दवारिधि: वर्दधिष्णु:'” (आनन्दरूप समुद्र उमड़ पड़ा), मुहावरे का प्रयोग अद्वितीय है। 
श्रीपयो धरभराक्रु लिताया: सं गिरा भु बनस॑ किदितायाः । 
काशिकानृपतिक्तिकलापी सम्मदेन सहसा समवाषि ॥ ५/५५ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ८५ 

- पृथ्वी पर प्रसिद्ध, उन्नत पयोधरवाली बुद्धिदेवी की वाणी सुनकर महाराज अकम्पन 
का चित्तमयूर नाच उठा । 

चिन्ता दूर होने से उत्पन्न हर्षातिशय की अभिव्यंजना “चित्तकलापी सम्मदेन 
समवापि'” (चित्तमयूर नाच उठा) मुहावरे के प्रयोग से संभव हो सकी है । 

शुचेस्तव मुखाम्भोजाश्िरेति किमिदं कचः । २४/१३९ पूर्व 

- तुम्होर पवित्र मुखकमल से यह वचन कैसे निकला ? “'मुखकमल”"” मुहावरा 
काञ्चनादेवी के मुख मौन्दर्य का साक्षात्कार करा देता है । 

इन उदाहर्णों से स्पष्ट है कि महाकवि ने मुहावरों के प्रयोग से अभिव्यक्ति को 
रमणीय बनाते हुए पात्रों के मनोभावों, मनोदशाओं, चारित्रिक विशेषताओं, वस्तु के गुण 
वैशिष्टय, कार्य के औचित्व-अनौचित्य के स्तर, घटााओं एवं परिस्थितियों के स्वरूप को 
अनुभूतिगम्य बनाया है और उसके द्वारा सहदय को भावमग्र एवं रससिक्त कर जयोदय में 
काव्यत्व के प्राण फूँके हैं । 


प्रतीक 


प्रतीक एक शैलीय तत्त्व है जिसके प्रयोग से भाषा में उच्चकोटि की काव्यामकता 
आ जाती है । कारण यह है कि प्रतीक साध्यवसानात्मक लाक्षणिक प्रयोग है” जिसमें उपमेय 
का निर्देश नहीं होता, मात्र उपमान ही निर्दिष्ट होता है। उसी के द्वारा सन्दर्भ विशेष में गुण, 
क्रिया आदि के साम्य अथवा माहचर्य सम्बन्ध से अर्थान्तर का बोध होता है | यह वक्रोक्ति 
का उत्कृष्ट रूप है | इसमें कथ्य पूरी तरह लक्षणा एवं व्यंजना का विषय होता है, जो प्रकट 
न होकर गूढ़ हो, 4 जिज्ञासाजन्य रोचकता उत्पन्न कर देता है, अभिव्यक्ति का एक विलक्षण 
(अमामान्य) माध्यम होने से कथन को अत्यन्त आकर्षक एवं रोचक बना देता है | 


अतीर मा लतण 


वह मूर्त वस्तु प्रतीक कहलाती है जो सन्दर्भ विशेष में गुण, क्रियादि के साम्य के 
कारण किसी भावात्मक-तत्त्व अथवा अन्य मूर्त पदार्थ का प्रतिभामन करती है । प्रतीक 
उपमान का कार्य नहीं करता अर्थात्‌ अपने से किसी वस्तु की ममानता नहीं दर्शाता अपितु 
वस्तु को ही संकेतिक करता है । कोई भी वस्तु सन्दर्भ विशेष में ही प्रतीक बनती है । 


१. काव्य शास्त्र में 'गौवहीक:'' सारोपा लक्षणा का उदाहरण है 'गार्जल्पति'' 
साध्यवसाना लक्षणा का । प्रथम उदाहरण में उपमेय 'वाहीक'”' तथा उपमान 'गौ:'' दोनों का 
निर्देश है, द्वितीय में मात्र उपमान गौ: का । उससे 'वाहीक'' अर्थ लक्षित होता है । अतः वह 
सन्दर्भ के आधार पर 'वाहीक” का प्रतीक है | 


८६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


सन्दर्भ के अभाव में अपने मूल स्वरूप का ही बोध कराती है | जैसे - “मोहि सुनि सुनि 
आवत हाँसी, पानी में मीन पियासी” कबीर के इन शं॑द्दों से जो भाव (आवश्यक वस्तु की 
प्रचुर उपलब्धि होने पर भी उसके भोग से वंचित रहना) व्यंजित होता है उससे “पानी”' 
सुख के घ्रोतमूत आत्मस्वभाव का प्रतीक बन गया है तथा “मीन” आत्मा का । एक ही 
वस्तु भिन्न-भिन्न सन्दर्भों में भिन्न-भिन्न अर्थों का प्रतीक बन सकती है | जैसे - “कली”' कहीं 
अपरिपक्व अवस्था का प्रतीक हो जाती है तो कहीं सुख का | “मृग”” कहीं मन को संकेतित 
करता है, कहीं प्रान्त व्यक्ति को । 
अतीरों का अग्रियंजनायत /भ्राषिर॒/ महत्व 

प्रतीकभूत पदार्थ के गुण और विशेषतायें लोगों के अनुभव के विषय होते हैं तथा 
वे अपूर्तभावों (भावात्मक तत्त्वों) जैसे वस्तु और व्यक्ति के स्वभावों व रूपों, गुणों और 
अवगुणों, संवेगों और प्रवृत्तियों, मनःस्थितियों और परिस्थितियों, दशाओं और परिणतियों 
की जीवन्त अनुभूति कराने के अमोघ साधन हैं । प्रतीक के द्वारा संकेतित वस्तु का पूरा 
स्वभाव व्यंजित हो जाता है | जैसे अज्ञान के लिए अन्धकार शब्द का प्रयोग किया जाये 
तो अज्ञान के सारे स्वभाव का साक्षात्कार भी हो जाता है; क्योंकि अन्धकार के स्वभाव से 
हम परिचित होते हैं । अतः प्रतीक द्वारा संकेतित वस्तु अपने पूरे स्वभाव के माथ हृदय में 
उतरती है। इससे भाषा भी हृदयस्पर्शी हो जाती है । प्रतीक बात को स्पष्ट रूप से न कहकर 
संकेत रूप से कहते हैं, इसलिए उनके प्रयोग से भाषा में जिज्ञासोत्पादकता और रोचकता 
आ जाती है । प्रतीक उतक्तिवैचित्र्य रूप होते हैं, इस कारण भी भाषा रोचक बन जाती है। 
इसके अतिरिक्त जिस तथ्य को साधारण भाषा व्यक्त नहीं कर सकती, प्रतीक उसे सहज ही 
अभिव्यक्त कर देता है | 

महाकवि आचार्य ज्ञानसागरजी ने इन्हीं उद्देश्यों की सिद्धि के लिए अपनी 
काव्यभाषा में प्रतीकों का प्रयोग किया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से प्रतीक ग्रहण किये हैं । 
क्षेत्र के आधार पर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - प्राकृतिक, 
सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं प्राणी-वर्गीय । 


आ्राक्ररिक अतीक 
प्रकृति से ग्रहण किये गये प्रतीक प्राकृतिक प्रतीक हैं | जैसे - सूर्य, चन्द्र, रात, 
दिन, फूल, कांटा आदि । इनका प्रयोग आचार्य श्री ने अनेक स्थलों पर किया है। उदाहरणार्थ- 
गता निशा5व५ दिशा उद्घाटिता भान्ति विपूतनयनंभूते ' 
को 5स्तु कोशिकादि]ह विद्वेघी परो नरो विशदीभूते ॥ ८/९० 
- है विशाल एवं निर्मल नयनों वाली पुत्री! निशा बीत गई, अब सभी दिशायें स्पष्ट 


दिखाई देने लगी हैं | ऐसे प्रकाशमान समय में उल्लू के सिवा ऐसा कौन प्राणी होगा जो 
प्रसन्न न हो । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ८७ 
यहाँ पर “निशा'' विपत्ति का प्रतीक है । दिशा का उद्घाटन जयकुमार के युद्ध 
में विजयी होने का एवं “उल्लू” मूर्ख का प्रतीक है। इनके द्वारा विलक्षित भावों की अत्यन्त 
मर्मस्पर्शी ढ़ंग से व्यंजना हुई है । 
प्रजा प्रजागरति तवोदयेन निशा हि सा नाशमनापि येन । 
भानुः सदा नूतन एवं भासि कोकस्य हर्ो5पि भवेद्विकाशी ॥ १९/२० 
- हे भगवन्‌ ! आप नवीन सूर्य ही है। आपके उदय से रात्रि नष्ट हो जाती है, 
प्रजा प्रतिबुद्ध होती है एवं उसके दुःख दूर होते हैं । 
उक्त पद्य में “भानु” जिनेन्द्र भगवान्‌ के सर्वज्ञ होने का, “निशा नाशमनायि” 
अज्ञान के नष्ट होने का प्रतीक है । ये प्रतीक अपने भाव को सफलतया संकेतित करते हैं। 
भ्रूभडमडूजाया लिड्ू_ तदनादरे5म्विका सा5यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पर्वणि तमसा रभसादसितो5भितो5र्कपशाः ॥६/१ ९ 
- बुद्धिदेवी ने सुलोचना के भ्रूमंग से समझ लिया कि अर्ककीर्ति उसे पसन्द नहीं 
है। परिणामस्वरूप स्वयंवरोत्सव में अर्ककीर्ति का मुख शीघ्र ही अन्धकार से आछम्र हो गया। 
यहाँ “तम” तीव्र निराशा का प्रतीक है । 


इसी प्रकार - 
मुदुतनी तरसा तरसी तिमानक्यवादयवीति परिश्रमात्‌ । 


क्त सुखायत एवं जनो5हह विलसितं तदिदं तमसो महत्‌ ॥ २५/१९ (मूत्र प्रति) 


- कामातुर मनुष्य नवयुवति के शारीरिक अवयवों को प्रेरित करता है | इस कार्य 
में हुए परिश्रम को सुख मानता है | यह उसके अज्ञान की महिमा है । 


यहाँ “तम” अज्ञान का प्रतीक है । 
मम मनोरबकल्पलताफल वदति शुक्तिजलक्ष्म से वोपलम । 
समभिपश्य नृपस्थ मनीषितं नृवर साधय तस्य मयीहितम्‌ ॥ ९/६० 
- राजा अकम्पन दूत से कहते हैं - हे नृवर ! तुम भरत चक्रवर्ती के पास जाकर 
ज्ञात करो कि वे मेरे द्वारा किये गये स्ववंवरोत्सव रूप कार्य को मोती बतलाते हैं या पत्थर। 
बाद में यदि उनके विचार मेरे प्रतिकूल हों तो, अनुकूल बना दो | 


प्रस्तुत पद्च में “'शुक्तिजलक्ष्म” तथा “उपल?” दो प्रतीकों का प्रयोग हुआ है । ये 
क्रमशः कार्य की “'श्रेष्ठता'' एवं “हीनता”” के अभिव्यंजक हैं | 
गयानिक अतीक 

कवि ने व्यक्ति के गुणों, अवगुणों और प्रवृत्तियों की जीवन्त अनुभूति कराने हेतु 
पुराणों से प्रतीक ग्रहण किये हैं : 


८८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
रवियशा दुरितिन मुरीकृतः स भवता बत शीघ्रमुरीकृतः | 
सदरिर्प्पसदादरिवन्ररो भवतु॒ सम्भवतुष्टिमतां परः ॥ ९/८० 

- अर्ककीर्ति ने दुर्भाग्य से जयकुमार का प्रतिवाद कर मुरराक्षस का कार्य किया, 
फिर भी आपके स्वामी ने उसे स्वीकार किया, यह खेद की बात है | महाराज तो सन्‍्तोषी 
हैं, वे शत्रु-मित्र को समान दृष्टि से देखते हैं । 

प्रस्तुत श्लोक में “'मुरराक्षस का कार्य”' अनीतिपूर्ण कार्य का प्रतीक है | यह प्रतीक 
अत्यन्त प्रभावशाली दंग से उक्त भाव की अभिव्यंजना करता है | 

#णीक्गीय अतीक: 

कवि ने पात्रों के गुणों, अवगुणों की व्यंजना हेतु प्राणीवर्गीय प्रतीकों का अवलम्बन 
लिया है| यथा - 

किमिष्यते भेकगतिश्व सूक्ता श्रीराजहंस्थाः सुतनो प्रयुक्ता । 
पयाप्यधादीयत दृष्टदेशः खलोपयोगादू गदि दुग्पलेशः ॥ ५/१०३ 

- हे सुन्दर शरीरवाली ! तू राजहंसी है, अतः तुझे क्‍या मेढ़क की गति इष्ट हो 
सकती है ? इश्टदेश में गमन मार्ग द्वारा ही किया जाता है | खली खिलाने पर ही गाय में 
दूध होता है। 

यहाँ “भेकगति'' (मेढ़क की चाल) “साधारण स्त्री के व्यवहार का प्रतीक है । 

इसी प्रकार - 
मरालमुक्तस्थ सरोवरस्य दशा ₹ बया5 नापितमां प्रशस्यः । 
कश्थचित्रु देशः सुखिनां मुदे स विशुद्धकृत्तेन सता सुबेश ॥ ३/२४ 

- है भले वेषवाले अतिथिवर ! आप विमल आचरण एवं सज्जनशिरोमणि हैं | 
सुखियों को भी आनन्द देने में प्रशंसनीय ! आपने किस प्रदेश को हंसविहीन सरोवर की 
दशा में पहुँचा दिया है ? 

यहाँ “हंसविहीन सरोवर'” शोभाहीनता का प्रतीक है । 

इस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग कर महाकवि ने वस्तु एवं भावों के अमूर्त एवं सूक्ष्म 
स्वरूप को हृदयंगम एवं हृदयस्पर्शी बनाया है तथा अभिव्यक्ति में रमणीयता का आधान कर 
शब्दों को काव्य में ढाला है । 


(0 


पंचम अध्याय 


अलंकारविन्यास 


अलंकृतता भी काव्यभाषा का एक महत्त्वपूर्ण गुण है। उन कक्ति वैचित्र्यों या 
विचित्र कथन प्रकारों को अलंकार कहते हैं, जो उपमात्मक, रूपकात्मक, अपहृत्यामक, 
मंदेहाममक आदि होते हैं | ये भाव विशेष की अभिव्यक्ति के अद्वितीय माध्यम होते हैं, साथ 
ही इनमें वक्रोक्तिजन्य रोचकता एवं व्यंजकताजन्य चारुत्व भी रहता है | विशिष्ट अलंकार 
विशिष्ट सन्दर्भ में ही भावाभिव्यक्ति के उपयुक्त होता है । कहीं उपमा ही सन्दर्भ के अत्यन्त 
उपयुक्त होती है, कहीं रूपक ही तथा कहीं केवल रूपकातिशयोक्ति जिस सन्दर्भ में उपमा 
उपयुक्त हैं, उसमें रूपक आदि अन्य अभिधान प्रकार उपयुक्त नहीं होते । 


एक सीधी सपाट सादृश्यविधानात्मक उक्ति कभी-कभी अधिक पैनी हो सकती है। 
जैसे - 
सुरभि सी सुकवि की सुमित खुलन लागी, 
चिरई सी चिन्ता जागी जनक के हियरे । 
धनुष पै ठाढ़ो राम रवि सों ललत आज, 
भोर कैसो नखत नरिन्द भये पियेरे ॥ (रघुनाव बन्दीजन) 
इसमें एक सांग उपमा है। धनुष के ऊपर राम ऐसे लगते हैं, जैसे प्रभातकालीन 
मूर्य और दूर धूमिल पड़ते हुए राजा बुझते हुए नक्षत्र की तरह लगते हैं | इस प्रभात की 
सूचना दो चीजों मे मिलती है - जनक के हृदय में एक चिन्ता जगती है, उसी प्रकार जैसे 
भोर में एक चिड़िया बोलती है | यह चिन्ता आने वाले दिन के कठोर यथार्थ की चिन्ता 
हो सकती है, राम के संघर्ष की चिन्ता हो सकती है, सीता के भागधेय की चिन्ता हो सकती 
है और तत्काल उपस्थित होने वाले राम - परशुराम द्वन्द्र की भी चिन्ता हो सकती है । 
लेकिन यह चिन्ता कर्म को प्रेरित करने वाली चिन्ता है, जिस तरह कि चिड़िया का चहचहाना 
आदमी के लिये कर्म का आह्वान होता है । दूसरी सूचना मिलती है, प्रभातकालीन समीरण 
के द्वारा सुरभि के फैलने से | राम के धनुष भंग के अनन्तर सुकवि की सद्बुद्धि प्रस्फुटित 
होने लगती है, क्योंकि राम के चरित के गान में ऐसे सुकवियों का कल्याण तो होगा ही, 
उनकी कृति के द्वारा और भी उससे सुवासित होंगे ।' 


१. रीतिविज्ञान : डॉ. विद्य निवास मिश्र, पृष्ठ - ९ 
२. वही 


९० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

“इस आधे छन्द में उपमा के अतिरिक्त कोई दूसरी भंगिमा अर्थ को विवृत करने 
में समर्थ नहीं होती, क्योंकि यहाँ अभिप्राय उपमा के द्वारा खुलने वाले अर्थों को एक साथ 
स्पष्ट करना है | रूपक की भाषा यहाँ उपयोजित होती तो अर्थ सम्पुटित हो जाता और 
कवि का उद्देश्य अधूरा रह जाता ।” 


एक दूसरा उदाहरण लिया जाय । महात्मा गाँधी के मरने पर इस रूप में उक्ति की 
प्रतिक्रिया अधिक सार्थक है - “सूर्य अस्त हो गया" वनिस्पत यह कहने के, कि महात्मा 
गाँधी रूपी सूर्य दिवंगत हो गया या महात्मा गोंधी की मृत्यु से ऐसा लगता है. जैसे सारे देश 
में अन्धकार छा गया हो, क्योंकि शोक की आकस्मिकता की अभिव्यक्ति के लिए जिस 
संक्षिपित और तत्काल प्रभावित करने वाले उक्ति प्रकार की आवश्यकता है, वह केवल “सूर्य 
अस्त हो गया” इस रूपकातिशयोक्ति से ही संभव है ।' 


अलंकार व्यंजक होते हैं और उचित सन्दर्भ में प्रयुक्त होने पर उनकी व्यंजकता 
पैनी (हृदयस्पर्शी) हो जाती है । इसीलिए आनन्दबर्धन ने कहा है कि व्यंजकता के संस्पर्श 
से अलंकारीं में चारुत्व आ जाता है ।* 

१- चोद का मुखड़ा (उपमा) 

२- मुखचन्द्र एकाएक उदित हुआ (रूपक) 

३- यह चौंद अचानक कहाँ से प्रकट हो यया ? (रूपकातिशयोक्ति) 

४- यह मुख तो चनामा को भी मात कर रहा है | (व्यतिरेक) 

५- यह मुख नहीं है, यह तो पूर्णिमा का चन्द्र है। (अपहृति) 

६- यह मुख है या चन्द्रमा (सन्देष्ठ) 

ये उक्तियाँ उपमात्क, रूपकातमक, रूपकातिशयोकत्यात्॒क व्यतिरिक, अप- 
हृत्यासक तथा सन्देहात्मक होने से वैचित्र्यपूर्ण हैं । इनमें उपमादिरूप विचित्र कथन प्रकारों 
से चन्द्रमा और मुख के सादृश्य का वर्णन कर मुख के सौन्दर्यातिशय या अतिशय कान्तिमत्ता 


१,  रीतिविज्ञान : डॉ. विधानिवास मिश्र 
२. वही 
३. (क) वाच्यालक्षरवर्गो य॑ व्यंग्यांशानुगमे सति । 
प्रायेणैव परां छायां विध्रल्लक्ष्ये निशीश्यते ।। ध्वन्यालोक - ३/३६ 
(ख) बुख्या महाकविगिरा-ध्वन्यालोक, ३/३७ 
(ग) तदेव॑ व्यंग्यांशसंस्पर्श, ध्वन्यालोक, पृष्ठ - ५०३ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९१ 
की व्यंजना की गई है, जो अन्यथा संभव नहीं है ।' किसी फल की मिठास की प्रतीति 
मिश्री, गुड़ आदि की उपमा द्वारा ही कराई जा सकती है, शब्द द्वारा नहीं । 


समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि अलंकार व्यंग्यांश पर ही आश्रित होते हैं ।' 
इनकी व्यंजकता का स्पष्टीकरण आगे किया जायेगा । 
अलंक्ततयक ढग़न #कार रा कर्गीक्वरण 


अलंकारात्मक कथन के प्रकार अनेकविध होते हैं, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है - 

सादृश्यमूलक, समर्थनमूलक, विरोधमूलक, मालात्मक (शृंखलातमक) आश्षेपालक, 
पूर्वापरस्थितिवर्णनात्मक, निन्‍्दास्तुत्यात्मक, प्रतीकात्मक, कारणकार्यपौर्वापर्यविपर्ययालक, 
प्रस्तुतान्यत्वविरूपणात्मक, आवृत्तिमूलक एवं पदक्रममूलक । 
वपाउश््म्ल्क अलकार 

उपमा, रूपक, उद्नेक्षा, ससन्देह, अपहृति, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, प्रतीक, सामान्य, 
निदर्शना, अनन्वय, उपमेयोपमा, समासोक्ति, क्रियादीपक, असम्भवार्थकल्पनामक अति - 
शयोक्ति, अप्रकृतार्थ तुल्ययोगिता और व्यतिरेक ये सादृश्यमूलक अलंकार हैं| इनमें अनन्वय 
और उपमेयोपमा का प्रयोग वस्तु की अनुपमता या अद्वितीयत के द्योतनार्थ किया जाता 
है। समासोक्ति के द्वारा प्रस्तुत पर अप्रस्तुत नायक - नायकादि के व्यवहार का व्यंजनाशक्ति 
से आरोप कर शुंगारादि की अभिव्यक्ति की जाती है | शेष अलंकारों के माध्यम से वस्तु 
के धर्मीविशेष के विशिष्ट (लोकोत्तर, अतिशयित, अद्भुत आदि) स्वरूप की प्रतीति करायी 
जाती है । 
तगकीकात्यक जलकर 

अर्थान्तरन्यास, दृष्ान्त और प्रतिवस्तृपमा समर्थनात्मक अलंकार हैं । इनका प्रयोग 
वस्तु स्वभाव के औचित्य के आधार पर किसी घटना या मानवीय आचरण का औचित्य 
सिद्ध करने के लिये होता है | 
१. “येषु चालझ्डरेषु सादृश्यमुखेन तत्त्वप्रतिलम्भ: यथा रूपकोपमातुल्थयोगितानिदर्शनादिषु तेषु 

गष्यभानधर्मगुखेनैव यत्सादृश्य तदेव शोभातिशयशालि भवतीति ते सर्वे5पि चारुत्वातिशययोगिनः 
सन्‍्तो गुणीभूतव्यश्ग्स्थैव विषया: | ध्वन्यालोक - ३/३६ 


२. समासोक्सयाक्षेपपर्यावोक्तादिषु तु गम्यगानांशाविनाभावेनैव तत्वव्यवस्थाना दूगुणीभूत तव्यंग्यता 
निर्विवादैव”' - वही 


९२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


किष्पलक अलकार 

इम वर्ग में जो अलंकार आते हैं उनमें विभावना और विशेषोक्ति के द्वारा अनभिहित 
कारण का प्रभावातिशय व्यंजित किया जाता है| विरोधाभास, विषम एवं अधिक अलंकारों 
से प्रस्तुत वस्तु की दशा, गुण, चरित्र आदि की गंभीरता. उद्चता, लोकोत्तरता आदि व्यंजित 
होते हैं। विशेष अलंकार प्रस्तुत वस्तु की लोकोत्तरता, प्रभावातिरेक, बहुमुखी उपकारकता 
आदि द्योतित करता है। “अतदगुण” से भी वस्तु की प्रभावशालिता या अप्रभावशालिता 
व्यंजित होती है । 
प्रलात्यर /(2बरनात्यक/ अनकार 

दीपक, यथासंख्य, परिसंख्या, परिकर, समुच्चय, कारणमाला, सार तथा एकावली 
मालात्णक अलंकार हैं, क्योंकि इनमें एक वस्तु की अनेक क्रियाओं या गुणों का वर्णन (कारक 
दीपक), एक क्रिया वाले अनेक कारकों का वर्णन (क्रिया दीपक), एक कार्य के अनेक 
कारणों का वर्णन या एक धर्म वाले अनेक पदार्थों का वर्णन (समुच्चय), एक वस्तु की अनेक 
विशेषताओं का वर्णन या एक जैसे अनेक तथ्यों का वर्णन (परिसंख्या, परिकर) तथा परस्पर 
सम्बद्ध अनेक पदार्थों की विशेषताओं का वर्णन (कारणमाला, सार, एकावली) होता है । 
एक वस्तु की अनेक क्रियाओं या गुणों के वर्णन से उसकी दशा विशेष की गम्भीरता, 
गुणाधिक्य अथवा महिमातिशय की अभिव्यक्ति होती है । एक कार्य के अनेक कारणों के 
वर्णन से कार्य की दुर्निवारिता, प्रभावातिशय, चरित की लोकोत्तरता आदि व्यंजित होते हैं। 
“कारणमाला'”' से कार्य का मूलकारण, “सार” अलंकार से सारतम वस्तु तथा “एकावली”' 
से वस्तु का सौन्दर्यातिशय या सौन्दर्याधायक हेतुओं की व्यंजना होती है। “सहोक्ति'' और 
“विनोक्ति'' भी मालामक अलंकार हैं । 
जआनेएशतयक अलकार 

यह एक ही है “आश्षेप अलंकार” । इसमें आक्षेपोक्ति (निषेधोक्ति) द्वारा विशेष 
अर्थ व्यंजित किया जाता है ।' 


(रगफरफितिस्कात्यक अलंकार 
यह भी एक ही है| उसका नाम है पर्याय अलंकार । यह भी विभिन्न अर्थों का 
व्यंजक है, जैसे निम्न श्लोक में दुष्”ों के वचन की अत्यन्त पीड़ाकारकता व्यंजित होती है - 


१. आश्षेपे-पि व्यक्ष्यविशेषाक्षेपिणो १पि वाच्यस्यैव चारुत्वं प्राधान्येन वाक्यार्थ आक्षेपोक्तिसामथ्यदिव 
ज्ञायते | - ध्वन्यालोक, १/१३ 


जवोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९३ 
नन्वाश्रयस्थितिरयं तव॒ कालकूट! केनोतरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा ॥ 
प्रागर्णवस्थ हृदये वृषलक्ष्मणो5थ कण्ठेउघुना वसस्ववाचि पुनः खलानाम्‌ ॥ ४ 


4चजनिन्‍्दासुनि्लिक अलंकार 
इस अलंकार का नाम है ““ब्याजस्तुति” । इसमें निन्‍्दा वाच्य होती है और स्तुति 
व्यंग्य । इसी प्रकार स्तुति बाच्य होती है और स्तुति निन्‍्दा गम्य । 


#तीडम्यक अनकार 
मलकनप»व४»कपक ८८ पक पर नरम ७+ थम थ-न “मा $ 

अप्रस्तुत प्रशंभा के विशेषनिबन्धना तथा सारूप्य निबन्धना भेद (अन्योक्ति) तथा 
रूपकातिशयोक्ति प्रतीकात्मक अलंकार हैं | क्‍योंकि इनमे अप्रम्तुत के द्वारा प्रस्तुत द्योतन 
किया जाता है, प्रस्तुत वाच्य नहीं होता | यह अलंकार प्रस्तुत के मम्पूर्ण मन्दर्भ का व्यंजक 
होता है । 
कारपकार्पगररिवीबिएर्पगत्मक अलंकार 

यह अतिशयोक्ति अलंकार का एक भेद है । इसके द्वारा कारण की त्वरित 
कार्यकारिता या अत्यन्त प्रभावशालिता व्यंजित होती है । 


#तुतानवनिद्वएणगत्मक अलकार 
यह भी अतिशयोक्ति का प्रकार विशेष है । इसमें वर्ण्यवस्तु को सजातीय वस्तुओं 
से भिन्न प्रतिपादित किया जाता है जिससे उसका लोकोत्तर स्वरूप व्यंजित होता है । 


अभमग़ीमूलक अनकार 

यद्यपि इस प्रकार के अलंकार का उल्लेख प्राचीन आचार्यों ने नहीं किया है तथापि 
पद विशेष की आवृत्ति से उक्ति में वैचित्र्य उत्पन्न होता है और वस्तु के महिमातिशय स्थिति 
की एकरूपता आदि की व्यंजना होती हैं अथवा अर्थविशेष पर बल पड़ता है। आचार्य 
आनन्दवर्धन ने पदपौनरुकत्य को कहीं कहीं व्यंजकत्व का हेतु बतलाते हुए तत्साधवो न 
न विदन्ति विदन्ति किन्तु" यहाँ विदन्ति के पौनरुकक्‍त्य को “वे ही मब कुछ अच्छी तरह 
१. काव्यप्रकाश १०/११७ 


२. उक्ता ब्याजस्तुतिः पुनः । निन्दास्तुतिभ्यां वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयो: | 
ह -साहित्यदर्पण, १ ८/५९-६० 


९४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


जानते हैं "अर्थ का व्यंजक बतलाया है ।' इसी प्रकार निम्न उदाहरणों में पदपुनरुक्ति 
विभिन्न अर्थों की व्यंजक है - 
यस्यास्ति क्तिं स नरः कुलीनः स पण्डितः स श्ुतवान्गुणन्ञः । 
स एवं वक्ता सच दर्शनीयः सर्वेगुणाः काञ्यनमाश्रयन्ते | 
यहाँ "स" पद की पुनरुक्ति समस्त गुणों की एकाश्रयता का भाव व्यंजित करने 
का सशक्त माध्यम है | 
सत्र बसई तुज्य हियए सा थिअ अच्छीसु साअ बअनेमु । 
अम्हारिसाण सुंद ओ आसो कल्प पाबाणम्‌ ॥'* 
इस गाथा में " स" पद की आवृत्ति से नायक की एकमयता या तन्मयता द्योतित 
होती है । 
विद्या नाम नरस्थ रूपमधिक प्रक्मन्नगुप्त धन, 
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विया गुरूणां गुरुः । 
विद्या बन्धुजनो वेदेशगमने विद्या परा देवता, 
विद्या राजसु पूज्यते नहि धन विद्याविहीनः पशु:॥ 
यहाँ " विद्या" शब्द की पुनरुक्ति से विद्या का सर्वातिशयी गुणातिशय व्यंजित 
होता है । 
प्राप्ताः क्ियः सकलकामदुधास्ततः कि, 
दत्त पर्दे शिरसि विद्विषता ततः किम्‌ ? 
सम्मानिताः प्रजविनो विभवैस्ततः कि, 
कल्पस्कितास्तनुभृतां तनवस्ततः किम्‌ ?' 
यहां " किम्‌" पद की पुनरुक्ति से श्लोक में वर्णित सभी कार्यों की व्यर्थता और 
उनसे भिन्न एकमात्र मोक्ष-साधना की सार्थकता द्योतित होती है । 


१. 'प्रसजझ्ञत्‌ पौनरुक्तयान्तरमपि व्यज्जकमित्याह पदपौनरुक्त्यगति पदग्रहणवाक्यादेरपि यथासम्भवमुप- 
लक्षणम्‌ | विदन्तीति | त एवं हि सर्वे विदन्ति सुतरामिति ध्वन्यते | वाक्य पौनरुकत्यं यथा - 'पश्य 
ट्वीपादन्यस्नादपि'' इति वचनान्तरं क: सन्‍्देह:? द्वीपादन्यस्मादपि इत्यनेनोंप्सत प्राप्ति रविहिनतैव ध्यन्यते! 
'कि किम्‌ ? स्वस्था भवन्ति मयि जीवति'' इत्यनेनामर्षातिशय: । ''सर्वक्षितिभृतां नाथ दृध्ध सवड्डिसुन्दरी '' 
इति उन्बादातिशय: । - ध्वन्यालोकलोचन, ३/१६ पृ० ३८८-३८९ 

नीतिशतक, ३३ 

काव्यप्रकाश, १०/१३६ 

नीतिशतक, २० 

बैराग्यशतक 


ही 4०2० 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९५ 
चला लक्ष्मीश्यलाः प्राणाश्वलं जीवितयौदनम्‌ । 
चलाचले च संसारे धर्म एको हि निश्वलः ॥' 
यहाँ “चला” पद की पुनरुक्ति संसार के प्रत्येक पदार्थ की नश्वरता व्यंजित 
करने का अद्वितीय साधन है । 
उदये सविता ताप्रस्ताप्नश्चास्तमने तश | 
सम्पत्ती च विपत्ती च महतामेकरूपता | 
यहाँ "ताग्र " शब्द की पुनरुक्ति से उदय और अस्त दोनों अवस्थाओं में एकरूपता 
का ्‌योतन होता है। "ताम्र" के रूप में "रक्त" का भी प्रयोग हो सकता था, किन्तु "ताम्र" 
के अतिरिक्त अन्य पर्याय का प्रयोग किया जाता तो अर्थभेद न होने पर भी शद्धभेद के 
कारण एकरूपता की प्रतीति न हो पाती ।' 
काकः: कृष्णः पिकः कृष्ण: को भेदः पिककाकयों: । 
बसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः काक:ः पिकः पिकः ॥ 
यहाँ उत्तरार्ध में पुनरक्त “काक:'” और “पिकः” पद क्रमशः “कर्कश ध्वनि 
करने वाला ” तथा “मधुर ध्वनि करने वाला” अर्थ ध्वनित करते हैं । यह लाटानुप्रास तथा 
अर्थान्तर संक्रमितवाच्य ध्वनि का भी उदाहरण है। 
एटकममूलक अलकार 
पुनरुक्त पदों के क्रमविशेष या स्थानविशेष में भी अर्थविशेष की व्यंजना होती 
है। उदाहरणार्थ - 
यूयं बय॑ वर्य॑ यूयमित्यासीन्मति रावयो: । 
कि जातमधुना मित्र ! यूयं यूयं बयं वयम्‌ ॥ 
इस श्लोक के पूर्वार्ध में “यूयं वयं वयं यूयम्‌'' पदों का जो क्रम है उससे दोनों 
व्यक्तियों की अभिन्नहददयता व्यंजित होती है । उत्तरार्ध में इन्हीं पदों का क्रम बदलकर “यूय॑ 
यूयं वयं वयम्‌”” इस प्रकार हो गया है, जिससे दोनों की भिन्नहृदयता का द्योतन होता है । 
पदों के इस क्रम परिवर्तन से उक्ति में वैचित्रय भी है । 


१. वैराग्यशतक, ९६ । 
२. शैली और शैलीविज्ञान - वि. कृष्णस्वामी अयंगार, पृष्ठ ५४ 


९६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
फग्रेरव ग्रे अलंकार : अक्कनिकार 

आचार्य ज्ञानसागर जी ने इनमें से अनेक अलंकारों का जयोदय में प्रयोग कर 
मानवचरित्र, वस्तुस्वरूप की विशेषताओं तथा मानवीय संवेगों की मुन्दर अभिव्यंजना की 
है। उनके प्रयोग से भाषा में वक्रोक्तिजन्य रोचकता तथा व्यंजकताजन्य चारुत्व भी आ गया 
है | कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं - 
ज्फ्मा 


महाकवि ने वस्तु की स्वाभाविक रमणीयता, उत्कृष्टता एवं विशिष्ता, मनोभावों 
की उग्रता एवं चारित्रिक वैशिष्टय को चारुत्वमयी अभिव्यक्ति देने के लिये उपमा अलंकार 
का आश्रय लिया है । निम्न पद्य में केशों की स्वाभाविक मनोहरता का उन्मीलन करने में 
उपमा अलंकार ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है - 
वेणीयमेणीट्श एवं भाषाच्छेणी सदा मेकलकन्यकायाः । 
हरस्य हाराकृतिमादधाना यूनां मनोमोहकरी विधानात्‌ ॥ ११/७० 
- मृगनयनी सुलोचना की चोटी सुशोभित हो रही है | यह चोटी नर्मदा नदी की 
धारा के समान घुंघराली (काली तथा कुटिल) है । इसकी आकृति भगवान्‌ शंकर के हार 
(सर्प) के समान है | यह तरुणों के मन को मोहित करती है । 
यहाँ नर्मदा नदी एवं हर के हार के उपमानों ने केशों की कृष्णता, विशालता तथा 
कुटिलता को नेत्रों के सामने उपस्थित सा कर दिया है । 
आरे में लकड़ी को काटे जाने की उपमा अर्ककीर्ति की तीव्र मनोव्यथा को 
अनुभूतिगम्य बनाने में बड़ी सफल हुई है - 
पथसमुचुतये यतितं मया परिवदिष्यति तत्सुद्रगाशया । 
मम हद॑ तदुदन्तमहों भिनत्त्ययि विभो करपजमिवेन्धनम्‌ ॥ ९/३३ 
- है प्रभो ! मैंने सन्मार्ग के प्रकाशनार्थ प्रयास किया, किन्तु लोग तो यही कहेंगे 
कि सुलोचना की प्राप्ति की आशा से युद्ध किया । यह बात मेरे हृदय को इस प्रकार विदीर्ण 
कर रही है जैसे आरा काष्ठ को । 
कवि ने उपमा द्वारा धन की कष्ट-साध्यता एवं क्षणभंगुरता सफलता पूर्वक व्यंजित 
की है - 
ननु जनो भुवि सम्पदुपाजने प्रयततां क्पिदामुत क्जने । 
मिलति लाइलिकाफल्वारिकट्‌ अजति यद्‌ गजभुक्तकपित्वदत्‌ ॥ २५/११ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९७ 

संसारी प्राणी सम्पत्ति के उपार्जन एवं विपत्तियों के परिहार हेतु भले ही प्रयल करें 
पर वह शुभोदय होने पर नारियल के अन्दर स्थित पानी के समान सम्पत्ति आती है तथा 
अशुभोदय होने पर गज द्वारा खाये हुए कैथ के फल के समान नष्ट हो जाती है । 

वृक्ष में लगे हुए नारियल में पानी आने में अधिक समय लगता है | सम्पत्ति के 
अर्जन में भी अधिक समय लगता है अतः 'लाइलिकाफलवारिवद्‌”' उपमान से धन-सम्पत्ति 
की कष्ट साध्यता व्यंजित होती है । जब हाथी कैथ के फल का भक्षण करता है तो उसका 
पाचन कुछ ही घण्टों में हो जाता है | धन सम्पत्ति भी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है । अतएव 
यहाँ 'गजभुक्तकपित्थवत्‌'” उपमान धनसम्पत्ति की क्षणभंगुरता का द्योतक है । 

समुद्र की उपमा ने जयकुमार के धीर स्वभाव को प्रभावशाली ढंग के व्यंजित 
किया है - 

संवह्ोपि.._ गभीरमाशयमित्यनेन विषमेण सजञ्जयः । 
केन वा प्रलयजेन सिन्धुकत्‌ क्षोममाप निलतो5थ यो भुवः ॥ ७/७४ 

- यद्यपि जयकुमार गम्भीर प्रकृति का था तथापि वह इस विषम प्रसंग (अर्क॑कीर्ति 
का युद्धोन्मुख होना) में उसी प्रकार क्षुब्ध हो गया जैसे प्रलनयकालीन पवन से समुद्र । 

समुद्र अत्यन्त गम्भीर और मर्यादाशील होता है । वह केवल प्रलयकालीन पवन से 
ही क्षुब्ध होता है । साधारण वायु उसे प्रभावित नहीं कर मकती । जयकुमार भी अत्यन्त 
पैर्यवान्‌ था । साधारण प्रतिकूलतायें उसे क्षुब्ध नहीं कर मकती थीं | असाधारण प्रतिकूल 
परिस्थिति में ही वह क्षोभ को प्राप्त हुआ था । इस प्रकार जयकुमार के लिए समुद्र की उपमा 
उसके अत्यन्त धीर स्वभाव की व्यंजक है। 


ल्फ्क 


वस्तु के सौन्दर्य, भावातिरेक तथा अमूर्त तत्वों के अतीन्द्रिय स्वरूप को हृदयंगम 
बनाने के लिए कवि ने रूपक का सफल प्रयोग किया है | 

निम्न पद्य में “संसारसमुद्र'' एवं “श्रीपादपादपपद'” रूपक संसार की विशालता, 
गहनता, भयंकरता तथा भगवान्‌ के चरणों की शान्तिप्रदायकता के मफल व्यंजक हैं - 

संसारसागरसुतीरवदादिवीर - श्रीपादपादपपद समवाप धीरः | 

तत्रा55 नमेंस्तु ध्रददुत्ततलाक्षिमत््वान्मुक्ताफलनि ललितानि समाप सर्वात्‌ ॥२६/६९ 

- धीर वीर जयकुमार ने संसाररूपी सागर के उत्तम तट स्वरूप प्रथम तीथँकर 


भगवान्‌ ऋषभदेव के चरणरूपी वृक्ष का शीतल स्थान प्राप्त किया । उन्हें बारम्बार नमस्कार 
किया । उन्होंने सात्विक भाव के कारण झरती हुई चंचल आँखों से मुक्त हो मनोहर मोती 


९८ | जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
प्राप्त किये । अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरणों का सात्रिध्य प्राप्त होने पर उनके नेत्रों से हर्षाश्रु 
निकलने लगे । वे अश्रुकण मोती सदृश दिखाई दे रहे थे । 
निम्न लोक में चित्त पर मयूर के आरोप से राजा अकम्पन का हर्षातिरेक अनायास 
व्यंजित हो उठा है - 
ओपयोधरभरक्कुलिताया: संगिरा भुवनसंविदितायाः | 
काशिकानूपतिचित्तकलापी सम्मदेन सहसा समवापि ॥ ५/५५ 
- अत्यन्त सुन्दर एवं उन्नत पयोधरों वाली बुद्धिदेवी की वाणी सुनकर महाराजा 
अकम्पन का चित्तमयूर प्रसग्र हो गया । 
अधोलिखित पद्च में “'बोधनदीप”' एवं ''मोहतम'”” रूपक ज्ञान एवं मोह के स्वरूप 
को अत्यन्त सरलता से हृदय की गहराई में उतार देते हैं - 
सस्‍्नवदिहों न तथा न दशान्तरमपि तु मोहतमोहरणादरः । 
लसति बोधनदीप इवान्यतः विधिपतड्गणः पतति स्कतः ॥ २५/६९ 
- विवेकी मनुष्य को किसी पदार्थ में न तो स्नेहरूपी राग होता है और न दशान्तर-राग 
के विपरीत द्वेष होता है। वह तो मोहरूप अन्धकार को नष्ट करने के लिए सतत्‌ प्रयलशील 
रहता है । ज्ञानरूप दीपक ही ऐसा है जिस पर कर्मरूपी पतंगे स्वतः गिरकर नष्ट हो जाते 
हैं । 
उग्रेशा 
महाकवि ने जयोदय में भावात्मकता एवं चित्रात्मकता की सृष्टि, चरित्रचित्रण और 
वस्तु वर्णन को प्रभावी बनाने के लिए उठ्रेक्षा का सुन्दर प्रयोग किया है । 
निम्न पद्च में प्रयुक्त उग्रेक्षा युद्ध की भयानकता का उन्यूलन करती है - 
निम्नानि गन्धर्वशफैः कृतानि य्षव कोसुम्भकभाजनानि | 
भृतानि रक्तैर्यमराण्णिशान्तसंब्यानरागार्थमिव सम भान्‍्ति ॥ ८/२७ 
- युद्धस्थल में घोड़ों के खुरों से जमीन में गड्ढे हो गये थे उनमें बीरों का रक्त भर 
गया था । वीरों के रक्त से परिपूर्ण गड्ढे ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों यमराज की रानियों के 
वस्त्रों को रंगने के लिए कुसुम्भ से भरे पात्र हों । 
राजा जयकुमार के पराक्रम एवं शक्तिशालिता की अभिव्यक्ति के लिए भी उद्ेक्षा 
का प्रयोग किया गया है - 
अहीनलम्बे भुज्मज्जुदण्डे विनिर्जिताखण्डलशुष्षिशुष्हे | 
परायणायां बुदि भुफ्तेः स शुदेद शुक्लत्कमकप शेथः ॥ १/२५ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ९९ 


- राजा जयकुमार की शेषनाग के समान लम्बी भुजाओं ने इन्द्र के ऐगवत को भी 
जीत लिया था | उन भुजाओं के सहारे पृथ्वी सुदृढ़ बन गयी थी, मानों इसी सोच में शेषनाग 
सफेद पड़ गया है | 


अधोलिखित श्लोक में उद्रेक्षा नायिका की कटि की कृशता को प्रभावशालीरूप 
में व्यंजित करती है - 
ककत्र विनिर्माप पुरारमस्मिज्वन्द्भ्रमात्सडकुच्तीह तस्मिन्‌ । 
निजासने चाकुलतां प्रयाता चक्रे न वै मध्यमितीव धाता। ११/२५॥ 
- विधाता ने सर्वप्रथम मुलोचना के मुख का निर्माण किया । मुख में चन्द्रमा के 
भ्रम से उसका आमन (कमल) संकुचित हो गया । इसलिए आकुलित होकर ही मानों विधाता 
ने मुलोचना की कमर नहीं बनाई । 


अपड्ानि 
अपहृति का एक चामत्कारिक प्रयोग निम्न श्लोक में हुआ है - 
व्यज्जनेष्विव सौन्‍्दर्यमात्रारोपावसानकों । 
विसर्गो स्तनतन्देशात्‌ स्मरेणोदेशितावित: ॥३/४९॥ 
- मुलोचना के शरीर में जो स्तनद्वय थे, वे वास्तव में स्तन नहीं थे अपितु सुलोचना 
के शरीर में सौन्दर्याधान पूर्ण हो चुका है, इसकी सूचना देने के लिए कामदेव ने दो विसर्ग 
रख दिये थे । 


्म्रन्देह 


कवि इम अलंकार के द्वारा वस्तु के सौन्दर्यातिशय की प्रतीति कराई है । यथा- 
अलिकोचितसीम्नि कुन्तला विबभूवु: सुतनोरनाकुलाः । 
सुविशेषक दीपसम्भवा विलसन्त्यो5ञ्जनराजयों न वा ॥१०/३३॥ 
- मुलोचना के ललाट प्रदेश पर मंबारे गये केश कही शुभ तिलक रूपी दीपक से 
उत्पन्न कज़लममूह तो नहीं है ? 
यहाँ मुन्दरी सुलोचना के केशों में कज़लराशि के मन्देह से केशों का कालिमातिशय 
अत्यन्त प्रभावशाली ढंग में व्यंजित हुआ है | 
इसी प्रकार - 
शशिनस्त्वास्ये रदेषु भानां कचनिचये5पि व तमसो भानाम्‌ । 
समुदितभाव॑ गता शर्वरीयं समस्ति मदनैकमज्जरी ॥११/९३॥ 


१०० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


- इस (सुलोचना) के मुख में चन्द्रमा की शोभा है, दाँतों में नक्षत्रों की तथा केशपाश 
में अन्धकार की । यह साक्षात्‌ रात्रि है या कामदेव की पुष्पकलिका ? 


यह मन्देह सुलोचना के मुख एवं दांतों के सौन्दर्यातिशय का तथा केशों के 
कालिमातिशय का अद्वितीय व्यंजक है । 


निम्न श्लोक में भी सुलोचना के सौन्दर्यातिशय की प्रभावशाली व्यंजना हुई है - 
चारुविधो: कारुरुतामृतात्मा स्वारुक्‌ सदा रूपनिधेरुतात्मा । 
पद्मोदरादात्ततनुः शुभाभ्यां विश्राजते. मार्दवसौष्ठवाभ्याम्‌ ॥१ १/९२॥ 
- यह (सुलोचना) चन्द्रमा की मनोहर शिल्पक्रिया है अथवा सदा दिव्यरूप वाली 
सुन्दर देवी है या सौन्दर्य समुद्र की आत्मा ? यह शुभसूचक सुन्दरता तथा कोमलता के कारण 
ऐसी प्रतीत होती है जैसे इसका शरीर कमल के उदर से उत्पन्न हुआ है । 


प्रणाग्रोक्ि 


इसमें प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप किया जाता है । जड़ और तिर्यचों पर मानव 
व्यापारों का आरोप उनको मानव हृदय के और भी समीप ले आता है तथा भावों के बोध 
में अधिक तीव्रता पैदा कर देता है| कवि ने शीघ्रता से तीव्र भावबोध कराने में समासोक्ति 
का प्रयोग किया है । युद्ध हेतु तत्पर जयकुमार के प्रति कवि की उक्ति है - 
सोमसूनुरुद्ितां धनुर्लतां सन्दधौ प्रवर इत्यतः सताम्‌ । 
श्रीकरे स खलु बाणभूषितां शुद्धवंशजनितां गुणान्विताम्‌ ॥ ७/८३॥ 
- जयकुमार सज्जन पुरुषों में श्रेष्ठ माना. जाता था । उसने कर में शुद्धवंशोत्पन्न, 
गुणान्वित एवं समुचित बाण से विभूषित धनुर्लता को ग्रहण किया । 
धनुर्लता के शुद्धवंशननिता, गुणान्विता एवं बाणभूषिता विशेषणों से पवित्र 
कुलोत्पन्न, रूप सौन्दर्यादि गुणों से युक्त तथा विवाह दीक्षा से युक्त युवती की प्रतीति होती 
है | धनुर्लता पर नायिका का आरोप होने से वह शृंगार रस का विभाव बन गयी है और 
वर्णन रसात्मक हो गया है। 
ब्स्‍ररिेड अनकार 
महाकवि ने व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग कर वस्तु के अद्वितीय सौन्दर्य और 
महिमातिशय की अभिव्यंजना की है । निम्न श्लोक में व्यतिरेक के द्वारा जयकुमार के 
लोकोत्तर रूप सौन्दर्य की व्यंजना की गई है - 
श्ीवामरूपस्य बपुश्व यस्‍्य । 
अनड्डतामेब गती समस्तु तनुः स्मरस्वापि हि पश्यतस्तु ॥ १/४६॥ 








जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १०१ 
- जयकुमार का शरीर अद्भुत रूपसौन्दर्यशाली था जिसे देखते ही कामदेव का 
शरीर अनंग हो गया । 
अधोलिखित श्लोक में व्यतिरेक के द्वारा कथा का महिमातिशय व्यंजित हुआ है- 
कवाप्यथामुष्य यदि श्रुतारात्तवा वृथा सा55र्य सुधासुधारा | 


कामैकदेशक्षरिणी सुधा सा कथा चतुर्वर्गनिसर्गवासा ॥ १/३॥ 
- है आर्य ! इस राजा (जयकुमार) की कथा यदि एक बार भी सुन ली तो फिर 


अमृत की अभिलाषा न रहेगी, क्‍योंकि अमृत तो चारों पुरुषार्थों में केवल एक काम पुरुषार्थ 
ही प्रदान करता है पर इस राजा की कथा चारों पुरुषार्थों की प्रदायक है । 

यहाँ उपमान अमृत से उपमेय कथा के आधिक्य (वैशिष्टय) का वर्णन होने से 
व्यतिरिक अलंकार है | यह अमृत की तुलना में जयकुमार की कथा के महिमातिशय का 
व्यंजक है । 


आनियान 
वस्तु के स्वाभाविक स्वरूप के उनन्‍्मीलन हेतु कवि ने भ्रान्तिमान्‌ का प्रयोग किया 





पुलिने चलनेन केवल वलितग्रीवमुपस्थितो बकः । 
मनसि व्रजतां मनस्विनामतनोक्कवेतसरोजसम्धमम्‌ ॥ १३/६३॥ 
- नंदी के किनारे बगुला एक पैर से खड़ा हुआ है और उसने अपनी ग्रीवा टेढ़ी 


कर रखी है | यह बगुला विवेकीजन के मन में श्वेत कमल का भ्रम उत्पन्न कर रहा है। 
यहाँ बगुले ऐं कमल की भ्रान्ति बगुले की स्वाभाविक उज्ज्वलता की अभिव्यंजक 
है | 
इसी प्रकार तलवार की चमक में बिजली की चमक की भ्रान्ति के द्वारा तलवार 
के दैदीप्यमान स्वरूप की ग्रतीति करायी गयी है - 
उद्धतसद्ूलिघनानथकारे शम्पा सकम्पा सम लसत्युदारे | 
रणाडूणे पाणिकृपाणमाला चुकूजुरेवं तु शिखण्डिबालाः ॥ ८/८॥ 


- उड़ी हुई धूलि के कारण विशाल रणस्थल मेघ की तरह अन्धकाराक्ततन्न हो गया 
था । वहाँ योद्धाओं के हाथों में तलवारें चमक रही थीं, मोरों के बच्चों ने उन्हें देखा तो वे 
उसे बिजली समझ कर केकावाणी करने लगे । 


१०२ जयोदय महाकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


गिरना 


कार्य के औचित्य - अनीचित्य के म्तर की प्रतीति कराने में यह अलंकार अत्यन्त 
सहायक है | महाकवि ने इसी प्रयोजन से काव्य में निदर्शन। का प्रयोग किया है| यथा - 
जयमुपैति सुभीरुमतल्लिका5खिलजनीजनमस्तकमल्लिका । 


बहुषु भूपवरेषु महीपते मणिरहो चरणे प्रतिबदृध्यते ॥९/७७ 
- है राजन्‌ ! अनेक बड़े बड़े ग़ाजाओं के होने पर भी समस्त स्त्री समाज की 


शिरोमणि, श्रेष्ठटम तरुणी मुलोचना जयकुमार को प्राप्त हो गई है | मणि को पैरों में बाँध 
दिया गया है । 

यहाँ “मणि: चरणे प्रतिबदृध्यते'' यह निदर्शना श्रेष्ठटम तरुणी के जयकुमार को 
प्राप्त हो जाने के अनीचित्य का स्तर स्पष्ट कर देती है । 


इमी प्रकार - 
नीतिमीतिमनयो. नयज्नयं दुर्मतिः समुपकर्षति स्वयम्‌ । 
उल्मुक॑ शिशुवदात्मनो5शुभं योउद्धि वाउछति हि वस्तुतस्तु भम्‌ ॥ ७/७९ । 
- दुर्मति अर्ककीर्ति नीति का उल्लंघन कर रहा है | यह जली लकड़ी को पकड़ने 


वाले बालक के ममान स्वयं का अकल्याण करना चाहता है । दिन में नक्षत्रों को देखना 
चाहता है । 
यहाँ “'अंहि वाउछति हि वस्तुतस्तु भम्‌'” इस उक्ति के द्वारा अर्ककीर्ति की इच्छा 
के अनौचित्य का स्वरूप मम्यग्म्पेण हृदयंगम हो जाता है । 
अर्भात्तन्‍्यास 
कवि ने पात्रों के विचारों को बल प्रदान करने, मानवीय आचरण का औचित्य मिद्ध 
करने, वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन तथा जीवन की सफलता के लिए आवश्यक निर्देश देने 
हेतु इस अलंकार का प्रयोग किया है । निम्न उक्तियों में अर्थान्तरन्यास के द्वारा विभिन्न नैतिक 
आधारों पर विभिन्न पुरुषों के आचरण का औचित्य प्रतिपादित किया गया है - 
नाथवंशिन इवेन्दुवंशिनः ये कुतो5पि परपक्षशंसिनः । 
तैरपीह परवाहिनी धुता कृच्छूकाल उदिता हि बन्धुता ॥ ७/९१॥ 
- जो नाथवंशी और सोमवंशी मनुष्य अर्ककीर्ति की सेना में थे, वे उसकी सेना 
छोड़कर जयकुमार की सेना में सम्मिलित हो गये । आपत्ति के समय जो साथ देती है वही 
बन्धुता है । 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १०३ 
सुरः समागत्यतमां स भद्रं सनागपाशं शरमर्धचन्द्रमू । 
ददौ यतश्वावसरेष्डूगवत्ता निगयते सा सहकारिसत्ता ॥८/७७॥ 

- नागचर देव ने जयकुमार को नागपाश एवं अर्धचन्द्र बाण प्रदान किया | समय 

पर महयोग देना ही सहकारी भाव कहलाता है | 
न चातुरो5प्येष नरस्तदर्थमकम्पनं॑ याचितवान्‌ समर्थ: । 
किमन्यकेर्जीवितमेव यातु न याचितं मानि उपैति जातु ॥१/७२॥ 

- यद्यपि मामर्थ्चशाली जयकुमार सुलोचना के प्रति आतुर था फिर भी उसने 
महागज़ा अकम्पन में उनकी पुत्री खुलोचना के लिये याचना नहीं की । स्वयं का जीवन भले 
ही ममाप्त हो जाये, स्वाभिमानी किसी से याचना नहीं करता । 

मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक तथ्यों के बल पर कर्त्तव्य विशेष के औचित्य की सिद्धि 
में अर्धान्तरन्याम का प्रभावपूर्ण प्रयोग निम्न पद्यों में मिलता है - 

अर्थशास्त्रमवलोकयेज्ूराट्‌ कौशल समनुभावयेत्तराम्‌ । 
श्रीप्रजासु पदवीं ब्रजेत्परां व्यर्थता हि मरणादूभयदुरा ॥ २/५९ ॥ 

- सजन पुरुष अर्थशास्त्र का अध्ययन करे जिससे वह समाज में रहते हुए 
कुशलतापूर्वक जीवन यापन कर मके तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके, अन्यथा दरिद्रता मरण से 
भी भयंकर दुख:दायिनी होती है । 

इत्थमात्मममयानुसारत:  सम्प्रवृत्तिप आप्रदोषतः । 
प्रार्थयेत्‌ प्रभुमभिन्नवेतसा चित्स्थितिर्ि परिशुद्धिरेनसाम्‌ ॥ २/१२२॥ 

- देशकाल के अनुमार प्रात: से मायंकाल तक ममुचित प्रवृत्ति करने वाले गृहस्थ 
का कर्तव्य है कि चित्त को म्थिर रखकर परमात्मा का स्मरण करे, क्‍योंकि चित्त की स्थिरता 
ही पापो में बचाने वाली होती है । 
क््शनत 

दृष्टान्त अलंकार के निम्नलिखित प्रयोजन है : कथन के औचित्य का प्रतिपादन, 
उसका स्पष्टीकरण तथा भावातिरेक की व्यंजना । 

वड़वानल के दृशन्त से अर्ककीर्ति के क्रोध की भयंकरता का द्योतन संभव हुआ है- 

भूरिशो5पि मम संप्रसारिभिरोर्वकज्यप  समुद्रदारिभिः । 
कि वदानि वचनैः से भारत-भूपभूर्न खलु शान्ततां गतः ॥ ७/७२॥ 

हे राजन्‌ ! क्‍या कहूँ ? जिम प्रकार वड़वानल ममुद्र के विपुल जल से भी शान्त 
नहीं होता, उसी प्रकार मेरे द्वारा कहे गये मान्त्वनापूर्ण बचनों से अर्ककीर्ति (का क्रोध) शान्त 
नहीं हुआ । 


१०४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


जयकुमार की स्थिति को स्पष्ट करने में सिंहसुत का दृश्टन्त कितना उपयुक्त है - 
साधारणधराधीशाज्‌ जित्वापपि स जयः कुतः | 
दिपेन्रो नु मृगेन्द्स्य सुतेन तुलनामियात्‌ ॥ ७/४९॥ 
- जयकुमार ने साधारण राजाओं को जीता है, क्‍या वह पूर्ण विजयी कहला सकता 
है ? हाथी अन्य पशुओं से बड़ा होने पर भी कया सिंह के बच्चे की बराबरी कर सकता है? 


जयकुमार के हाथों पराजित अर्ककीर्ति को राजा अकम्पन समझाते हैं । अकम्पन 
द्वारा जयकुमार के प्रति क्षमाभाव धारण किये जाने के औचित्य को गाय और बछड़े का 
दृष्टान्त अत्यन्त मार्मिक ढंग से प्रतिपादित करता है | 


यदपि चापलमाप ललाम ते जय इहास्तु स एव महामते । 


उरसि सब्रिहतापि पयोड5र्पयत्यथ निजाय तुजे सुरभिः स्वयम्‌ ॥ ९/१ २॥ (उत्तरार्ध) 
- राजन्‌ ! आप महान हैं। जयकुमार ने जो चपलता की (युद्ध में आपको पराजित 


कर बन्दी बनाया) उसे भूल जायें | दूध पीते समय बछड़ा गाय की छाती में चोट मारता 
है, परन्तु गाय क्रोधित न होकर उसे दूध ही पिलाती है । 
सुख की आशा से संसार में भटकते- हुए मनुष्य की भ्रान्तदशा को अनुभूतिगम्य 
बनाने में मृगमरीचिका के दृष्टान्त ने कवि को अवर्णनीय सफलता प्रदान की है - 
अ्रमणमेतु जनः खत माययाद्वितगुणस्तरुणो5पि च तृष्णया। 
अपि तु जातु च यातु मरीचिकाविवरणे हरिणः किमु वीचिकाम्‌ | २५/४३॥ 
- मोह से आच्छादित संसारी प्राणी इन्द्रिय विषयों की तृष्णा से तरुण होकर संसार 
में परिभ्रमण करता है, पर उसे रंचमात्र भी सुख उसी प्रकार प्राप्त नहीं होता, जैसे मरुस्थल 
में जल प्राप्ति की आशा से भटकते मृग को जल की एक बूँद भी उपलब्ध नहीं होती । 


प्रानाहए 4गिकतत्ए्मा 
कथन के औचित्य को सिद्ध करने हेतु कवि ने मालारूप प्रतिवस्तृपमा अलंकार 
का भी प्रयोग किया है | यश्ण - 
शक्यमेव सकलैविधीयते को नु_नागमणिमापुमुत्पतेत्‌ । 
कूपके थे रसको:5 प्युपेक्ष्यते पादुका तु पतिता स्थितिः क्षतेः ॥ २/१६ 
- सभी लोगों के द्वारा शक्य कार्य ही किया जाता है । नागमणि प्राप्त करने के 
लिये कौन प्रयल करेगा ? कुएँ में पड़े चरस की सभी उपेक्षा करते हैं, परन्तु यदि उसमें 
जूती गिर जाय तो कोई सहन नहीं करता । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १०५ 
यहाँ पर प्रथम चरण उपमेय तथा शेष चरण उपमान हैं जो “शक्यमेव 

सकलैर्विधीयते'' (सभी लोगों द्वारा शक्‍्य कार्य किया जाता है) उक्ति का औचित्य सिद्ध 

करते है | 

किश्रना 


वस्तु के गुण वैशिष्टय एवं महिमातिशय को व्यंजित करने के लिए कवि ने विभावना 
का सुन्दर प्रयोग किया गया है | यथा - 
फुल्लत्यसड्राधिपति मुनीनमवेक्यमाणो बकुलः कुलीनः । 
विनैव हालाकुरलान्‌ वधूनां ब्रताश्रिति बागतवानदूनाम्‌ ॥ १/८१ 
- निर्ग्रन्थों के अधिपति मुनिराज को देखकर मौलश्री का वृक्ष वधुओं के मद्यकुल्लों 
के बिना ही विकमित हो रहा है । मानों निर्दोष मूलगुणों को प्राप्त कर रहा है | 


वधुओं के मुखमद्य को प्राप्त किये बिना ही मौलश्री के विकसित होने का वर्णन 
होने से विभावना अलंकार है | यह मुनिराज के प्रभावातिशय को द्योतित करने का सर्वोत्तम 
माध्यम बन पड़ा है । इसी प्रकार - 
अशोक आलोक्य पति ह्वाशो्क प्रशान्तचित्त व्यकसत्सुरोकम्‌ । 
रागेण राजीवदृशः समेत॑ पादप्रहार॑ स कुतः सहेत ॥ १/८४ 
- शोकरहित प्रमन्नचित्त मुनिशज को देखकर यह अशोक वृक्ष निःसंकोच स्वयं ही 
विकसित हो गया | वड़ अनुरागवश कमलनयना कामिनी द्वारा किये जाने वाले पादप्रहार 
को कैसे सहन कर सकता है ? 


यहाँ नायिका के पादप्रहार के बिना अशोक वृक्ष के विकसित होने का वर्णन होने 
से विभावना अलंकार है | यह मुनिराज की सत्संगतिजन्य लाभातिशय का व्यंजक है । 


गनिरक्षपात 


महाकवि ने वस्तु के उत्कर्ष एवं रूप सीन्दर्यातिशय की व्यंजना हेतु विरोधाभास 
अलंकार का आश्रय भी लिया है - 
अनडूरम्पोपपि सदडडुभावादभूत॒ समुद्रोप्पजडस्वभावात्‌ । 
न गोजमित्किन्तु सदा पवित्र: स्वचेश्टितेनेत्वमसौ विचित्र: ॥ १/४१ 
- राजा जयकुमार सुन्दर शरीरवाला होते हुए भी सुन्दर शरीर वाला नहीं था 
(अनंगरम्य + कामदेव के समान मनोहर था) अजल स्वभाव होते हुए भी समुद्र था । पर्वतभेदी 
न होते हुए भी वद्भरधारी इन्द्र था | इस प्रकार वह विचित्र चेशवान्‌ था | 





१०६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

यहाँ “मदड्रभावात॒ अपि अनड्2गरम्य:'' '“अजडस्वभावात्‌ अपि ममुद्र:' तथा “न 
गोत्रभित्‌ किन्तु सदा पवित्र: प्रयोगों में शाब्दिक विरोध होने से विरोधाभास अलंकार है । 
इसमे यह व्यंजित होता है कि जयकुमार उत्तम अंगों वाला होने मे कामदेव के समान सुन्दर 
या । उसका जड़ स्वभाव (मंद बुद्धि) न होने से वह ऐश्वर्यशाली था | वह अपने गोत्र को 
मलिन नहीं करता था अतएव मदाचारी था । इस प्रकार यहाँ विरोधाभास जयकुमार के रूप 
सौन्दर्यातिशय एवं गुणातिशय का व्यंजक है । 


निम्न लोक में दिगम्बर मुनि के उत्कृष्ट चारित्र की अभिव्यंजना में विरोधाभास का 
प्रयोग अत्यन्त सफल हुआ है - 
सदाचारविहीनोएपि.. सदाचारपरायणः ै। 
स राजापि तपस्वी सन्‌ समक्षोत्प्यक्षोोधक: ॥ २८/५ 
मुनि जयकुमार सदाचारविहीन (सदा+चार+विहीन->भ्रमणरहित) होते हुए भी 
सदाचार परायण थे । राजा होकर भी तपस्वी थे | समक्ष होकर भी अक्षरोधक थे । 


मम्पूर्ण श्लोक में विरोधात्मक शब्दों का प्रयोग है अतः विरोधाभास अलंकार है | 
विशेध का परिहार इस प्रकार होगा - 


मुनि जयकुमार परिभ्रमण का त्यागकर (एकान्त स्थान पर रहकर) स्वाध्याय, ध्यान 
आदि में रत रहते थे | राजा (सुन्दर शरीर वाले) थे | समक्ष (आत्म - सम्मुख) होकर इक्दरियों 
को वश में करते थे । 
ग्ीएक 


दीपक अलंकार के द्वारा स्त्रियों के सौन्दर्य की अत्यन्त प्रभावशालिता तथा पुरुषों 
के चित्त की अत्यन्त दुर्बलता का द्योतन बड़ी मफलता से हुआ है - 
तनूनपाद्धिर्गदन॑ तथाद्धवि: खण्ड तवाम्भोरुह्ट रम्पपात्रि: । 
समासभुद्धास विल्ासभाषादिभिनतो 5 पगलेत्‌ सकाशात्‌ ॥ १६/४५ 
- अग्नि के द्वारा मैल (मदन) गल जाता है, जल के द्वारा शक्कर गल जाती है और 
कमलवत्‌ सुन्दर चरणों वाली स्त्रियों के हास, विलाम, सम्भाषण, अनुनय, विनय आदि में 
पुरुष का चित्त गल जाता है। 


इन अलंकारों के अतिरिक्त महाकवि ने श्लेष, वक्रोक्ति, सम, स्मरण, उल्लेख, 
स्वभावोक्ति, हेतु, अनुमान, अन्यथानुपपत्ति, विरुद्धभभाव, वाक्यालंकार, तर्क वितर्क, तद्गुण, 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १०७ 
महजमसहयोगिता आदि अलकारों तथा अलकार मकर एवं अलकार मस्तु्टि का भी प्रयोग 
किया है| इनसे टक्ति में वैचित्रय मात्र आया है. अभिव्यक्ति में ग्मणीयता का आधान नहीं 
हुआ है इसलिए काव्यत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है । 

कवि ने चित्रालकारों की ग़्चना में भी श्रम किया है | इनका भी काव्यात्मक महत्व 
नही है तथापि कवि की तद्रिषयक प्रतिभा का परिचय देने हैतु एक उदाहरण प्रस्तुत किया 
जा हा है 
विानकार 

जहाँ विशेष प्रकार के विन्याम से लिपिबद्ध किये गये वर्ण, खग, मुर्स, कमल, 
चक्र आदि के आकार को प्रकट करते है वहाँ चित्रालंकार होता है । जयोदय में महाकवि 
ने चक्रवन्ध चित्रालकार का प्रयोग किया है | काव्य के मत्ताईम मर्ग तक प्रत्येक मर्ग के 





अन्त में एक एक चक्रबन्ध एवं अन्तिम सर्ग में एक चक्रबन्ध एव एक शिविका बन्ध' 
चित्रालंकार इस प्रकार कुल उन्तीस चित्रालंकार मिलते है | इन चक्रबन्धों की प्रमुख विशेषता 
यह है कि ये पूरे मर्ग के वर्ण्यविषय के शीर्षक है एवं सर्ग के सार को अभिव्यक्त करते हैं। 
प्रयेक चक्रबन्ध द्वारा मकेतित वर्ण्यविषय इम प्रकार है 
(१) काशीनरेश जयकुमार द्वारा साधु की उपासना करना, 
(२) रतिप्रभदेव का जयकुमार से विनम्र निवेदन करना, 
(३) सुलोचना म्वयंवर हेतु दूत द्वारा गुजाओं को आमंत्रित करना, 
(४) राजाओं का स्वयंवर मभा में पहुँचना, 
(५) स्वयंवर प्रारम्भ होना, 
(६) बुद्धिदेवी द्वारा नृपपरिंचय एवं सुलोचना द्वारा जयकुमार का वरण, 
(५) अकंकीर्ति तथा जयकुमार द्वारा युद्ध की तैयारियाँ करना, 
(८) युद्ध में अर्ककीर्ति का पराजित होना, 
(९) भरत चक्रवर्ती के समीप अकम्पन के दूत द्वारा,स्वयंवर समाचार भेजकर 
क्षमा-याचना करना, 
(१०) पाणिग्रहण मंम्कार प्राग्म्भ करना, 


१. काव्यप्रकाश, ९/८५ 
२ जयोदय, २८/९६ 


१०८ 


जयोदय महाकाव्य का शैल्ीवैज्ञानिक अनुशीलन 
(११) जयकुमार द्वारा मुलोचना के रूप सौन्दर्य का वर्णन, 
(१२) पाणिग्रहण मंस्कार पूर्ण होना 
(१३) जयकुमार का वधू सहित गंगा नदी के तट पर पहुँचना 
(१४) जयकुमार का जलक़ीड़ा वर्णन, 
(१५) गत्रि आगमन का वर्णन 
(१६) मोमरसपानगोही का वर्णन 
(१५७) मत्रिक्रीड़ा वर्णन 
(१८) प्रातःकालीन शोभा का वर्णन, 
(१९) जयकुमार का प्रातःकालीन सन्ध्यावन्दन, 
(२०) जयकुमार द्वारा भरत चक्रवर्ती की वन्दना करना, 
(२१) जयकुमार का हस्तिनापुर पहुँचना, 
(२२) जयकुमार-सुलोचना का भोगविलास वर्णम, 
(२३) पूर्वजन्म का स्मरण एवं दिव्यविभूति की प्राप्ति का वर्णन, 
(२४) जयकुमार मुलोचना का तीथ॑यात्रा करना, 
(२५) जयकुमार की वैराग्य-भावना का वर्णन, 
(२६) जयकुमार का परिग्रह त्यागकर वन प्रस्थान करना, 
(२७) ऋषभदेव द्वारा जयकुमार को उपदेश प्राप्त होना, एवं 
(२८) जयकुमार का मोक्ष प्राप्त करना | 
चक्रबन्ध चित्रालंकार का सचित्र निदर्शन इस प्रकार है - 
जन्मश्रीगुणसाधन स्वयमबन्‌ संटुःखदैन्यादू बहि- 
पल्ेनैव विधुप्रसिद्धपशसे पापापकृत्‌ सत्त्वपः | 
भम्यूपासकतडूत नियमन शास्ति सम पृथभूते 
तेजः पुथ्जमयों पधागमम्ा हिलाधिपः श्रीमते | १/११३ 





न 
23 मम. 


&) 
। / 0 नै हु 


४ /[. ज।णाओि/ 
४ (फ़िकएफ क जिगेजन्गजज ४ 
3 


क ५ 7९५९५ जि 
+ "8-8 
के अर 


९9 


३५८० जयादय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

प्रस्तुत चक्रवन्ध के छह आगे के प्रत्यक प्रथम अक्षर तथा छटे अक्षर को पढ़ने 
पर “जयमहीपते: साधुसदुपास्ति'' वाक्य बनता है | इससे यह संक्रेतित होता है कि राजा 
जयकुमार के द्वारा साधु की उपासना की गई है, जो पूरे सर्ग का वर्ण्य विषय है । 

उपर्युक्त अनुशीलन दर्शाता है कि जयोदय के कवि ने वस्तु की स्वाभाविक 
ग्मणीयता, उन्कृष्टता एवं विशिश्टता, अमृत पदार्थों के अतीच्द्रिय स्वरूप, कार्य के 
ओचित्यानीचित्य के स्तर, मनुष्य के चाग्त्रिक वैशिए्य, मनोभावों की उप्रता, मनोदशाओं 
की मार्मिकता तथा परिस्थितियों एवं घटनाओं की विकटता का द्वदयस्पर्शी अनुभव करगने 
के लिए अलंकारात्मक अभिव्यंजना शैली का आश्रय लिया है | इससे अभिव्यक्ति को र्मणीय 
एवं प्रभावोत्यादक बनाने में कवि ने पर्याप्त मफलता पायी है | कही-कहीं पूर्व कवियों से 
प्रभावित होकर मात्र वैचित्रय की उत्पत्ति के लिए, अभिव्यजनागत अभिव्यंजनात्मक महत्व 
में विहीन अलंकारों का विन्याम किया है | किन्नु इनकी मंख्या अल्प है। अधिकाँश अलंकार 
अभिव्यंजनात्मक शक्ति से मम्पन्न है और उन्होंने भाषा को काव्यात्मक रूप देने में अदभुत 
योगदान किया है | 


जज 


१. महाकवि ज्ञानसागर के काव्य-एक अध्ययन, पृ० ३३१ 


षष्ट अध्याय 


बिम्ब योजना 

विम्बात्मकता भी काव्य भाषा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण है | यह काव्योशल्प का 
आधुनिक मिद्धान्त है, जिसका जन्म पश्चिम में हुआ है । आधुनिक भारतीय काव्यशास्त्र में 
पह पश्चिम से ही प्रहण किया गया है। यद्याप भारतीय काव्य साहित्य विम्बात्मकता से 
ओनप्रोत है, तथापि अभिर्व्यक्त के माध्यम के रूप में भाग्तीय कराव्यशास्त्र में इसका विवेचन 
नहीं हुआ है | पा०चात्य काव्यजगत में विम्बविधान को काव्य के मृल्यादन का प्रमुख आधार 
स्वीकार किया गया है | इसे सिद्धान्त रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय ट०ई० द्वाम [ ६5 
+4७॥76) ऐजरा पाउण्ड (६2778 ?00॥00) रिचर्ड एनडिंगटन (३८०४6 £।७॥06ा07) 
और विशेष रूप से मिसल डे ल्यूइस को है ।' 


काव्यकिग्ब का स्वरूप 

अमुर्तभाव की मृत अभिव्यक्ति क्रा नाम विम्ब है । जब किसी अमृत॑भाव को मूर्त 
(इद्द्रिय ग्राह्म) पदार्थ के इन्द्रिय याद्यरूप, गुण या क्रिया द्वारा अभिव्याक्त किया जाता है 
नब उस रूप. गुण या क्रिया की शब्दों के द्वारा मन में टभी वि बिम्ब कहलाती है | 
/ब्टजन्य होने के कारण टसे शक्चिश्र ओर मन में उत्यन्न होने के क्रारण मानसचित्र कहते 
है | इस प्रकार अमूर्तभाव का शब्दजन्य मृर्तरूप बिम्ब कहलाता है । 

विम्ब इन्द्रियग्राह्म विधयों का ही बन सकता है क्योंकि उन्हीं के पृर्वानुभूतिजन्य 
मम्कार मन में विद्यमान रहते है औए उन्हीं मम्कागें के कारण विम्बनिर्माण होता है| इसलिए 


१ नहख्र मोहन आधुनिक हिंदी कीव्य में अप्रस्तुत विधान, १०७ ५८ 

२ डॉ मुधा मक्सना आायमी की विश्बयाजना, प्र ६६ ६५ 

3 (6) /७/” ह सके ५7 याश॥ हे (५7/6 06 ७४५५ 5१३9५७५० (छा 7" ४0/05 ॥, 5त7£ 
(४८()/ ५७४ ति+> 3 [70 7 ] ४४ ३3७ ,१7॥&॥ है) ५ 70६९], ॥7)730 //0/)770 [६ ( (१९) 
09 8570 (!8!१५७४ ७६0 3800 १26:359700 ॥77, [6 [/2300/5 0 ५.2(॥9| 90€[॥(0 €70॥0॥/ 
0 0055'छ80 ६४७० ( [70806 ( एं (७८२५ ०५५४ 22 
(8) ४४७३ 00७६ _77/6/दाव्व'8 ८? 09५ #"3806 ? ॥! |५ ५7090।65 7५ ॥ ।5५ 0।॥00/6 
7808 00 (४ ५४४ '४५ “3'0 73८ !8 
(0) 8० #_व5८ ६ 8 5 शरद वाटए५६५ ४६४५ ०00 5५६१५०५ 920९00॥070 6 ?0९॥९ 
>8[670 3000 5४६९।!०१ >409€ 90 


११२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
विम्ब का प्रमुख लक्षण है ऐन्द्रियता अर्थात्‌ इन्द्रियग्राहय विषयों में मम्बद्ध होना | इस आधार 
पर विम्ब पाँच वर्गों में विभक्त होते है : चाक्षुष (चनक्षुग्राह्म पदार्थ का विम्ब), श्रव्य (श्रोत्र- 
ग्राह्म पदार्थ का विम्ब, ) म्वाद्य (जिद्वाप्राद्य पदार्थ का विम्ब), प्राण्य (नामिकाग्राह्म पदार्थ 
का विम्ब) तथा स्पर्श्य (म्पर्भग्राद्म पदार्थ का विम्ब)। 


बिग्ब तिग्राण की रीति 


जब अमूर्त पदार्थ की अभिव्यक्ति मूर्त पदार्थ अथवा उमके इन्हद्रियग्राह्म रूप, गुण 
और क्रिया के सादृश्य, आगेप या प्रतीकात्मक प्रयोग द्वारा की जाती है तब बिम्ब की रचना 
होती है। जब मनोभावों को शारीरिक लक्षणो एवं बाद्दा प्रवृत्तियों द्वारा व्यंजित किया जाता 
है तब भी बिम्वसृजन होता है । मूर्त पदार्थों के रूप, गुण और क्रियाओं के वर्णन से भी 
भाषा में बिम्बात्मकता आती है | सार पह कि उपमा, उद्रनेक्षा, रूपक, समन्देह, %न्तिमान्‌, 
दृशन्त, निदर्शना आदि अलंकारों, प्रतीकों, मुहावर्गें, लोकोक्तियों, लाक्षणिक प्रयोगो, विभाव, 
अनुभाव और व्यंजित व्यभिचारी भावों तथा मूर्त पदार्थों के इन्द्रिय ग्राह्म म्वरूप के वर्णन 
में बिम्ब निर्माण होता है । 


मिज मा एएस्शपएन 


कहीं सम्पूर्ण वाक्य (वाक्य के सभी अवयव) बिम्ब का उपस्थापन करता है, कहीं 
केवल संज्ञा या कोई विशेषण या मात्र कोई क्रिया ही बिम्ब को उपस्थित करने में समर्थ 
होती है । इन्हें वाक्य बिम्ब, संज्ञा बिम्ब, विशेषण बिम्ब और क्रिया बिम्ब कहा जाता है | 
बिग शिक्षन का आधगिवयणनायत महत्व 

बिम्ब अमूर्तभावों के विशिष्ट स्वरूप को यथावत्‌ सम्प्रेषित करने, उनकी प्रत्यक्षवत्‌ 
अनुभूति एवं आस्वादन कराने तथा सहृदय के हृदय को विभिन्न भावों, विचारों एवं 
सुख-दुःखात्मक अनुभूतियों में डुबा देने के अमोघ साधन हैं। इसलिए आधुनिक काव्यमर्मज्ञों 
ने बिम्बविधान को काव्यशिल्प का अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्त्व माना है| 

अंग्रेजी विश्वकोश में कविता की परिभाषा देते हुए डंटन ने कहा है - "कविता 
मानव हृदय की चित्रमयी और कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो भावनात्मक एवं लय॒पूर्ण भाषा 
में प्रकट होती है ।' 


।. #&05006 7२0९७॥१॥॥$ 7१९ 6070ट0206 800 &0566 €७)(०7/25507 06 (0॥€ १७ 7॥70 ॥) [€ 
छ॥०ज०7&७/ &70॥7/#77॥28/|87090992 | ४ 0॥707 ६70५ (६ ४० 8, 7०59९ 06 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ११३ 


बिम्बवाद के पिता द्वयम का कथन है कि - "कविता रोजमर्रा की भाषा नहीं है, 
बल्कि दृश्य अथवा मूर्त भाषा है जो व्यक्ति के सन्मुख अमूर्तवस्तु का मूर्तरूप प्रदर्शित करती 
है। काव्य में बिम्बविधान मात्र अलंकरण के लिए नहीं होता, वरन्‌ वह कविता का प्राण 
है। आलोचक लुइस का मत है कि बिम्ब ही कवि का मूल प्रतिपाद्य है ।' कवि ड्राइटन ने 
भी स्वीकार किया है कि कविता की महानता और जीवन्तता उसकी बिम्ब प्रस्तुत करने की 
शक्ति में निहित है ।* 


हिन्दी के कई आलोचकों और कवियों का ध्यान इस ओर गया है । मुप्रसिद्ध 
आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं- "कविता में कही बात चित्र रूप में हमारे सामने 
आनी चाहिये | कविता वस्तुओं और व्यापारों का बिम्ब ग्रहण कराने का यल करती है।' 


बिम्बात्मक भाषा के लिए "चित्रभाषा" का प्रयोग करते हुए "पल्लव" की 
भूमिका में सुमित्रानन्दन पनत कहते हैं - " कविता के लिए चित्र-भाषा की आवश्यकता पड़ती 
है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए जो बोलते हों | सेव की तरह जिसके रस की मधुर 
लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही 
ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हो ।* 


दिनकर जी भी कहते हैं - "चित्र कविता का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गुण है, प्रत्युत 
यह कहना चाहिए कि वह कविता का एक मात्र शाश्वत गुण है, जो उससे कंभी नहीं 
छूटता। कविता और कुछ करे या न करे किन्तु चित्रों की रचना अवश्य करती है और जिस 
कविता के भीतर बनने वाले चित्र जितने ही स्वच्छ यानी विभिन्न इन्द्रियों से स्पष्ट अनुभुतियों 
के योग्य होते हैं, वह कविता उतनी ही सफल और सुन्दर होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो 
जाता है कि बिम्ब का काव्य में महत्वपूर्ण स्थान है। समस्त विद्वानू आलोचकों ने बिम्ब को 
काव्य का मूल तत्त्व और कवि प्रतिभा का एक मात्र परिचायक माना है | 


१. स्पेक्युलेशन : टी.ई. ह्यम, पृ. १३५ (जायसी की बिम्बयोजना, पृ. ३४ से उद्धृत) 

२. जायसी की बिग्बयोजना, पृष्ठ ३५ से उद्धृत 

- व8क्ञाआतछा ॥5, ॥# ॥50#, ॥6 ४९७५ ॥8ह07 ७१0 #€ 0 90270, //9९॥ ५५७०९४० ०५ 
(९४४५, 202॥८ ॥#892, 2992-48 

. चिन्तागणि, भाग-२ 

. रसमीगांसा, पृष्ठ ३१० 


#विककी 


एक #ा ८ ७६ 
हा 
न्षि 
न्न्म 


११४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


किग्व के कार्य 

विम्ब विधान से इन्द्रिय ग्राह्म विषयों की पृर्गनुभूतिजन्य संस्कारों की सहायता से 
मन में जो प्रतिमा बनती है, उससे सादृश्यादि सम्बन्ध # द्वागा अमूर्तभाव की प्रत्यक्षवत 
अनुभूति होती है | विम्ब अमूर्तभावों क्री मूचना नहीं देते अपितु प्रतीति कराते है। वस्तु 
सुन्दर है या कुरूप है, ऐसा न कहकर सुन्दरता या कुरूपता के दर्शन कराते है। यह प्रत्यक्षवत्‌ 
अनुभूति सहृदय के हृदय को प्रभावित करती है, उसके मर्म का स्पर्श करती है जिससे उसमे 
विभिन्न विचार और स्थायिभाव उदबुद्ध होकर उसे भावविभोर एवं ग्ममिक्त कर देते है | 

अभिव्यक्ति विधा की दृष्टि मे विम्ब तीन प्रकार के होते हैं - मादृश्यात्मक, लाक्षणिक 
और विभावादिम्प्प । 

उपमार्दि अलंकार सादृश्यात्मक बिम्ब है | उनसे विवक्षित अमूर्नभाव का स्वरूप 
स्पष्ट होता है तथा उसका अतिशय एवं लोकोत्तरता व्यंजित होती है | अन्य वस्तु के लिए 
अन्य वस्तु के धर्म का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ लाक्षणिक बिम्ब निर्मित होता है | उससे 
विवक्षित अमूर्तभाव के अतिशय, लोकोत्तरता, गहनता और तीक्ष्णता की व्यंजना होती है। 
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव (व्यभिचारी भावजन्य शागरिक दशायें) विभावादि 
रूप बिम्ब है | इनसे विभावादिगत सोन्दर्यादि एवं ग्न्यादिभावों का प्रकाशन होता है जिसके 
प्रभाव मे महृदय का स्थायिभाव उद्बुद्ध होकर गर॒सात्मकता को प्राप्त होता है । 


इम प्रकार विम्ब के निम्नलिखित कार्य है. भावों की गहनता, विकटता, तीक्षणता 
एवं लोकोत्तरता का मम्प्रेषण, विचारों और स्थायी भावों का उदबोधन तथा गमानुभूति । 
विम्ब के इन कार्यों पर डॉ० सुधा सक्सेना ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला है - 
श्रग्मे ७ सरातात्कायागिका 4तीति 

''आलोचक ब्लिस पेरी कविता को विम्ब और बिम्ब को मंवेदना कहता है । उसके 
अनुसार कविता का कार्य वस्तु का ज्ञान करगना नहीं वरन्‌ उमका ऐन्द्रिय अनुभव करना 
है । इस कारण काव्य में इन्द्रियगम्य चित्रों की विशेष उपयोगिता है | उदाहरणार्थ मूर का 
यह पद्च - 


अआतिगनिन उषगान्‌कगारी 
अधोमुख रहत उरध नहीं देखत चितवति ज्यों गबहारे वकित जुआरी । 
छूटे चिउर बदन कुम्हल्मने ज्यों नलिनी हिमकर की मरी ॥ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ११५ 


यहाँ “ज्यों गथ हारे थकित जुआरी' यह बिम्ब धर्मसाम्य पर आधारित है और 
“ज्यों नलिनी हिमकर की मारी'' यह रूपसाम्य । पर प्रथम में थकित मनःस्थिति का चित्रण 
है, द्वितीय में मलिन रूप का । दोनों ही चित्र सूर की राधा को दृश्य बना देते हैं ।' 


“मुख, दुःख, क्रोध, हाम्य सब अमूर्तभाव हैं जो काव्य में बिम्ब द्वारा रूपायित 
होते है । अमूर्त आनन्द और रुदन को रूपायित करने का जायसी का एक प्रयल दृश्व्य 
है: 

कहा हंससि तूं मोसों किये औरू सौं नेहु । 
तोहि मुख चमके बीजुरी मोहि मुख बरिसे मेहु ॥ 

- तू अन्य स्त्री से प्रीति करके मुझसे हंसी क्यो करता है ? तेरे मुख पर तो बिजली 
चमकती है और मेरे मुख पर मेह बरस रहा है । यहाँ प्रसन्नता की व्यजना करने में बिजली 
चमकने का बिम्ब बड़ा समर्थ बन पड़ा है तथा क्षोभ, अमर्ष एवं दुःख से रुदन करने की 
व्यंजना के लिये मेघ बरमसने का बिम्ब बड़ा सार्थक है । दोनों ही बिम्ब अमूर्त भावों को 
मूर्तता प्रदान करने वाले हैं ।' 


काव्य में भाव की अमूर्तता को शब्दों के द्वारा मूर्तित किया जाता है । शब्दों के 

द्वारा मूर्तित किये गये भाव ही बिम्ब है | इसी रूप में भाव संवेदनीय (अनुभूतिगम्य) बन 
कर रममृष्टि करने में समर्थ हो सकता है । विम्ब भाव की अमूर्तता को दृश्य वर्णनों द्वारा 
मूर्त बनाकर प्रम्तुत करता है | भाव की प्रतीति उपका नाम लेकर नहीं कगयी जा मकती, 
जैमे किमी फल के स्वरूप और म्वाद का अनुभव उसके नाम का कथन कर नहीं कगया 
जा सकता | वस्तुतः भाव को काव्य में यदि किसी माध्यम में प्रकट किया जाता है तो वह 
व्यजना ही है औ' व्यंजना विम्ब के रूप में ही हो मकती है | उदाहरण के लिए रतिभाव 
को लीजिये | भावरूप में वह हृदय की एक विशिष्ट अनुभूति अथवा विशिष्ट अवम्था है जो 
काव्य में केवल शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत नहीं की जा सकती । कवि उमको विभाव, 
अनुभाव आदि के वर्णन द्वारा व्यंजित करते है । रतिभाव की व्यंजना बिहारी ने इस प्रकार 
की है - 

कहत नटत रीझ्नत खिट्त, मिलत खिलत लजियात । 

भरे भौन में करत हैं, नैनन ही सौं बात ॥ 


१. जायसी की बिम्ब योजना, पृष्ठ ५५-५६ 
२. जायसी की बिम्ब योजना, पृष्ठ ६६ 


११६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

“यहाँ कहीं भी “रतिभाव है" ऐसा उल्लेख नहीं है । हमें अनुभावों अर्थात्‌ उनके 
क्रियाकलापों के वर्णन द्वारा रतिभाव की प्रतीति होती है । कहना, खीजना, लजाना, मिलना 
आदि व्यापार हैं, जो उनकी पारस्परिक रति को प्रकट करते हैं। ये सभी शब्द अपने आप 
में एक चित्र हैं, जिनसे भाव दृश्य बनकर हमारे सम्मुख आता है और हम रतिभाव की 
अनुभूति कर सकते हैं | अनुभवगम्यता की क्षमता के कारण ये शब्दचित्र बिम्ब की श्रेणी 
में आते हैं | स्पष्ट है कि विम्ब का अवलम्बन लेकर ही भाव अपनी समुचित अभिव्यक्ति 
प्राप्त करता है ।” ' 

“भाव कहीं भी कथ्यरूप में प्रकट नहीं होता | स्वशब्दवाच्यत्व दोष तो काव्यशास्त्र 
में एक बड़ा दोष माना गया है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'चिन्तामणि' में भावों का विवेचन 
करते हुए स्पष्ट लिखा है कि जब तक कवि भावों को अनुभावों के रूप में वर्णित नहीं 
करता, उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती । “क्रोध है'” कहने से क्रोध भाव की अनुभूति 
हो यह कभी सम्भव नहीं है, उसके लिए अनुभावों अर्थात्‌ बिम्दों का माध्यम ही उचित है।२ 


लोकजीवन में भी भाव की अनुभूति दृश्यमान अवस्था के बिता नहीं होती । करुण 
भाव की उत्पत्ति करुण दृश्य के बिना नहीं हो मकती, उसके लिए किसी दीन-हीन प्राणी 
और उसकी विवशताओं का साक्षात्कार होना आवश्यक है । इसी प्रकार हर्ष की उत्पत्ति 
आनन्द की अनुभवगम्य अवस्था के बिना नहीं हो सकती । 


महाकवि कालिदास ने यक्षप्रिया के रूप का जो चित्र निम्न श्लोक में खींचा है 
उससे यक्षप्रिया का लोकोत्तर सौन्दर्य आँखों के सामने प्रकट हो जाता है - 
तन्‍्बी श्यामा शिखरिदशना पकवबिम्बाधरोरी, 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभि:। 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनमप्रा स्तनाभ्यां, 
या तत्र स्यायुवतिबियये सृष्ति राणेव धातु।॥ 
गूढ़ और सूक्ष्म दार्शनिक सत्य भी बिम्बों के द्वारा ही प्रेषणणीय बनते हैं । इसी 
कारण दार्शनिकों की भाषा सदा रूपकात्मक होती है । जायसी ने जीवन और जगत्‌ के 
शाश्वत सत्यों को लोकजीवन के अत्यन्त परिचित बिम्बों के द्वारा सललतया अनुभूतिगम्य 
बनाया है | उदाहरणार्थ - 


१. जायसी की विष्ब योजना : डों. सुधा सक्सेना, पृष्ठ १३४ 
२. जायसी की बिष्ब योजना : डॉ. सुधा सक्सेना, पृष्ठ १३४ 
३. उत्तरमेघ, १९ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ११७ 

“मुहम्मद जीवन जल भरन रहेंट घटी की रीति । 

घटी सो आई ज्यों भरी, ढरी जनम या बीति ॥ 

यहाँ जीवन की अमूर्त निस्सारता एवं क्षणिकता रहँट की क्षण-क्षण भरने और 

खाली होने वाली घटिया के रूप में मूर्तित हो गई है | उसका क्षण-क्षण भरना और खाली 
होना जीवन का प्रारंभ होना और समाप्त होना है । जीवन अस्तित्व उतना ही अस्थायी व 
क्षणिक है, जितना रहँट की घटिया में भरा पानी | इस प्रकार रहँट की घटिया का चित्र 
जीवन के क्षणिक अस्तित्व और असत्यता को प्रेक्षणीय बना देता है। कबीर ने यही भाव 
पानी के बुलबुले और प्रभात के तारे के बिम्बों से अभिव्यक्त किया है - 

पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात । 

देखत ही छपि जायगा जस तारा परभात ॥* 


आग्रीलिव का अम्प्रेक्ण 


बिम्ब केवल कवि के अमूर्त भावों अथवा विचारों को ही मूर्त नहीं करता, बरन्‌ 
यह कवि के चरमसीमा तक पहुँचे हुए भावों को भी मूर्तित करता है | यह कवि के तीव्रतम 
हर्ष, विषाद, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि की अभिव्यक्ति है | यह भावों की तीव्रता को पूर्ण 
मुखर बनाता है। “निराला” की “मैं तोड़ती पत्थर” कविता के विम्बों के द्वारा कवि का 
उबलता हुआ विद्रोह छलक पड़ा है । इसी प्रकार सुख-दुःख की मार्मिक वेदना को स्पष्ट 
करने के लिए कवि बिम्बों का आश्रय लेता है ।' 
कालिदास का यह एक पद्च देखिये - 
अनाप्रातं पुष्पं किसलयमलून कररूहै - 
रनाविद्ध॑ रत्न मधुनबमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिब च तदूपमनघं, 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्थति विधि:॥ 
यहाँ शकुन्तला के अस्पृष्ट सौन्दर्य को कवि ने ““अनाप्रातं पुष्प” आदि जिन बिग्बों 
के द्वारा मूर्तित किया है वे अत्यन्त मनोहर, मधुर और मोहक हैं । उनसे शकुन्तला के सौन्दर्य 
की मनोहरता, मधुरता और मोहकता साक्षात्‌ हो जाती है | पाठक को इस अपूर्व सौन्दर्य 


१. जायसी की बविग्ब योजना : हों. सुधा सक्सेना, पृष्ठ १३९ 
२. जायसी की बिम्ब योजना, पृष्ठ ६७-६८ 


११८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


का आम्वादन मा हो जाता है, जिससे वह अलौकिक आनन्द में डूब जाता है । इसीप्रकार 
यवेक्षुरत्यन्तरसप्रपीडितो भुवि प्रविद्धों दहनाय शुष्यते । 
तथा जरायन्त्रनिपीडिता तनुर्निपीतसारा मरणाय तिछति ॥ 

यहाँ यन्त्र के द्वारा रम निचोड़ कर जला देने योग्य बनाये गये गन्ने के बिम्ब के 
जग द्वारा जीवन शक्ति को निचोड़ कर शरीर को मरण योग्य बना दिये जाने का अमूर्त 
दार्शनिक सत्य मूर्त बनकर हृदय को छू लेता है और महदय के जीवन में अम्थिरता और 
शरीर की नश्वर्ता विषयक विचारों की हिलोरें उठने लगती है, निर्वेद जागृत होता है और 
शान्तरम की अनुभूति होती है | इस प्रकार बिम्बों में भावोदबोधन की शक्ति होती है । 
र्माभिव्यगक 

दृश्यकाव्य इन्द्रियगोचर होने के कारण रसानुभूति में सहायक होता है | इसी कारण 
रम को श्रव्य काव्य का भी प्रमुख तत्त्व माना गया है | दृश्यकाव्य में हम वस्तु को अपनी 
स्थूल इन्द्रियों में प्रत्यक्ष अनुभूत करते हैं अर्थात्‌ आँख, कान, नाक आदि मे देखते, मुनते 
और मुँघते हैं; परन्तु श्रव्यकाव्य में यह प्रत्यक्षीकरण स्थूल इन्द्रियों से न होकर सूक्ष्म इन्द्रियों 
से होता है, जिनकी स्थिति पाठक या श्रोता के मन में रहती है । 

“काव्य की भाषा, शक्ति की भाषा ([&0०39९ ० 7००८७) कहलाती है। यह 
शक्ति, भाषा में बिम्ब से ही आती है | भावों की मार्मिकता के मम्प्रेषण के लिए आवश्यक 
है कि वे बिम्ब द्वारा कम से कम शब्दों में व्यक्त किये जाये, क्‍योंकि मंक्षिप्तता भाव को 
तीव्रतर रूप में प्रस्तुत करती है ।' 
उद्ाहरणार्ब 





उअत सूर जस देखिउ चांद छपै तेहि धूप । 

असे सबै जाहि छपि पदुमावति के रूप ॥ 
यहाँ कवि पद्मावती के रूप की श्रेष्ठता को व्यंजित करना चाहता है | पद्मावती 
के लिए जायसी के हृदय में एक अपूर्वता (लोकोत्तरता) का भाव है । वह अपूर्व सुन्दरी है 
और उसके समक्ष संसार के अन्य सौन्दर्य उसी प्रकार फीके पड़ जाते हैं जिस प्रकार उदित 
होते हुए सूर्य के समक्ष चाँद का सौन्दर्य । इस भाव को कवि ““अपूर्व सुन्दरी है”” कहकर 


१. अश्वघोष : सौन्दरनन्द, ९/३१ 
२. जायसी की विम्ब योजना : डॉ. सुधा सक्सेदा, पृ. ४५ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन ११९ 


प्रकट नहीं कर मकता था, क्योंकि ऐमा करने पर वह काव्य नहीं, वरन्‌ अकाव्य हो जाता। 
इम कारण उसके सौन्दर्य की व्यंजना के लिए कवि कल्पना के द्वारा सुन्दर से सुन्दर रूपों 
को सम्मुख रखता है और उसके मान्दर्यातिशय को प्रेषणीय बनाता है | यहाँ उदित होते 
हुए मौन्दर्य के ममक्ष चाँद के छिप जाने के विम्ब द्वारा पाठक पदुमावती के अपूर्व सौन्दर्य 
की प्रतीति कर मकता है और अन्य रानियों के फीके सौन्दर्य की प्रतीति कर सकता है । 
इस प्रकार बिम्ब भावों की गहनता के प्रेषक है ।' 

“विरेधात्मक वस्तुओं में भाव तीव्रतर हो जाता है | विरह से असुन्दर और मलिन 
पद्मावती के लिए काँच के पोत की उपमा दी गई है, जो उसके पूर्व ज्योतितरूप के समक्ष 
अति क्षुद्र, अति निकृष्ट स्वरूप को उपम्धित करती है और इमप्रकार क्षुद्रता व असुन्दरता 
को तीव्र बनाकर प्रम्तुत करती है - 

“संग ले गयऊ रतन सब जोती, कंचन क्या काँच में पोती |” ' 


इसी प्रकार 
“उठे लहर पर्व त की नाई, होई फिरे जोजन लख ताई। 
धरती लैत सरग लेहि वाढ़ा, सकल समुन्द जानहु भा ठाड़ा ॥”” 
यहाँ पर्वत के ममान लहरे कहने से संभवत: कवि को सन्तोष नहीं हुआ, इसी 
कारण वह ममुद्र के खड़े हो जाने का रूप प्रम्तुत करता है | इस प्रकार भयंकरता की जो 
चरम मीमा कवि देना चाहता है, वह अनुभव में आ जाती है ।'* 
कालिदाम के निम्न पद्व मे प्रयुक्त विम्ब भी यक्षप्रिया की वियोगावम्धा का उप्ररूप 
प्रत्यक्ष करते है - 
नून तस्याः प्रबलरुदितोच्मूननेत्रं प्रियाया - 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णा धरोष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलब्यक्ति लम्बालकत्वा - 
दिन्दोदैन्यं त्ववनुसरणक्लिष्टकान्तेर्विभत्ति ॥ 


भावपरम्परा के व्यंजक 
बिम्ब कभी कभी एक साथ अनेक भावों की व्यंजना करते है, अनेक भावरश्मियाँ 


. जायमी की विम्बयोजना, पृ १३५ १३८ 
. वही, पृष्ठ २७०-२७१ 

. जायमी की विम्ब योजना पृष्ठ - २५७२ 

. उत्तरमेध - २१ 


० 4०3) 4) ७9 


१२० जयोदय नगहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


उनमें से विकीर्ण होती दिखाई देती हैं जो काव्य के सौन्दर्य को कई गुना अधिक कर देती 
हैं। ''जोवन भर भादों जस गंगा लहरे देइ समाइ न अंगा ।” जायसी की इस अक्ति में 
साधारण सा उपमान अनेक भावों का व्यंजक है| उन्मत्तता, तरलता, कान्ति, उन्नतता आदि 
कितनी ही बातों की व्यंजना की बाढ़ आई गंगा से ही हो जाती है | बाढ़ आने पर नदी 
अपनी सीमा का उल्लंघन कर देती है, यौवन भी सीमाओं के प्रति विद्रोही है और उसके 
पतीमोललंघन का भी समाज पर उतना ही बुरा प्रभाव पड़ता है जितना बाढ़ग्रस्त प्रदेशों पर 
गंगा का । इस प्रकार कितनी ही दृष्टियों से यह उपमान व्यंजक है ।” 


पाग्रेरगेएक 


बिग्ब अमूर्त भावों का हृदयस्पर्शी रूपों के द्वारा साक्षात्कार कराके सहृदय के हृदय 
को द्रवित कर देते हैं, उसके स्थायिभावों को जगाकर भावविभोर एवं रप्सिक्त कर देते हैं। 


श्रव्यकाव्य के अन्तर्गत रसात्मकता की अनुभूति कराने में बिम्ब सहायक होता है। 
यधपि रसानुभूति में बिम्ब शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, परन्तु चित्रवत्ता, प्रत्यक्षीकरण 
आदि की आवश्यकता का साहित्याचारयों ने अनुभव अवश्य किया है। अभिनव गुप्त ने 
रसानुभूति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यदि “सहदय काव्य का अभ्यास किये हुए है, 
उसके क्षुछ प्राक्तन संस्कार हैं तो परिमित भावादि के उन्मीलन द्वारा काव्य के विषय का 
साक्षाकार किया जा सकता है | ऐसी स्थिति में सहृदय पूर्णपर सम्बन्ध को समझकर अमुक 
स्थान पर अमुक के सम्बन्ध में अमुक बात कही गई है या अमुक इसका वक्ता है अथवा 
अमुक दृश्य उपस्थित किया गया है, आदि प्रसंगों की कल्पना करके रसास्वादन कर सकता 
है।” गम्भीरतापूर्वक देखा जाये तो अभिनवगुप्त का सारा वक्तव्य काव्य का मानस साक्षात्कार 
करने से ही सम्बन्ध रखता है । अमूर्त का यह मानस साक्षात्कार बिम्ब का ही व्यापार है । 
विम्बरूप में आये भावों को ही हम कल्पना से अनुभूत एवं प्रत्यक्ष कर सकते हैं | कवि के 
चित्रवत्‌ अथवा बिम्बातमक वर्णन में ही सहृदय श्रोता या पाठक रसानुभूति कर सकता है । 
स्पष्ट है कि रस की अभिव्यक्ति का प्रथम व सहज साधन बिम्ब है । विम्बहीन वर्णन प्रत्यक्षवत्ता 
और अनुभवगम्यता की क्षमता के अभाव के कारण ही नीरस कहे जाते हैं ।' 


“रस की अभिव्यक्ति का प्रथम साधन बिम्ब है । इसका एक बड़ा पुष्ट कारण और 
भी है, वह है रस की अरूपरता >पर अगोचरता । काव्य में भाव या रस की सत्ता आवश्यक 





१. जायती की बिष्य योजना - पृष्ठ २७६ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १२१ 


है, परन्तु रस को शब्दों में कहना दोष है। स्वशब्दवाच्यत्व दोष यही है । अब यदि रस या 
भाव को स्पष्टरूप से वाचक शब्दों से कहना दोष है, तब भाव की अभिव्यक्ति का साधन 
क्यां रह जाता है ? स्पष्ट ही तब भाव की अभिव्यक्ति का एकमात्र साधन बिम्ब अथवा 
चित्र ही रह जाता है । रूप बिम्ब में वर्णित होने पर ही वर्णन रसात्मक हो सकता है, अन्यथा 
नहीं | इस पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने “'चिन्तामणि'' में बड़े विस्तार से विचार किया है: 
'क्रोध आ रहा है' कहने मात्र से क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । उसके लिए बड़बड़ाना, 
दाँत पीसना, आँखें लाल होना - आदि अनुभावों को लाना होगा, जो बिम्ब के ही रूप हैं। 
इनके द्वारा शब्द (वाचक) के अभाव में भी क्रोध भाव को हृदयस्थ किया जा सकता है। 
अर्थात्‌ क्रोधभाव जब शब्दरूप में न आकर शब्द चित्रों के रूप में आये, तभी वह अनुभवगम्य 
हो सकता है । इस प्रकार भी भाव एवं रस के लिए अभिव्यक्ति का साधन बिम्ब ही प्रतीत 
होता है ।”' 

“'रसानुभूति में बिम्ब की इस अनिवार्यता को मभी जागरूक आलोचकों ने स्वीकार 
किया है | स्पष्ट स्वीकारोक्ति तो नहीं है,.पर उनका अनुभव ऐसा था यह प्रकट हो जाता 
है | संस्कृत के कवियों ने चित्रों अथवा बिम्बों के प्रयोग बहुलता से किये हैं और कालिदास, 
बाल्मीकि, बाण आदि ने सुन्दर और श्रेष्ठ चित्र प्रस्तुत किये। परन्तु प्रयोग में आने पर भी 
आलोचकों के क्षेत्र में बिम्ब अथवा चित्रमय वर्णन की विवेचना का अभाव ही रहा । कुछ 
ही व्यक्तियों ने इसे उल्लिखित किया । अभिनव गुप्त के आचार्य भट्टतौत ने श्रव्य काव्य में 
प्रत्यक्षतत्ता के गुण को बड़ा आवश्यक माना है और बड़े स्पष्ट शब्दों में उसे उपस्थित किया 
है | उन्होंने कहा है कि कुशल कवि अपने वर्णन के माध्यम से महृदय के मम्मुख मानों चित्र 
ही उपस्थित करता है। अतएव नाट्य की सी चित्रमयता न होने पर काव्य में रमोदबोध 
कभी संभव नहीं हो सकता - 'प्रयोगत्वमनापन्ने काव्येनाम्वादमम्भव:' | इसप्रकार उन्होंने रस 
के सन्दर्भ में चित्रों एवं बिम्यों की महत्ता स्वीकार की है |" ' 

आधुनिक आलोचकों ने भी चित्र धर्म को भाषा का प्रमुख धर्म स्वीकार किया है। 
आचार्य शुक्ल की मान्यतायें इस विषय में बड़ी स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा है : काव्य में अर्थप्रहण 
मात्र से काम नहीं चलता, बिम्बग्रहण अपेक्षित होता है | यह बिम्बग्रहण निर्दिष्ट, गोचर, 
और मूर्त विषय का ही हो सकता है (रस मीमांसा, पृष्ठ - १६७)। शुक्लजी बिम्बात्मक वर्णन 
के बड़े समर्थक हैं | 
१. जायसी की विग्ब योजना : पृ० १४९ 


२. वही. पष्ठ १४९ 


१२२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


यही नहीं, चित्रात्मक वर्णन के रूप में वह कवि कर्म की इतिश्री मान लेते है । 
यदि कवि ने ऐसी वस्तुओं या व्यापारों को अपने शब्द चित्र द्वारा सामने रख दिया जिनमे 
श्रोता या पाठक के भाव जागृत होते हैं तो वह एक प्रकार से अपना काम कर चुका, यह 
शुक्लजी की मान्यता है । (वही, पृ० १५५) एक अन्य स्थान पर उन्होंने फिर कहा है कि 
“जो वस्तु मनुष्यों का आलम्बन या विषय होती है उसका शब्द चित्र किसी कवि ने खींच 
दिया तो वह एक प्रकार से अपना काम कर चुका (वही, पृ० १२१)।” इससे स्पष्ट है कि 
रसानुभूति कराने में बिम्ब का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


किश्गरि ढछी /किकयकता 


“जहाँ कवि केवल आलम्बन का वर्णन करता है, वहाँ बिम्ब अवश्य विद्यमान 
रहता है | कोई रूपक, कोई उपमान, कोई विशेषण वहाँ ऐसा अवश्य रहता है जो वस्तु 
को चित्रवत्‌ प्रत्यक्ष कर देता है । जैसे “तन्वी श्यामा शिखरिदशना'' इत्यादि श्लोक में 
विशेषणों के माध्यम से यक्षप्रिया (आलम्बन विभाव) का रूप चित्रवत प्रत्यक्ष हो जाता है।'' 
प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन भी सदैव बिम्बात्मक होता है । वहाँ प्रस्तुत और 
अप्रस्तुत दोनों रूपों में बिम्ब रह सकता है ।''* उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत मुख्यतः देश 
काल व आलम्बन की चेशयें आती हैं | उद्दीपन वर्णन अधिकांशत: बिम्बात्मक होता है । 
उसके अन्तर्गत रूप, रस, गन्ध आदि के अनेक सुन्दर उद्दीपन चित्र उपस्थित रहते हैं जो 
भावों का उत्कर्ष करने वाले तो होते ही हैं, चित्रधर्म से भी युक्त रहते हैं । ““अनुभाव 
स्थायि भावों के शरीर और चेशओं में व्यक्त होने वाले बाह्यारूप हैं इसलिए वे सदैव विम्बात्मक 
होते हैं ।' व्यभिचारी भाव जब शारीरिक दशाओं द्वारा व्यक्त होते हैं तब वे भी मूर्त हो 
जाते हैं ।”'' शुक्ल जी ने विम्ब को रससामग्री में अनुभव किया था इसीलिये उन्होंने स्पष्ट 
लिखा है - “विभाव और अनुभाव दोनों में रूपविधान होता है जिसका कल्पना द्वारा स्पष्टप्रहण 


जायसी की बिष्ब योजना : पृष्ठ १४९ 
. वही, पृष्ठ १५३ 
. वही, पृष्ठ १५३ 
- वही, पृष्ठ १५५ 
. वही, पृष्ठ १५५ 
. वही, पृ० १५७ 


#शि ६ ७६ 4७ 4९१ ४ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १२३ 
उसी प्रकार वांछित होता है जिस प्रकार नेत्र द्वारा चित्र का ।”' (रस मीमांसा - पृ ३२६) 


निष्कर्ष यह कि जैसे यथार्थ जीवन में किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका की अनुरागमय 
मुख-मुद्राओं, हाव-भावों को देखकर रतिभावों के उद्बोध से आनन्द की अनुभूति होती है 
वैसे ही काव्य में भी साधारणीभूत प्रेमी-प्रेमिका की अनुरागपूर्ण मुख मुद्राओं, हाव-भावों का 
वर्णन पढ़कर सहृदय को रतिभाव के उद्बोध से आनन्दानुभूति होती है, जिसे शृंगाररस 
कहते हैं । यह आनन्दानुभूति प्रेमी-प्रेमिका के रत्यात्मक हाव-भावों और उन चेशओं का 
वर्णन पढ़ने से ही होती है न कि रतिभाव के बोध से, क्योंकि यदि कवि उनके रत्यात्मक 
हाव-भावों का वर्णन न कर सीधे यह कहे कि “उस प्रेमी युगल में अनुराग है” तो 
आनन्दानुभूति नहीं होगी | इससे सिद्ध है कि रत्यात्मक क्रिया-कलापों का चित्रण अर्थात्‌ 
बिम्बविधान ही शृंगाररस की अनुभूति का हेतु है | निष्कर्ष यह कि बिम्ब रस की अभिव्यक्ति 
का प्रथम व सहज साधन है । 
अनकायाक्षित बिग 
उपमा, रूपक, उद्ेक्षा, भ्रान्तिमान्‌, दृष्टन्त, निदर्शना आदि अलंकारों से सुन्दर 
बिग्बों की रचना होती है | सांगरूपक बिम्ब की दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त है। समस्त अंगों 
का रूपण होने के कारण समग्रता का समावेश इसमें सहज ही हो जाता है, जो बिम्ब के 
लिए आवश्यक है । उठ्रेक्षा में प्राय: सुन्दर बिम्ब योजना होती है | सभी कवियों ने उद्येक्षा 
के रूप में सुन्दर बिम्बों का सर्जन किया है ।' निम्न श्लोक में अन्धकार की प्रगाढ़ता व्यंजित 
करने वाले दो श्रेष्ठ बिम्बों का विधान हुआ है : 
लिप्पतीब तमोड्ानि वर्षतीवाज्जनं नभः। 
असत्पुरुषसेबेद टृष्टिकिफलतां गता ॥ 
उुम्गरावित /किग्व 
मुहावरे भी विम्बात्मक होते हैं | उदाहरणार्थ - 
क्य सुर्यप्रभवों वंशः क्‍्य चाल्पविषया मतिः । 
तितीबूर्दस्तरं मोहाडुइ॒पेनात्मि सागरम्‌ ॥. 
. जायसी की बिग्ब योजना, पृ० १५७ 
. वही, पृ० १२६-१२९ 


१ 
रे 
३. गृष्छकटिक १/३४ 
४. रघुवंश १/ 


१२४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
इसमें अल्पर्मात से सूर्यवंश का वर्णन करने की दुष्करता “डोंगी से ममुद्र पार 
करने” के मुहावो से निर्मित विम्ब द्वारा अत्यन्त मग्लतया प्रकाशित हुई है | इसी प्रकार - 
राजसेवा मनुष्याणामसिधाराबलेहनम्‌ | 
पञ्चाननपरिष्वज्चो ब्यालीवदनचुम्बनम्‌ || 
यहाँ तलवार की धार चाटना, मिंह का आलिगन करना तथा साँप का मुँह चूमना; 
ये तीन बिम्ब जो मुहावरों के रूप में है, राजमेवा की मंकटास्पदता को अत्यन्त सफलता 
पूर्वक व्यंजित करते हैं । 


न्ोल्रेमियन्य किग्क 


““अतिनिमर्थनाद वद्विश्वन्दनादपि जायते'' इस लोकोक्ति में चन्दन के अत्यन्त घिसे 
जाने और उमसे अग्नि उत्पन्न होने के चित्र द्वाग यह मिद्धान्त व्यंजित होता है कि यदि 
क्षमावान अत्यन्त तेजस्वी व्यक्ति के माथ अत्यन्त कटोरता का व्यवहार किया जाये तो वह 
भी उग्र हो उठता है । 

“युति सै हीं न श्वा प्तकनकमालो5पि लभते”” इस लोकोक्ति द्वारा स्वर्ण की माला 
धारण किये हुए दुत्ते में सिह की द्युति के अभाव का जो चित्र खिचता है, उसमे यह सिद्धान्त 
सरलतया हृदयंगम होता है कि गुणहीन व्यक्ति धन के द्वारा गुणों से उत्पन्न होने वाली 
म्वाभाविक शोभा को प्राप्त नहीं कर सकता । 
अतीरगकित /किप्वि 

“तमसो मा ज्योतिर्गनय'” यहाँ अन्धकार और प्रकाश के प्रतीकात्मक विम्बों द्वाग 
अज्ञान और ज्ञान की, उसके सम्पूर्ण कुपरिणामों और सुपरिणामों सहित मार्मिक व्यंजना होती 
है | 

काकः कृष्ण: पिकः कृष्ण: को भेदों पिक काकयोः । 
प्राप्ते तु बसन्तसमये काकः काकः पिकः पिकः ॥ 

यहाँ कौआ गुणहीन व्यक्ति का प्रतीक है, कोयल गुणवान्‌ व्यक्ति का और बसन्त- 
समय गुणी व्यक्ति के लिये अपनी योग्यता प्रकट करने के उचित अवसर का | इन कौआ, 
कोयल और बसन्त समय के प्रतीकों द्वारा जो बिम्ब निर्मित होता है उससे यह सत्य प्रकाशित 
होता है कि ऊपर से गुणहीन और गुणवान्‌ व्यक्तियों में भेद प्रतीत नहीं होता, किन्तु गुणों 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १२५ 
के प्रकाशन का जब अवमर आता है तव उनके गुणात्मक भेद का पता चल जाता है । 
लातणिक #ग्ोेगरात्रित /बिग्व 

“हस्तापचेयं यशः”” (हाथ से वटोरने योग्य यश) यहाँ अमूर्त यश के माथ मूर्त 
पदार्थ के धर्म “'अपचेयम'' का प्रयोग लाक्षणिक प्रयोग है । इस क्रिया से जो विम्ब निर्मित 
होता है उससे यश की प्रचुरता का अनुभव शीघ्रता में होता है । 

“'निष्कारणं निकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासति'' [विना किसी कारण अपमान 
का कण भी स्वाभिमानियों के हृदय को पीड़ित करता है |] 


यहाँ अमूर्त उपमान के माथ मूर्त पदार्थ के अल्पता के वाचक '“कण"' /व्द का 





प्रयोग हुआ है जो लाक्षणिक है | इससे निर्मित अल्पता के विम्ब द्वार अपमान के अन्यल्प 
अंश की मुम्पष्टतया प्रताति हो जाती है । 

““किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌'' इस उक्ति में जिद्दा इन्द्रिय के विषयभूत 
माधुर्य के वाचक मधुर शब्द का प्रयोग लाक्षणक है क्योंकि वह किमी खाद्य पदार्थ का 
विशेषण न होकर आकृतियों का विशेषण है | इस जिद्दा इन्द्रिय की अनुभूति के विषयभूत 
मधुर शब्द में माधुर्य का जो विम्ब मन में निर्मित होता है, उससे आकृतियों की माधुर्यवत 
प्रियता या आह्वादकता बड़ी सहजता से अनुभूतिंगम्य हो जाती है । 

“'कालविप्रुष्‌'” (समय की बृद) यहाँ “विप्रुप्‌' लाक्षणक शब्द है और मूर्त पदार्थ 
जल की अल्पता का बाचक है | इसमे निर्मित अल्पता के विम्ब द्वार समय के अन्यल्प अंश 
की मगलतया प्रतीति होती है | 

“गअण व मत्तमेह' (गगन में मत्तमेघ है) यहाँ मनष्य के विशेषण भूत “'मत्त' 
शब्द से निर्मित मेघों के अनियन्त्रित रूप में निष्प्रयोजन इधर उधर भटकने की प्रतीति कराता 
है । 
किक के आश्रय्शत भराफिक अकबर 

विम्ब का निर्माण कहीं पूरे वाक्य से ही होता है, कहीं केवल संज्ञा-विशेषण, क्रिया 
या क्रिया-विशेषण मात्र से हो जाता है। सांएख्पक, उस्रेक्षा, निदर्शना, दृशन्त, प्रतिवस्तृपमा, 


१. ध्यन्यालोक, २/१, पृष्ठ १८१ 


१२६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
मुहावरे, लोकोक्ति आदि में पूरे वाक्य मे बिम्ब की रचना होती है । यथा - 
क्व सूर्यप्रभवों दंशः क्‍य चाल्पविषया मतिः | 
तितीषुर्दुस्त मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
प्रस्तुत निदर्शना में “'डोंगी से सागर पार करना चाहता हूँ" इस पूरे वाक्य से 
अर्थात्‌ डोंगी और मागर मंज्ञाओं तथा “पार करना'' क्रिया के ममन्वय से बिम्ब की रचना 
होती है | इसी प्रकार - 
लिम्पतीव तमोड़ानि वर्षतीवाज्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिबिंफलतां गता ॥* 
इस उद्मेक्षा में 'अड्डानि लिम्पति इव'' तथा “अज्जनं वर्षति इव'”' इन दो वाक्यों 
से दो बिम्बों का सूजन हुआ है | 
प्रमावित (विगत 
मंझ से बिम्ब वहीं निर्मित होता है जहाँ वह प्रतीक रूप में प्रयुक्त होती है | जैमे 
“तमसो मा ज्योतिर्गमय'' यहां तमम्‌ (अन्धकार) और ''ज्योति' (प्रकाश) मंज्ञाएं चाक्षुष 
चेतना की प्रभावित करने वाले बिम्ब निर्मित कर अज्ञान और ज्ञान की मफलतापूर्वक प्रतीति 
कराती हैं | इसी प्रकार - 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि स निशा पश्यतों मुने:॥ 
गीता के इस श्लोक में “निशा'' प्रतीकात्मक संज्ञा है जो चाक्षुष अनुभूति को 
उदबुद्ध करने वाला बिम्ब निर्मित करती है, जिससे “अज्ञान'' अमूर्ततत्व का मानस प्रत्यक्ष 
होता है । 
को नु हासो किमानन्दो निद्य पज़लिते सति । 
अन्धकारेण ओनद्भा दीपं कि न गये सब ॥' 
प्रस्तुत गाथा में “'अन्धकारेण ओनद्धा'' यह संज्ञा तथा क्रिया का ममूह एक बिम्ब 
निर्मित करता है तथा प्रतीक रूप में प्रयुक्त “दीप” (ज्ञान) संज्ञा से दूसरा बिम्ब आकार 
प्रहण करता है । 


१. पृच्छकटिक, १/३४ 
२. श्रीमद्भगवद्गीता 
३. धम्मपद 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १२७ 
किशेषणावित किम्क 
निम्नलिखित उदाहरणों में विशेषणों से बिम्बों की सृष्टि हुई है 
सुवर्णपुष्पां पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रय: । 
शूरश्व कृतिविद्यश्व यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
यहाँ “'सुवर्णपुष्पा'' यह विशेषण लक्षणा द्वारा पृथ्वी की सुलभसमृद्धिसम्भारभाजनता 
का बिम्ब निर्मित करता है | इसी प्रकार - 
स्निग्भश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लटबलाकाघना 
प्रस्तुत श्लोक में “ल्लिग्ध और श्यामल'' विशेषण मेघो की चिकनी और काली 
कान्ति के स्पर्श चेतना एवं चाक्षुप चेतना को जगाने वाले बिम्ब निर्मित करते हैं जिनमे मेघों 
का चिकना काला स्वरूप मन में प्रत्यक्ष सा उपस्थित हो जाता है । 


शिग्रात्षित बिग 


बिम्ब रचना में क्रिया का बड़ा महत्व है | क्रिया का लाक्षणिक प्रयोग करने पर 
बिम्ब निर्मित होता है। जैसे - 
उठ लहरि पर्वत की नाई, होई फिर जोजन लख ताई | 
धरती लेत सरग तेहि बाढ़ा, सकल समुन्द जान हुआ ठाढ़ा ॥ 
यहाँ “ठाढ़ा'' क्रिया से निर्मित बिम्ब ममुद्र के भीषण ज्वार का माक्षात्कार करा 
देता है ।* 
“तरन्तीवाझनि स्खलदमललावण्यजलघी ।”' 
प्रस्तुत पद्यांश में ''तरन्ति/' क्रिया से जल मे तैरने वाले व्यक्ति का जो चित्र निर्मित 
होता है उससे प्रस्तुत तरुणी के अंगो की तारुण्यजनित चंचलता मन में माकार हो उठती 
है । 
“'क्तेन्दुददना तनो तरुणिमोद्गमो मोदते ।”” ' 
अहा, इस चन्द्रवदना के तन में तारुण्य का आविर्भाव किलोल कर रहा है। 


ध्वन्यलोक १/१९ पर उद्धृत 
. वही, २/१ पर उद्धृत 
. जायसी की विम्बयोजना - पृष्ठ ८० 
. वक्रोक्तिजीवित २/२४, पृष्ट २५० पर उद्धृत 
. काव्यप्रकाश २/११३ पृ० ६८ पर उद्धृत 


दा. ०६ 400 4 9 


१०८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

यहाँ 'मोदने' क्रिया से प्रमन्न होने पर मुख के मुशोभित हो उठने का जो बिम्ब 
निर्मित होता है उससे ताझण्य के आविर्भूत होने पर तरूणी के तन में आई रमणीयता का 
मानस प्रत्यक्ष ह ताता है । 

इसी प्रकार - 

“'उपदिशति कामिनीनां यौवनमद एवं ललितानि”” में ''उपदिशरति'' क्रिया से गुर 
द्वागा शिक्षा दिये जाने का चित्र निर्मित होता है उससे यौवन का असर आने पर कामिनियों 
में अपने आप विलासों के आविर्भूत हो जाने का स्वाभाविक नियम हृदयंगत होता है । 


निग्ररिशेकणावित /गिग्व 


“'मन्दं मन्द नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां | 

प्रस्तुत पद्यांश में ''मन्दं मन्दं'' क्रियाविशेषण ''नुदति'' क्रिया के स्वरूप का चित्र 
उपस्धित कर देता है । 
पबेटनाएक /विग्व 

विम्बों की तीन प्रमुख विशेषतायें है : ऐन्द्रियता (इन्द्रिय ग्राह्म विषय पर आश्रित 
होना), चित्रात्मकता और व्यंजकता । यहाँ ऐन्द्रियन्च या मवेदनात्मकता के आधार पर बिम्बों 
के उदाहरण प्रम्तुत किया जा रहे है | जैसा कि पूर्व में निर्देश किया गया है मंवेदना के 
आधार पर बिम्ब की पाँच कोटियाँ हैं : दृष्टिपप्क, म्पर्शपरक, प्राणपरक, श्रवणपरक एवं 
स्वादपरक । 


हरे 


““स्निग्पश्यामलकान्तिलिप्तदयतो वेल्लदबलाकाधना: ।”! 

इस पूबोद्धुत उदाहरण में “म्लिग्ध'” और “'श्यामल'' विशेषणों मे क्रमश: म्पर्शपरक 
एवं दृश्पिरक बिम्ब निर्मित होते हैं । 

“अब गीतावसाने मूकीभूतवीणा प्रशान्तमधुकररूतेव कुमुदिनी”' 

(गीत समाप्त होने पर वीणा मूक हो गई जैसे कुमुदिनी पर भोगें का गुंजन शान्त 
हो गया हो) यहाँ “प्रशान्तमधुकररूता'' विशेषण से कुमुदिनी के श्रवणपरक बिम्ब की सृष्टि 
होती है । 

१, काव्यप्रकाश २/१३, पृ० ६८ पर उद्धृत 


२. पूर्वमेघ ९ 
३. कादग्बरी - पहाश्वेतावृत्तान्त, पृष्ठ २२ 





जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १२९ 


श्लथ श्वास निरन्तर पर बर प्र 
नीरवता में सूदु मूृदु मर्मर 
है काल विहग उड़ता फर फर |: 
इन पंक्तियों में “झर झर झर'', ''मर्मर'' एवं “फर फर?'' क्रिया विशेषण हमारी 
“नाद छेतना'' का स्पर्श करने वाले (श्रवण परक) विम्बों के निर्माता है । 
“सदः सीरोत्कषणसुरभिक्षेत्रमारुममालं ” | 
यहाँ ““मद्यः मीरोत्कषणमुरभि'' विशेषण माल क्षेत्र का प्राण चेतना जगाने वाला 
बिम्ब प्रस्तुत करता है । 
“त्वय्यासब्रे परिणतफलश्यामजम्बूबनानता 
इस उक्ति में “परिणतफलश्यामजम्बूबनान्ता:'' विशेषण से दशार्ण देश का स्वादपरक 
बिम्ब निर्मित होता है । 
“वामश्चायं नदति मधघुरं चातकस्ते सगन्‍धः 
प्रस्तुत पद्यांश में “मधुर” क्रिया विशेषण '“नदति'' क्रिया का श्रवणपरक बिम्ब 
उपस्धित करता है। 
““सोत्कम्पानि प्रियसहचरी सम्भ्रमालिगितानि'' 
यहाँ 'मोत्कम्पानि '” विशेषण से प्रिय सहचरियो के मम्भ्रगपूर्वक किये गये आलिगनों 
का स्पर्शपरक विम्ब अनुभूतिगम्य होता है । 


११ २ 


“ताम्बूलीनद्ध'” इत्यादि पद में ''कुहकुहाराव'' शब्द से श्रोतपरक विम्ब निर्मित 
होता है | 
ब्सबि और अलकायरि में अन्तर 

उपमादि अलंकार बिम्ब के सर्जक है, अत: उनमें मादृश्य विधान एवं बिम्ब सर्जना 
दोनों ही गुण रहते हैं । किन्तु सादृश्य विधान की दृष्टि मे उनमें ॥लंकारातम्मकता होती है 
और बिम्ब विधान की दृष्टि से बिम्बात्मकता का मद्भाव होता है | इसी प्रकार लाक्षणिक 
प्रयोगों से भी बिम्ब निर्मित होते हैं | वहाँ लाक्षणिकता के कारण वे लाक्षणिक प्रयोग हैं 


मेधावी : रांगेय राधव, पृष्ठ ४२ 
. पूर्वभेघ, १६ 
वही, २३ 


४. पूर्वमेघ, ९ 
५. वक्रोक्तिजीवित, २/१० 


किक. १) अ->9 


१३० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
और बिम्ब विधान के कारण बिम्ब के आश्रय भी हैं | इसी तरह मुहावरे, लोकोक्तियों आदि 
में भी दोनों प्रकार के अन्तर विद्यामान रहते हैं | 


पग्रेरर में / व /रिश्षान 


जयोदय की भाषा बिम्बात्मकता से मण्डित है । अतः बिम्ब विधान से भाषा में 
जो प्रत्यक्षानुभूतिवत्‌ सम्प्रेषणीयता आती है, वह जयोदय की भाषा में विद्यमान है । प्रस्तुत 
काव्य में प्रयुक्त बिम्बों का वर्गीकरण निम्न दृष्टियों से किया जा सकता है : ऐन्द्रिय संवेदना, 
अभिव्यक्तिविधा (अलंकार, लाक्षणिक प्रयोग, विभावादि), बिम्बाश्रयभूत भाषिक अवयव 
(वाक्य, संज्ञा, विशेषण, क्रिया), विम्ब सर्जक पदार्थों का क्षेत्र - 

(१) प्रकृति : जल, आकाश, पर्वत, जीवजन्तु आदि 

(२) जीवन, समाज एवं पंस्कृति' तथा रस 

यहाँ विस्तारभय से केवल प्रथम तीन दृष्टियों से वर्गीकरण कर जयोदय के बविम्ब 
विधान का विश्लेषण प्रस्तुत किया जा रहा है | 
ऐत्रिय ्गेदनगक्ित कर्यारिरण 

संवेदना के आधार पर बिम्बों के पाँच भेद होते हैं : दृष्टिपरक, स्पर्शपरक, प्राणपरक, 


श्रवणपरक एवं स्वादपरक । कवि ने जयोदय में प्राणपरक बिम्ब को छोड़कर सभी प्रकार 
के बिग्डों की योजना की है । 
गीशिएक (विग्व 
काव्यात्मक विम्बों में सबसे अधिक संख्या दृष्टिपरक बिम्बों की होती है । जीवन 

में भी संभवत: नेत्रों का व्यापार ही प्रधान रहता. है । इसी कारण दृष्टिपरक बिम्ब काव्य में 
सर्वाधिक प्रयुक्त होते हैं। जयोदय में भी चाक्षुष बिग्बों की संख्या सवधिक है | उसका 
अधिकांश दृश्यवर्णनों से परिपूर्ण है । ज्ञानसागर जी के बिम्बों में समग्रता का गुण विद्यमान 
है । वर्ण्य वस्तु के प्रत्येक अंग की प्रतीति कराने वाले बिम्बों की उन्होंने सर्जना की है । 
निम्न पथ समवशरण की रचना, वहाँ के वातावरण की निर्मलता, रलों की प्रभा आदि का 
समग्र चित्र दृष्टि में उतार देता है - 

परिधौतमिवाम्यरं॑ शुति हरितां तीर्थलबोद्धवा रुचिः | 

परणीतलमब्दनिर्मल॑ जगतां सम्मदसुष्टये कलम ॥२६/४६ ॥ 


१. जायमी की बिष्ब योजना, पृ० १७५-२०” 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३१ 


मणिसदूणिसंविभालतस्त्ववधूतो... नवधूलिशालतः । 
नयनारिरगादभावतां न निशावासरयोभिंदोपज ताः ॥२६/४८ 
प्रस्तुत पद्य में कवि ने सार्ध चन्द्रमा की उपमा द्वारा नायक के मुखमण्डल की शोभा 
को नेत्रों का विषय बना दिया है : 
भालेन साथ लसता सदास्य मेतस्यथ तस्वैव समेत्य दास्पम्‌ । 
सिन्धो: शिशुः पश्यतु पूर्णिमास्यं चन्द्रोपिगन्तुं मुहरेव भाष्यम्‌ ॥ १/५५ 
चमकते हुए ललाट वाले राजा जयकुमार का मुख डेढ़ चन्द्रमा के समान सुन्दर था। 
अतः समुद्र का पुत्र चन्द्रमा उसके मुख के रूप सौन्दर्य की समानता पाने के लिए बार-बार 
पूर्णिमा को प्राप्त होता था फिर भी उसके समान कान्ति नहीं कर पाता था । 


सर्वतोभद्र स्वयंवर मण्डप की रचना के वर्णन मे स्तम्भ, कलश, मुकुर, झालर, 
ध्वजा आदि का चित्रण कर कवि ने मण्डप का समग्र चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर 
दिया है - 
कलत्र हि सुवर्णोरुस्तम्भं कामिजनाश्रयम्‌ | 
मण्डप॑ सुतरामुग्चेस्तनकुम्भविराजितम्‌ ॥३/७२ 
मुकुरादिसमाधारं मौक्तिकादिसमन्वितम्‌ । 
नवदिद्मभूषिष्ठमुयानमिव॒ मज्जुलम्‌ ॥३/७५ 
- यह मण्डप स्वर्ण के परिपुष्ट खम्भों मे युक्त है, ऊपरी भाग मंगल-कलशों में 
सुशोभित है, यह मर्वथा कामिजनों के आश्रय के योग्य है, परिणेया युवती जैसा लग रहा 
है | जैसे उपवन कलियो से युक्त, मोतिया आदि पुष्पी पौधो एवं नयी कोपलों से मुशोभित 
होता है; उसी प्र ७? यह मण्डप सर्वत्र मुकुर, मोती एवं मूंगों की झालर में शोभायमान है । 
'पत्तनेत्र'' विशेषण द्वारा उपस्थापित बिम्ब से अर्ककीर्ति की क्रोधोत्तन दशा का 
साक्षात्कार हो जाता है - 
कल्यां समाकलब्योग्रामेनां भरतनन्दनः । 
र्तनेत्रो जवादेव बभूव क्षीबततां गतः | ।७/१७ 
- भरत चक्रवर्ती का पुत्र अर्ककीर्ति, दुर्मर्षण की उग्र वाणी रूप तेज मदिरा का 
पानकर शीघ्र ही मदमस्त होता हुआ लाल-लाल नेत्रों वाला बन गया । 


कवि ने गिरगिट के समान रंग बदलने की उपमा द्वारा स्वयंवर में उपस्थित 
राजकुमारों की क्षण-क्षण परिवर्तमान भाव दशा का सुन्दर ध्योतन किया है : 


१३२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
रूपयौवनगुणादिकमन्यैः स्वंजनो54 तुल्यब्रिह धन्‍्यैः । 
रक्तिमेतरमुखं सरटोक्त नैकरूपमयते सम तथोक्तम्‌ ॥५/१३ 
-- वहां प्रत्येक राजकुमार अपने रूप यौवन और गुणादि की तुलना अन्य राजकुमारों 
में करते हुए गिरगिट से समान लाल-पीले रंग बदल रहा था । 
प्रम्तुत पद्च में मुवर्णमूर्ति रूपक द्वाग सुलोचना की देहच्छवि प्रत्यक्ष मी कर दी गई 


सुवर्णमूर्ति: प्रागेव योवनेनाधुना5ज्विता । 
अद्भुतां लभते शोभां सिन्टूरेणेब संस्कृता ॥३/५९ 
- सुलोचना प्रारम्भ से ही स्वर्ण (अच्छी शोभा वाली) मूर्ति है । वह दृष् समय 
युवावम्धा में मिन्दूर से सुसंम्कृत होकर अपूर्व शोभा धारण कर रही है । 


शोक से पीला पड़ने की उ्ेक्षा द्वारा निर्मित यह चित्र चन्द्रमा की प्रातःकालीन 
निष्प्रभा का सफल व्यंजक है - 
यन्मीलितं सपदि कैरविणीभिराभिः:, 
क्षीणा क्षपास्तमितमप्युत तारकामि:। 
संचिन्तयन्‌ू दवितदारतयेन्दु देवः, 
प्राप्रोति पाण्थुवपुरित्यथवा शुच्ेव ॥१८/२१ 
- चन्द्रमा की तीन स्त्रियाँ थीं - कुमुदिनी, गत्रि और ताग | इनमें मे इस समय 
कुमुदिनी मूच्छित हो गई है, रात्रि नष्ट हो गई है तथा ताग अम्तमित हो गई । अतएव मानों 
सत्री-प्रेमी चन्द्रमा अपनी स्त्रियों के विषय में चिन्तित होता हुआ शोक से ही पाण्डुता को 
प्राप्त हो रहा है । 


निम्न श्लोक में दुर्वर्ण और सुवर्ण विशेषणों मे मुख का जो बिम्ब निर्मित किया 
गया है उससे काव्यरस के प्रति दुर्जज और सजन की प्रतिक्रिया महजतया हृदयंगम हो जाती 
है : 
अहो काब्यरसः श्रीमान्यदस्य पृथ्ता ब्जेत्‌ । 
दुर्वर्णतां दुर्जनस्य मुखं साथो: सुरकर्णताम्‌ ॥ २८/७४ 
-- आश्चर्य है कि काव्यरस के अंश मात्र से ही सज्जन का मुख प्रसन्न होता है 
(अर्थात्‌ आनन्ददायक होता है) और दुर्जन का मुख ईर्ष्या भाव के कारण पीला हो जाता 
है । 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३३ 


स्/एक /िग्व 


जयोदय में म्पर्भपरक विम्बों की मंख्या अत्यल्प है | कवि ने कठोर बचनों की 
पीड़ाकारकता को अंगरे के स्पर्शपरक बिम्व द्वारा सफलतया प्रतीत कराया है : 
दहनस्य प्रयोगेण तस्पेत्व॑ दारुणेड्डितः । 
दग्धश्वक्रिसुतो व्यक्ता अंड्रारा हि ततो गिरः ॥७/१ ८ 
-- दुर्मपण की गिग रूप अग्रि के प्रयोग मे चक्रवर्ती का दुष्ट पुत्र अर्ककीर्ति काष्ठ 
के ममान धधक उठा | उमके मुख में अंगार के समान वचन निकलने लगे | 
मुन्दरी मुलोचना के केशों की मुकोमलता व्यंजित करने के लिए कवि ने नवनीत 
के उपमान द्वाग अत्यन्त प्रभावशाली म्पर्शबिम्ब निर्मित किए है : 
काला हि बालाः खलु कजलस्य रूपे स्वरूपे गतिमज़लस्य । 
स्पर्श मुदुत्वादुत मृक्षणस्थ तुल्या स्मरारेर्गललक्षणस्थ ॥११/६९ 
- सुलोचना के काले केश रंग में काजल के समान हैं, स्वरूप में बहते पानी के 
ममान हैं, स्पर्श में नवनीतमम हैं तथा दृश्टि को सुख देने में कामारि शंकर के गले के नीले 
रंग के ममान है | 
स्वारएए+ /किस्बि 


कवि ने कुछ स्थलों पर उपमाओं और विशेषणों द्वारा स्वादपरक बिम्ब उपस्थित 
कर मानव मनोभावों और वस्तुओं के वैशिष्टय को व्यंजित किया है - 
मुलोचना को अर्ककीर्ति की प्रशंभा ऐसी लगी जैसे आक का कड़वा पत्ता : 
इत्येक्मर्ककीतें: पल्‍्लवमतिहल्लबं सम जानाति । 
स्मरचापसब्रिभभू: कटुक॑परमर्कदलजातिः ) | ६/१ ८ 
कवि को पूजन में प्रयुक्त अष्ट मंगलद्रव्य गुड़ के ममान मधुर प्रतीत होते हैं : 
परमेष्टिर सेष्टितत्पपणीति. सतां. श्रीरसतारतम्पफाणिः । 


किल सन्ति लसन्ति मड्ूलानि सुतरां स्वस्तिकमज्जुवाइसमुलानि ॥ १२/७ 
निम्न श्लोक में कवि ने मधुर विशेषण द्वारा बचनों की कर्णप्रियता को मूर्तित किया 


अभिमुखयन्ती सुदृर्श ततान सा भारती रतीखबरे | 
वसुधासुधानिधाने मधुरां पदवन्धुरां तु नरे॥ ६/५० ॥ 


१३४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
#क्णएटक /क्स्वि 

जयोदय में श्रवणपरक बिम्बों का प्रयोग भी मीमित है | कवि ने घन, तत, मुषिर, 
आनद्ध, भेरी, वीणा, झाँझ, हुडुक, नगाड़े आदि वाद्य ध्वनियों का उल्लेख किया है । निम्न 
श्लोक पढ़ते ही “ढक्काठक्कारपूरित”” शब्द के नगाड़े की ध्वनि का बिम्ब मन में साकार हो 
उठता है : 

उपांशुपांसुले व्योग्नि ढकादकारपूरिते । 
बलाहकबलाधानान्मयूरा सदमाययुः ॥ ३/१११ ॥ 

-- उस समय उड़ी हुई धूल से व्याप्त आकाश जब दढक्का (नगाड़े) की ढक्कार में 
परिपूरित हो गया तो मेघ गर्जन के भ्रम से मयूर मतवाले हो उठे । 

कवि ने “जगर्ज”' शब्द के प्रयोग द्वारा योद्धा की गर्जना को मूर्तित करने का 
प्रयल किया है : 

दृढ्प्रहारः प्रतिषय मूच्छामिभस्य हस्ताम्बुकणा अतुच्ता: 
जगर्ज कश्क्त्विनुबद्धवैरः सिक्तः समुत्याय तकैः सखेरः ॥ ८/२६॥ 

- तीव्र प्रहार मे मृच्छिंत होकर एक योद्धा पृथ्वी पर गिर गया था | हाथी की 
मूँड के विपुत जलकण जब उमर पर गिरे तो वह होश में आकर उठा और वैर भावना के 
साथ गर्जने लगा । 
अनकाया्षित विगत 

अलंकार बिम्ब रचना के सहज और सशक्त माध्यम हैं । जयोदय में अलंकाराश्रित 
बिम्ब ही सर्वाधिक हैं । अलंकारों में उपमा, रूपक, उद्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास और दृशन्त द्वाग 
सुन्दर बिम्बों की योजना हुई है | कुछ उदाहरण प्रस्तुत है : 

लवणिमाब्जदलस्थजलस्थितिस्तरुणिमायमुषो5 रुणिमान्वितिः । 
लसति जीवनमज्जलिजीवनमिह दघात्ववधि ने सुधीजन:। | २५/५॥ 

- युवति का सौन्दर्य कमलपत्र पर स्थित पानी की बूँद के समान है, युवावस्था 
सन्ध्या समय की लालिमावत्‌ है। जीवन अंजलि में स्थित जल के समान है। अतः बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य समय को व्यर्थ नहीं खोते । 


इन उपमाओं में “कमलपत्र पर स्थित पानी की बुँद, '' “सन्ध्या समय की लालिमा”' 
तथा “अउ्जलि में स्थित पानी” क्षणभंगुरता के सशक्त बिम्ब हैं | 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३५ 
किमु भवेद्विपदामपि सम्पदां भुवि शुच्ञापि रुचापि जगत्सदाम। 
करतलाहतकन्दुकवत्पुनः पतनमुत्पतनं च समस्तु न: ॥ २५/१०॥ 

-- इस जगत्‌ में सम्पत्ति और विपत्ति का सदभाव और अभाव होता रहता है । 
प्राणी हर्ष और शोक से संयुक्त होते रहते हैं । जैसे हाथ के आघात से गेंद ऊपर-नीचे उठती 
तथा गिरती है, उसी तरह जीवों का उत्थान-पतन लगा रहता है । 

“'करतलाहतकन्दुकव॒त्‌' उपमा से निर्मित बिम्ब संसार की परिवर्तनशीलता को 
सरलतया हृदयंगम करा देता है । 

तेजो5प्यूब समवाप दीप इव क्षणेषन्तेषत् जयप्रतीपः । 
निःस्नेहतामात्मनि संह्रुवाणस्तथापदे संकलितप्रयाण:॥ </७०॥ 

-- जो अपने जीवन के विषय में स्नेहरहित हो गया है तथा विपत्ति के समय जिसने 
प्रयाण करने का संकल्प किया है, ऐसे अर्ककीर्ति ने बुझते दीपक के समान अपूर्व तेज प्राप्त 
किया । 

“'क्षणेपन्ते दीप: इव'' उपमा पराजय के पूर्व अर्ककीर्ति में आये उत्साह को दृश्य- 
बिम्ब द्वारा भलीभाँति रूपायित कर देती है । 

अधोलिखित पद्च में ''ज्ञानदीप'” रूपक ज्ञान के सदसदविवेकजनक धर्म का द्योतन 
करने वाले दृश्य बिम्ब का सर्जक है - 

स्‍्नवदिहों न तथा न दशान्तरमपि तु मोहतमोहरणादरः | 
लसति बोधनदीप इयान्यतः विधिपतडगणः पतति स्वतः॥ २५/७०॥ 

-- विवेकी पुरुष ज्ञानरूपी दीपक से प्रकाशवान्‌ रहता है | उसमें न राग होता है 
न द्वेष । वह मोहरूपी अन्धकार को दूर करने में प्रयलशील रहता है । उसके ज्ञानरूपी 
दीपक पर कर्मरूपी पतंगों का दल स्वयं गिर कर नष्ट हो जाता है | 

मर्प द्वारा पवन का पान किये जाने एवं केंचुली छोड़ने के रूपकात्मक बिम्ब द्वारा 
खड्ट की भयंकरता शत्रु के प्राणापहरण तथा स्वयश के प्रसारण रूप कार्यों की सुन्दर व्यंजना 
की गई हैं 

भुजगोउस्थ च करवीरो.. द्विषदसुपवन निपीय पीनतया । 
दिशि दिशि मुज्यति मुवशः कअ्चुकमिति हे सुकेशि रयात्‌ ॥ ६/१०६ 

- है सुकेशि ! इसके हाथ का खड्गरूपी सर्प वैरियों के प्राणछपी पवन को पीकर 

परिपुष्ट हो जाता है और प्रत्येक दिशा में यशरूपी केंचुली छोड़ता है । 


१३६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


यह उद्येक्षामक बिम्ब दर्शनीय है : 
विजरत्तरुकोटरान्तराहववढ्निविंपिनस्थ वृंहिणः । 
रसनेव निरेति भूपते रविपादाभिहतस्थ नित्यशः ॥ १३/५०॥ 
-- है भूपते ! इस तरु के कोटर से वनाग्रि की ज्वाला निकल रही है, जो ऐसी 


प्रतीत होती है मानों सूर्य के रश्मिरूपी पैरों से निरन्तर सताये गये इस बूढ़े वन की जीभ ही 
निकल रही है | 

इम उद्मेक्षा में 'मूर्य के गश्मिरूप पैरों से निरन्तर प्रताड़ित किये गये बढ़े वन की 
जीभ निकलने का मानवीय बिम्ब'” भयानक रम का व्यंजक है | 

निम्न श्लोक में “जलकुण्ड का नाभि में परिणत होने रूप'' उद्रेक्षा का विधान 
हुआ है | यह उठ्मेक्षा नायिका सुलोचना की नाभि की गहराई को ध्वनित करने का मशक्त 
विम्ब है -- 

अस्या विनिर्माणविधावहुण्ड रसस्थलं यत्सहकारिकुण्डम्‌ । 
सुचक्षुषप: कल्पितवान्‌ विधाता तदेव नाभिः समभूत्सुजाता ॥ ११/३०॥ 

- ब्रह्मा ने सुलोचना का निर्माण करने के लिए जल का सुन्दर कुण्ड बनाया था। 
अब वही नाभि रूप में परिणत हो गया है | 

निम्न पद्च में पित्तज्चर से पीड़ित व्यक्ति की दुग्ध के प्रति अरूचि का दृश्टन्त दिया 
गया है | यह अर्ककीर्ति की अनवद्यमति मन्त्री के हितकारी वबचनों के प्रति अरुचि के विम्ब 
को ध्वनित करता है - 

नानुमेने मनागेव तथ्यमित्थ शुचेवच:ः | 
क्ररश्वक्रिसुतो यदत्‌ पयः पित्तज्वतातुर:॥ ७/४४ ॥ 

- भरत चक्रवर्ती के क्रोघित पुत्र अर्ककीर्ति ने अनवद्यमति मन्त्री के मुन्दार, मारगर्भ 
एवं हितकारी वचनों को उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जैसे पित्तज्वर मे पीड़ित व्यक्ति दूध 
को ग्रहण नहीं करता । 
लक्णाकित /िग्व 

महाकवि ने अप्ने काव्य में लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा भी बिम्बों की रचना की है 

अभ्याप सुस्नेहदशाविशिर्ट सुलोचना सोमकुलप्रदीपम । 
मुखेबु सत्ता सुतरां समाप सदज्जनं चापरपार्षिवानाम्‌ ॥ ६/१३१॥ 
- सुलोचना ने उत्तम स्नेह की दशा मे विशिष्ट सोमकुल के दीपक जयकुमार को 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३७ 
प्राप्त किया, उसी ममय अन्य राजाओं के मुखों पर गाढ़ अंजन ने अपनी सत्ता जमा ली 
(अर्थात्‌ वे उदास हो गये) | 

इस उक्ति में “अन्य राजाओं के मुखों पर गाढ़ अञ्जन ने सत्ता जमा ली” इस 
लाक्षणिक प्रयोग से निर्मित विम्ब राजाओं के अत्यन्त उदास हो जाने के भाव को व्यंजित 
करने की अदभुत शक्ति रखता है । 


लोक्रोफि जन्य /किग्व 


लोकोक्ति पर आश्रित बिम्ब का मुन्दर उदाहरण निम्न उक्ति में मिलता है - 
पार्षिव समनुकूलयेत्पुमान्‌ यस्य राज्यविषये नियुक्तिमान्‌ । 
शल्यदद्रुजति यद्विरोधिता नाम्बुधी मकरतो5रिता हिता ॥ २/७०॥ 

- मनुष्य जिस गजा के राज्य में निवास करता है उसे अपने अनुकूल बनाये रखना 
चाहिए | उससे विगेध करना शल्य के ममान दुःखदायक होता है | समुद्र में रहकर मगर 
में वैर करना अच्छा नहीं है । 

यहाँ “'नाम्बुधी मकर्तो5रिता हिता' (ममुद्र मे रहकर मगर से बैर अच्छा नहीं 
होता) यह लोकोक्ति “जिमके आश्रय में रहते है उसके प्रतिकूल आचरण करना हितकारक 
नहीं होता" इस तथ्य को अभिव्यंजित करने वाला अत्यन्त प्रभावशाली विम्ब है | 
अुद्मगराश्रित (विगत 

कवि ने मुहावरों द्वारा बिम्ब निर्मित कर अमूर्त भावों को हृदयंगम बनाने का सफल 
प्रयोग किया है : 

तत्त्वभूद्‌ व्यवहृतिश्च शर्मणे पूतिभेदनमिवाग्रचर्मणे । 
तावदूषरटके किलाफले का प्रसक्तिरुदिता निरर्गले ॥ २/५ ॥ 

इस मुक्ति में ''ऊपषरटके किलाफले का प्रमक्तिमदिता निरालि'' (ऊमर में बीज 
योने मे क्या लाभ ?) यह मुहावग एक ऐमा विम्ब उपस्थित करता है जिससे अपात्र को 
उपदेश देने या अयोग्य व्यक्ति की सेवा करने की निरर्थकता सहजतया अनुभूतिगम्य हो 
जाती है । 
ग्रम्पातरित बिग्व 

निम्न उक्तियों में वाक्याश्रित बिम्बों क दर्शन होते है - 

पनो ममैकस्य किलोपहारों बहुष्वथान्यस्थ तथापहारः | 
किमातिवेयं करवाणि वाणि हदेउप्यह्ध्ेयमहों कृपाणी ॥ ५/९७ 


१३८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


- सुलोचना बुद्धिदेवी को सम्बोधित करते हुए कहती है - हे वाणी ! मेरा मन तो 
इन अनेक राजाओं में से किसी एक का उपहार होगा, शेष सभी का अनादर हो जायेगा । 
मैं इन सभी का सत्कार कैसे कर सकूँगी ? यह बात मेरे हृदय में कृपाण का कार्य कर रही 
है | यहाँ पर “हृदे अपि इयं अहृध्या कृपाणी' (यह बात मेरे हृदय में तीक्ष्ण कृपाण का 
कार्य कर रही है) वाक्य स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं को देखकर सुलोचना के मन में 
उत्पन्न कशतिशय को व्यंजित करनेवाला प्रभावशाली बिम्ब प्रस्तुत करता है । 

निम्न श्लोक का उत्तरार्ध एक लोकोक्तिरूप वाक्य है, जो अर्ककीर्ति की हठग्राहिता 
को सहजतया घोतित करता है । 

ननु मनुष्यवरेण निवेदितं मयि निवेदमनर्थमकेहि तम्‌ । 
कथमिवान्धकलोष्ठमपि क्रमः कनकमित्युपकल्पयितुं क्षमः ॥ ९/२८॥ 

- मन्त्री सुमति ने मुझसे युद्ध न करने हेतु निवेदन किया था, किन्तु उनके निवेदन 
का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ । ठीक ही है, अन्धक पाषाण को कोई स्वर्ण का कैसे 
बना सकता है ? 
सग्रानित /िग्व 

कवि ने संज्ञा का प्रतीक रूप में प्रयोग कर अमूर्त भावों के हृदयस्पर्शी बिम्ब निर्मित 
किये हैं : 

गता निशा5५ दिशा उद्घाटिता भान्ति विपूतनयनभूते। 
को5स्तु कौशिकादिह विद्ेषी परो नरों विशदीभूते॥ ८/९०॥ 

- है विशाल एवं निर्मल नयनों वाली पुत्री ! निशा बीत गयी, अब सभी दिशाएँ 
स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ऐसे प्रकाशमान समय में उल्लू के अलावा ऐमा कौन प्राणी होगा 
जिसे प्रसम्नता न हो । 

यहाँ “निशा'' तथा “कौशिक'' संज्ञाएँ प्रतीकात्मक हैं, जिनसे क्रमशः '“विपत्ति” 
एवं “विवेकहीन,' का अर्थ व्यंजित करने वाले सशक्त बिम्ब निर्मित होते हैं । 
किलिफकावित /िग्व 


निम्न पद्य में विशेषण के द्वारा सुन्दर बिम्ब की रचना हुई है - 
कमलामुखीमयमात्मरश्मिभि: श्रीपरिफुल्लहेहां 
रसति स्मेयमिमं खल्ु रमणीधामनिधि स्वाधारम्‌ ! 
ग्रहणग्रहणस्थादी परमो भविनोरभिविश्रम्भं, 
भवतु कवीश्वरलोकप्रहतो हावपरश्वारम्भ: || १०/११९॥ 
- जयकुमार ने अपने नेत्रों से अलंकारों से सुशोभित, प्रसन्नचित्त, कमलमुखी 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १३९ 


सुलोंचना को देखा | रमणी मुलोचना ने अपने जीवन के आधारभूत अत्यन्त तेजस्वी जयकुमार 
को देखा । भविष्य में होने वाले पाणिग्रहण संस्कार के प्रारम्भ में उनका जो हावभाव भरा 
उपक्रम हो, वह उत्तम कवियों की लेखनी से प्रमूत होकर अति सुन्दर बने । 


यहाँ “कमलमुखी'” विशेषण अपनी बिम्बात्मकता के द्वाग सुलोचना के प्रसन्न एवं 

सुकोमल मुख का चित्र नेत्रों के समक्ष उपस्थित कर देता है | इसी प्रकार - 
काछागतपरसा् विभूतिमान्‌ तेजसा दहत्यवशः । 
तेनास्थाशयरूप स्वतो भवति भस्मशुभ्रयशः ॥ ६/२९॥ 

- यह कामरूप देश का राजा निरंकुश वैभवशाली है | इसने तेज से सर्व दिशाओं 
में स्थित शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट कर दिया है जैमे अग्रि अपनी दाहकता से काष्ठ को 
जला देती है| इस कारण इसका भस्म के समान शुप्र यश स्वतः चारों ओर फैल रहा है | 

इस पद्च में अमूर्त यश के लिए मूर्त “शुभ्र” विशेषण का प्रयोग हुआ है, जो राजा 
के निर्मल यश को व्यंजित करने वाले बिम्ब का जनक है | 
लिगवित (बिग 


क्रिया का लाक्षणिक प्रयोग करने पर बिम्ब निर्मित होता है। जयोदय में क्रियाश्रित 
बिग्य के अनेक उदाहरण मिलते हैं । एक उदाहरण द्रष्टव्य है - 
दृष्टिराशु पतिता क्मिलायां नव्यभव्यरजनीशकलायाम । 
कौमुदादरपदातिशयायां प्रेक्षिणी ननु नृणामुदितायाम्‌ ॥ ५/६७ 
- सुलोचना उदित हुई अभिनव चन्द्रकला के समान मुन्दर और आनन्दोत्पादक 
यी । उस प्रसन्नचित्त राजकुमारी पर लोगों की दृष्टि तुरन्त जा पड़ी | 


यहां “पतिता”' क्रिया के द्वारा निर्मित चित्र एकमात्र सुलोचना पर ही लोगों की 
दृष्टि केन्द्रित हो जाने के भाव को प्रभावशाली ढंग से व्यंजित करता है । 


इस प्रकार महाकवि आचार्य ज्ञानमागर जी ने अपने महाकाव्य में अमूर्त भावों की 
अभिव्यक्ति के लिए चित्रात्मक भाषा या बिम्ब विधान का आश्रय भी लिया है और इसके 
द्वारा वस्तु के सूक्ष्म स्वरूप तथा मानवीय मनोभावों एवं मनोदशाओं के वैशिष्टय को अत्यन्त 

प्रभावशाली रीति से अनुभूतिगम्य बनाया है | 
[7]7 


सप्तम अध्याय 
लोकोक्तियाँ एवं सूक्तियाँ 

नबोगोरि का लहण 

लोक (जन-माधारण) के दैनिक अनुभवों में उपलब्ध सत्यों को उक्ति वैचित्र्य के 
द्वारा व्यंजित करने वाली मृत्रात्मक प्रमिद्ध उक्तियाँ लोकोक्तियाँ कहलाती हैं | लोकोक्ति मुहावरे 
में भिन्न है | मुहावगा शब्द या भद्धावली मात्र होता है। अतएव वाक्य का अंग होता है, 
लोकोक्ति वाक्यात्मक होती है | मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द या शब्द समूह 
सन्दर्भ विशेष में ही मुहावग बनता है । लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से ही लोकोक्ति होती है, केवल 
उमका प्रयोग उचित सन्दर्भ में किया जाता है | मुहावरे का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं 
होता, वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही सार्थक होता है, जबकि लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से सार्थक 
होती है । “आंखों का काँटा होना" एक मुहावरा है, “काँटे मे काँटा निकलता है” एक 
लोकोकि है । 
ब्रोग्रेलियों का अगिव्यतगात्यक ग्रहत्व 

लोकोक्तियाँ दृषश्टान्त रूप होती है जिनके द्वारा तथ्य विशेष को पुष्कर विश्वसनीय 
या प्रामाणिक बनाया जाता है। वे किसी तथ्य, क्रिया, आचरण या घटना के विशिष्ट स्वरूप 
को व्यंजित करने के लिए भी प्रयुक्त होती है । उनकी विशेषता यह है कि वे तथ्यों के मर्म 
को उभार कर गहन एवं तीक्ष्ण बनाकर अभिव्यक्ति को प्रभावशाली और रमणीय बना देती 
है | जैसे - 

उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय .न शान्तये | 
पयः पान भुजड़्ानां केवल विषवर्धनम्‌ ॥ 

यहाँ अन्तिम वाक्य लोकोक्ति है | उसमें प्रयुक्त भुजड़ शब्द ने दुशें की घातक 
प्रकृति को “'पयः पान” शब्द ने उपदेश के हितकर स्वरूप को तथा “विषयर्धन'' शब्द ने 
दुें (मूर्खी) के क्रोध की घातकता तथा उसमें वृद्धि होने के स्वरूप को गहन एवं तीक्षण 
बना दिया है, इस प्रकार अभिव्यक्ति पैनी हो गई है | 
परोरत मे ब्रोल्रोडियों 

जयोदय के कवि ने लोकोक्तियों के समुचित प्रयोग मे अभिव्यक्ति को प्रभावशाली 
एवं रमणीय बनाने का सफल प्रयास किया है । उनके द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियों के विषय 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १४१ 
विभिन्न हैं, यथा - मानव आचरण के मनोवैज्ञानिक हेतु, मानव व्यवहार की आदर्श पृष्ठभूमि, 
वस्तुम्थिति की गम्भीरता, हाम्यास्पदता, बिडम्बनात्मकता आदि । 
कवि ने लोकोक्तियों के द्वाग मानव आचरण के मनोवैज्ञानिक आधारों को मनोहर 
दृष्टान्तों से स्पष्ट कर कथन को ग्मणीय बनाने में पर्याप्त मफलता हम्तगत की है । उदाहरण 
दर्शनीय है - 
अर्ककीर्ति आमन्त्रण न मिलने पर भी राजकुमारी सुलोचना के म्वयंवर में जाने के 
लिये तैयार हो जाता है, ''क्योकि चौराहे पर पढ़े रल को कौन नहीं उठाना चाहता ?'' 
आस्तदा सुललित चलितव्यं तन्मया5वसरणं बहुभव्यम्‌ । 
श्रीचतुष्प षक उत्कलिताय कस्यचिद्‌ ब्रजति चित्र हिताय ॥ ४/७॥ 
राजकुमारी मुलोचना स्वयंवर मभा में जयकुमार का वरण करती है । इससे अर्क॑कीर्ति 
उदाम हो जाता है | तब उसका चाटुकार मित्र दुर्मर्पण उमसे झूठ-मूठ कहता है कि गजकुमारी 
मुलोचना तो गुणा की पाग्वी है, वह तुम्हे ही वरण करना चाहती थी किन्तु पिता की आज्ञा 
के वशीभूत हो उसे जयकुमार का वरण करना पड़ा क्‍्यांक्रि “लोक में ऐसा कौन है जो 
म्वेष्ठा से रल छोड़कर काँच ग्रहण करेगा ?'' 
कन्याउसो विदुषी पन्‍्या गुणेक्षणविचक्षणा | 
कुलेन्दोच्छन्दसि व्छन्द उपेक्षां किन्तु नाहति ॥ ७/१३॥ 
२ २ 2९ 
अन्यथा5नुपपत्त्यापएए... गतवास्त्वदनुज्ञया । 
स्वातन्त्येण हि को रत्न त्यकत्वा कार्च समेष्यति। ७/१०॥ 
युद्ध मे पराजित अकंकीर्ति को गज़ा अकम्पन ममझाते हुए कहते है. है नृपरल, 
जयकुमार ने आपको युद्ध में पशजित कर जो चपलता का है, आप उसे भूल जायें | इस 
विषय मे कोई विचार न करें | 'दूध पीउे समय बछड़ा गाय की छाती में चोट मारता है, 
फिर भी गाय नाराज न होका उसे दूध ही पिलाती है'' 
यदपि चापलमाप ललाम ते जय इहास्तु स एवं महामते । 
उरसि सब्निहतापि पयो5र्पयपत्य५ निजाय तुजे सुरभिः स्वयम्‌ ॥ ९/१२ 
मनुष्य का विवेकविहीन पुण्यकर्म निष्फन हो जाता है। यह “अन्धा बटे बछड़ा 
खाय” की कहावत को चरितार्थ करता है -- 


१४२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
भुवि वृथा सुकृतं च कृत भवेद्धविजनस्थ तरामविवेकतः । 
अनयनस्य वटीवलन पुनः कवक्‍लितं च शकृत्करिणा ततः ॥ २५/६८॥ 
नीति के उपदेश को प्रभावी एवं ग्राह्म बनाने के लिए भी कवि ने लोकोक्तियों का 
प्रयोग किया है | 
मुनिशज जयकुमार को ममझाते हुए कहते है -- मनुष्य जहाँ रहता है, वहाँ के 
गजा को प्रसन्न रखना चाहिए, उसका विरोध करना शल्य के समान दुःखदायक होता है । 
“ममुद्र में रहकर मगर से बैर करना हितकर नहीं होता"! - 
पार्षिवं समनुकूलयेत्पुमान्‌ यस्य राज्यविषये नियुक्तिमान्‌ । 
शल्पदद्रुजति यद्विरोधिता नाम्बुधी मकरतो5रिता हिता ॥ २/७० 
तिर्यज्चादि के व्यवहार पर आश्रित लोकोक्तियो के द्वारा वस्तु स्थिति की गम्भीरता, 
संकटाग्पदता, बिडम्बनात्मकता आदि का द्योतन कर कथन को दृदयम्पर्शिता प्रदान की गई 
है | 


अर्ककीर्ति के युद्ध में पगानित हो जाने पर राजा अकम्पन भयभीत होकर कहते 
हैं -- इस पराजय में यदि मग्राट भगत कुपित हो गये तो हमारा क्‍या होगा ? “'ममुद्र में 
रहकर मगर से वैर करने वाले की गति तो प्रसिद्ध ही है'' -- 
रविपराजयतः स रुषः स्थल यदि तदा भुवि नः क्‍्य कलादलम्‌ । 
मकरतो5वरतस्थ सरस्वति भवितुमति नासुमतो गतिः ॥ ९/६१ 
सूक्तियाँ 
जयोदय की भाषा मसूक्तिगभित है । इससे भी उसकी काव्यात्मकता सम्पुष्ट हुई है। 
वस्तुस्वभाव या जीवन और जगत्‌ से सम्बन्धित सत्य का कथन वाली उक्ति सूक्ति कहलाती 
है । लोकोक्तियाँ भी जीवन और जगत्‌ के सत्य का कथन करती हैं, किन्तु लोकोक्ति और 
सूक्ति में यह अन्तर है कि लोकोक्ति लोकमुख में आविर्भूत होती है तथा मृक्ति ज्ञानियों के 
मुख से निकलती हैं और ज्ञानियों के वचन तथा लेखन में उसका प्रयोग होता है | इसके. 
अतिरिक्त लोकोक्तियों में लाक्षणिकता एवं व्यंजकता भी रहती है जबकि मृक्तियाँ प्राय: 
अभिधात्मक होती हैं। “'अधजल गगरी छलकत जाय'' यह एक लोकोक्ति है। “पर उपदेश 
कुशल बहतेरे' यह सूक्ति है। “निरस्तपादपे देशे एरण्डो5पि द्रुमायते'' यह एक लोकोक्ति 
है, “विद्या विनयेन शोभते'' यह सूक्ति है। ऐसा भी होता है कि कोई सूक्ति बहुप्रसिद्ध होकर 
लोकजिद्दा का संस्पर्श पाकर लोकोक्ति का रूप धारण कर लेती है और लोकोक्तियाँ अपनी 





जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १४३ 


मम्प्रेषणीयता एवं तथ्यात्मकता के कारण साहित! और विद्वदवचनों में स्थान पा लेती हैं | 
काव्यशास्त्र में सूक्तियाँ और लोकोक्तियाँ अर्थान्तरन्यास, दृश्टान्त एवं प्रतिवस्तृपमा अलंकारों 
में गर्भित हैं | 
ककियों का अग्निव्ययनात्मक ग्रहत्व 

मूक्तियों का प्रयोग लोकोक्तियों की तरह ही निम्नलिखित प्रयोजनों में होता है: -- 
कथन की पुष्टि, आचरण के हेतु का प्रतिपादन, मानवव्यवहार, मानवदशा, ग्रनवोपलब्धि 
तथा सांसारिक एवं प्राकृतिक घटनाओं मे प्राप्त तथ्यों का निरूपण, उपदेश, परामर्श एवं 
आचरण के औचित्य की सिद्धि तथा नीति विशेष का कथन । मूक्तियों के द्वारा कथन में 
दार्शनिक, आध्याम्मिक, मनोवैज्ञानिक एवं शास्त्रीय प्रभाव आ जाता है जिसमे कथन उदात्त 
"व गरिमापूर्ण बन जाता है । मूक्तियाँ जीवन मत्यों से परिपूर्ण होती है इसलिए मन को 
प्रभावित करती है | उनमे दुःखी मन को मान्त्वना, निराश मन को उत्साह तथा अधीर मन 
को धैर्य मिलता है | अँधेरे में भटकता हुआ मनुष्य प्रकाश पा लेता है और दिशा भ्रष्टों को 
दिशा मिल जाती है । इस प्रकार सूक्तियाँ अभिव्यंजना की दुरटि मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 
फग्रेरय में कडिग्योग 

महाकवि ज्ञानमागर ने जयोदय में शताधिक मूक्तियों का प्रयोग किया है | इनमें 
सज्जन-दुर्जन आदि की प्रकृति का, धन, धर्म, विद्या, बुद्धि, पौरष आदि के महत्त्व का, जगत्‌ 
के स्वभाव मुख-दुःख के म्वरूप तथा मार-अमार भूत तत्त्वों का मूत्ररूप में वर्णन किया गया 
है और इनका उपयोग कवि ने कथन विशेष की पुष्टि, आचरण विशेष के हेतु निर्देश, 
उपदेशों एवं व्यवहार विशेष के औचित्य प्रतिपादन तथा मानव व्यवहार एवं मांसारिक तथा 
प्राकृतिक घटनाओं में प्राप्त तथ्यों के निू्पण के लिए किया है । 

निम्न उदाहएणों में मृक्तियों के द्वारा पात्रों के आचरण का हेतु निर्दिष्ट कर उनके 
चाग्त्रिक वैशिष्टय का प्रकाशन किया गया है - 

यद्यपि ग़जा जयकुमार मुलोचना के प्रति अनुरुक्त था फिर भी उमने (सुलोचना 
के पिता) महाराजा अकम्पन से मुलोचना की याचना नहीं की | “जीवन भल्रे ही चला जाय, 
स्वाभिमानी कभी किसी से याचना नहीं करता”” (किमन्यकैजीवितमेव यातु न यादित मानि उपैति 
जातु) - 

न चातुरो5प्येष नरस्तदर्थमकम्पन याचितवान्‌ समर्थ: । 
किमन्यकैजीवितमेव यातु न याचितं मानि उपैति जातुं ॥१/७२ 


१४४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


मन्मार्ग के ज्ञाता गुजा अकम्पन युद्ध में पराजित अर्ककीर्ति के साथ अपनी द्वितीय 
पुत्री अक्षमाला का विवाह कर देते हैं । “सज़नों का शरीर परोपकार के लिए ही होता है”! 
(सतां वपुर्हि ५ उेताब)- 
अयमयच्छदधीत्य हृदा जिन तदनुजां तनुजाय रवाडिनः । 
सुनवनाजनको 5यनकोविदः परहिताय वपुर्शि सतामिदम्‌ ॥ ९/५६ 
जयकुमार के देव-मित्र ने उसे युद्ध में विजय. प्राप्त करने के लिए युद्ध क्षेत्र में 
नागपाश एवं अर्धचन्द्र बाण प्रदान किया । “समय १२ सहयोग देना ही सहकारित्व कहा जाता 
है”” (अवसरे अड्डवत्ता सहकारिसत्ता निगयते) - 
सुरः समागत्यतमां से भद्रं सनागपाशं शरमर्धचन्द्रम । 
ददौ यतश्वावसरे5 ड्रक्‍्ता निगदते सा सहकारिसत्ता ॥ ८/७७ 
युद्ध में विजयी होने पर भी जयकुमार को हर्ष न होकर दु:ख हुआ । ““अपोग्य 
धन को प्राप्त करने पर क्या दित्त प्रसत्न हो सकता है ?” (अयोग्यं क्ति आदाय चित्त किमु 
स्वास्थ्य लभताम्‌) 
विषसादेव जयो5स्मात्‌ प्रससाद न जातु विजयतों यस्‍्मातृ । 
स्वास्थ्यं लभतां कितत ह्वादायायोग्यमिष्ट च किमु वित्तम्‌ ॥ ८/८२ 
आकाश में कपोतयुगल को देखकर सुलोचना मूर्च्छित हो जाती है। सख्ियाँ तुरन्त 
उसकी परिचर्या करती हैं। एक सखी उसकी नाछिऊा के छिद्रों को बन्द कर देती है मानों 
वह उसके निकलते हुए प्राणों को रोकना चाहती हो । ““विपत्ति में साथ देना ही मित्रता 
कहलाती है'') व्यसने5 नुवृत्तिः सख्यम्‌ - 
अभूत॒ त्वरा संवरितस्वरायाः प्राणानिवोदृगछछत उज्यरायाः । 
तदावचेतुं परितः प्रदृत्तिः सखीयु सल्॒य व्यसनेपनुवृत्तिः | | २३/२१ 
कुछ सूक्तियाँ ऐसी हैं जो प्राकृतिक घटनाओं या तिर्यञ्चों के व्यवहार के उदाहरणों 
द्वारा महान्‌ या क्षुद्र पुरुषों के स्वभाव का निर्देश करती हैं । इनके द्वारा पात्रों के चारित्रिक 
वैशिष्टय का द्योतन एवं पोषण किया गया है । 
सूर्य जिस प्रकार उदयकाल में लाल रहता है उसी प्रकार अस्त के समय भी रहता 
है “महापुरुष सुख और दुःख में एक जैसे रहते हैं”” (महतां सम्पत्सु बिपत्सु अपि सदैव तुल्यता 
तटस्था) - 
यवोदपेपड्ास्तमयेपपि रक्तः श्रीमान्‌ विवस्वान्‌ विभवैकभक्तः । 
विपत्सु सम्पत्स्शपि तुल्यते बमहों तटस्था महतां सदैव ॥ १५/२ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १४५ 


दिन अपने स्वामी सूर्य के साथ ही विलीन हो जाता है। ““निःस्वार्ष व्यक्ति प्राणों 
का त्याग करके भी कृतज्नता का निर्वाह करते हैं'” (ये अमलाः ते असुभ्यो5पि कृतज्नतां निर्वहन्ति)- 
लय॑ तु भर्नैंड सम॑ समेति दिन दिनेशेन महीयसेति । 
कृतझ्नतां ते खलु निर्वहन्ति तमामसुभ्यो5प्पयमलास्तु सन्ति ॥ १ ५/३ 
हाथियों ने गंगा नदी का जितना जल पिया, उससे भी अधिक जल मदजल के 
बहाने वापिस कर दिया । “कुलीनदशी प्रत्युपकार शून्य नहीं होते”” (बंशिनः प्रत्युपकारशून्याःन) 
यावश्रिपीतं जलमापगायास्ततो5पिक॑ तत्र समर्पितञ्च | 
मतडुजेन्द्रैनिंजदानदारि न वंशिनः प्रत्युपकारशून्याः ॥ १३/१०५ 
कहीं पर सूक्तियाँ पात्रों के जीवन की सुख-दुःखात्मक घटनाओं के उदाहरणों द्वारा 
मंसार के सुख-दुःखात्मक स्वरूप की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं -- 
राजा जयकुमार एक दिन अपनी रानियों के साथ महल की छत पर बैठे थे । दे 
आकाशमगमार्ग से जाते हुए विधाधर के विमान का अवलोकन कर मृर््छित दो जाते हैं । कुछ 
समय पश्चात्‌ रानी सुलोचना आकाशमार्ग में कपोतयुगल देख मूच्छित हो जाती है | यह 
घटना प्रजावर्ग के लिए उसी प्रकार अत्यन्त कष्टदायक प्रतीत होती है जैसे कोढ़ में खाज 
हो गई हो । “यह संसार दुःख स्वरूप है'” (भवसम्भवावनिर्टुरनता) - 
अभूत्‌ सभाया मनसो5तिकम्पकृत्तदत्र कष्टेउप्यतिकष्टमिशहत्‌ । 
यवैव कुष्टे खलु पामयाउजनि अहो दुरन्ता भवसंभवावनिः ॥ २३/२० 
कवि ने सूक्तियों का प्रयोग उपदेशों के औचित्य का प्रतिपादन करने के लिए भी 
किया है - 
मुनिराज जयकुमार को गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं - सन को 
अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए जिसमे वह समाज में प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर 
सके। ““निर्धनता मरण से भी भयंकर है”” (व्यर्थता हि मरणाद्‌ भयंदूरा) - 
अर्थशास्वमदलोक येब्राटू्‌ कौशल समनुभावयेत्तराम्‌ । 
श्रीप्रजामु॒पदर्दी ब्रजेत्परां ब्यर्वता हि मरणाजपंडुरा ॥ २/५९ 
मनुष्य को आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए जिससे वह शरीर को स्वस्थ्य रखते 
हुए सुखी जीवन व्यतीत कर सके और उसके हितैषियों का मन प्रसम्र रहे । “शरीर ही सभी 


तरह के सुखों का मूल है”” (हृह अड्डं आय सौख्यसताधनम्‌) - 


१४६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
तानवं श्रुतमुपैतु मानवः स्याब्न वर्त्मनि मुदोपएघसम्भवः । 
प्रीतमस्तु च सहायिनां मन आयमडुमिह सौख्यसाधनम्‌ ॥ २/५६ 
ना के उपवन में आये हुए मुनि श्रावक धर्म का निर्पण करते हुए जयकुमार 
में कहते हैं -- प्राणीमात्र का कल्याण हो ऐसे दयामय परिणाम रखते हुए गृहस्थ को अश्न, 
वम्त्र आदि का दान करते रहना चाहिए | “सज़नों का वैभव परोपकार के लिये ही होता है”! 
(सतां रसः परोपकृतये स्थात) - 
नष्टमस्तु खलु कष्टमड्विनामेकमार्दतरभावभडिरिना । 
देयमब्रवसनाद्रनल्पशः स्थात्‌ परोपकृतये सतां रसः ॥ २/९९ 
गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह सर्वप्रथम ऐसे उपासकाध्ययन को पढ़े जिसमें अपने 
कुल के अनुरूप रीति रिवाज का वर्णन हो | क्‍योंकि “अपने घर की जानकारी न रखते हुए 
दुनियां को खोजना मूर्खता है ।”” (अनात्मसदनावबोधने जगतो विशोधने अज्नता स्थात्‌) -- 
सम्पठेत्‌ प्रथमतो द्वपासकाधीतिगीतिमुचितात्मरीतिकाम्‌ । 
अज्ञता हि जगतो विशोधने स्पादनात्मसदनावबोधने ॥ २/४५ 
अर्ककीर्ति के साथ होने वाले युद्ध के कारण गज़ा अकम्पन चिन्तित हैं। जयकुमार 
उन्हें सान्त्वना देते हुए कहते हैं -- हे वशी ! नीतिपथ से च्युत होने पर बल का क्‍या ? 
नीति के द्वारा ही हाथियों के समूह को नष्ट करने वाला सिह भी शबर या अशपद के द्वारा 
शीघ्र मारा जाता है। अतएव “बल की अपेक्षा नी० ही बलवान होती है”” (नीतिः एवं बलादू 
बलीयसी) - 
नीतिरेव हि बलाद बलीयसी विक्रमो5ध्वविमुखस्थ को वशिन्‌ । 
केसरी करिपरीतिकृद्रयाद्धन्यते से शबरेण हेलया ॥ ७/७८ 
नगर के उपवन में पधारे मुनिराज के दर्शन एवं धर्मोपदेश श्रवण हेतु जयकुमार 
उनके समीप जाते हैं। वे उसे समझाते हैं - बिना विचार किये सभी पर विश्वास करना 
स्वयं कौ ठगाना है। सब जगह शंका करने वाला कुछ नहीं कर सकता । इसलिए बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति को सोच-विचार कर कार्य करना चाहिए | क्‍योंकि “अति सर्वत्र दुःखदायी होती है” 
(अति सर्वतः कष्टकृद भवति) - 
विश्वविश्वसनमात्मवड्वितिः शट्टिनः स्विदभिदः कुतो गतिः । 
योग्यतामनुचरेन्सहामतिः कष्टकृदू भवति सर्वतो हाति॥ २/५१ 
मनुष्य के हानि-लाभ, मान-अपमान, जीवन-मरण, सिद्धि-असिद्धि आदि की घटनाओं 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १४७ 
के समाधान हेतु कवि ने कर्मफल एवं धर्मफल विषयक सूक्तियों का प्रयोग किया है - 
स्वयंवर मण्डप में राजकुमारी सुलोचना मालव देश के अधिपति से भी अनुराग 
नहीं करती । “जब दैव विपरीत हो जाता है तब पुरुषार्थ भी काम नहीं करता ।”” (किमु दैवे 
विपरीते पौरुषाणि अपि परुषाणि स्थुः) - 
निभृते गुणैरमुष्मिन्‌ नावन्धमवाप सापगुणदस्पुः 
किमु दैवे विपरीते परुषाण्यपि पौरुषाणि स्युः ॥ ६/९७ 
राजा जयकुमार अपनी पूर्वभव की प्रिया प्रभावती के विषय में विचार कर रहे थे 
कि अवधिज्ञानम्पी दूत ने आकर उनकी आकांक्षा पूर्ण कर दी । “पृथ्वी पर पृण्य के उदय 
से अभीष्ट सिद्धि स्वयमेव हो जाती है ।'' (जगत्यां सुकृतेकसन्ततेः अभीष्टसिद्धिः स्वयमेव जायतेः) 
तदेकसन्देशमुपाहरत्‌॒ परमुपेत्य बोधो5वधिनामकश्चरः । 
अहो जगत्यां सुकुतैकसन्ततेरभीष्टसिद्धिः स्वयमेव जायते ॥२३/३५ 
राजा जयकुमार और रानी सुलोचना अपने पूर्वजन्म में क्रमशः हिरण्यवर्मा और 
प्रभावती थे | दोनों ही जिनदीक्षा अंगीकार कर वन में तप कर रहे थे । इसके पूर्व भव के 
शत्रु विद्युद्चोर ने जब दोनों को तप करते हुए देखा तो क्रोध से उन्हें जला दिया । वे 
ममताभाव से देह का परित्याग कर स्वर्ग गये । “उत्तम तप से मनुष्य को उत्तम फल प्राप्त 
होता है ।”' (जनाः सत्तपसा महों ब्रजन्तु) - 
एतौ तपन्तो समवाप्य विद्युच्चौरों रुषा प्लोषितवान्‌ परेथ्ुः । 
भवान्तरारि: स्वरितो च किन्तु महो जनाः सत्तपसा व्रजन्तु ॥ २३/७० 
गज़ा “थकुमार की अनेक रानियाँ थीं फिर भी वह परिजनों तथा पुरजनों के 
ममक्ष रानी सुलोचना के मस्तक पर पट्टरगानी का पट॒ट बाँधता है | “पाप कर्म का अन्त 
अर्थात्‌ पुण्य का उदय होने पर पुरुषों के स्त्रियों के प्रति अनुकूल भाव होते हैं !”” (दुरितान्तकाले 
रमिणां रमासु भारा भदन्ति) - 
हेमाडुदादिष्वधुना स्वितेषु बबन्ध पट॒ट पटुरेण तस्थाः । 
भाले विशाले दुरितान्तकाले भवन्ति भावा रमिणां रमासु ॥ २१/८२ 
बुद्धि आदि का महत्त्व प्रतिपादित करने वाली मृक्तियों के द्वारा कार्यविशेष में 
सफलता प्राप्ति के प्रति आश्वम्त किया गया है| यथा - 


सम्राट्‌ भरत के पुत्र अर्ककीर्ति स्वयंवर में मम्मिलित होने हेतु अपने मित्रों के माथ 


१४८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


काशी आते हैं | वे सभी काशी नरेश के प्रासाद में ठहरते हैं और स्वयंवर समारोह के पूर्व 
रात्रि में विचार विमर्श करते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जावे जिससे मुलोचना अपने 
स्वामी अर्ककीर्ति के गले में वरमाला पहना दे । तभी दुर्मर्षण कहता है - आप लोग भगवान 
ऋषभदेव का स्मरण करें | मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे सुलोचना स्वयं ही अपने स्वामी 
अर्ककीर्ति के गले में वरमाला पहना देगी | “बुद्धिमानों के लिए कौन सा कार्य असाध्य है?!” 
(पीमतामपि धिया किमसाध्यम्‌) - 
तत्करोमि किल सा सहजेनारोपयेद्धिभुगले तदनेनाः । 
चिन्तयेत पुरुमित्यभिराध्यं धीमतामपि धिया किमसाध्यम्‌ ॥ ४/३३ 
मूक्तियों के द्वारा वस्तुस्थिति का समर्थन भी समुचित रीति से किया गया है - 
जयकुमार द्वारा युद्ध में पराजित अर्ककीर्ति विचारता है कि मैं जयुकमार को जीतना 
चाहता हूँ पर जब वह आज युवावस्था में ही मुझसे नहीं जीता गया तो फिर कब जीता जा 
सकेगा ? “जब यौवन में ही क्षयरोग हो जाये तो दृद्धावस्था में उससे मुक्त होकर सुखी होने की 
आशा ग्यर्व है ।'” (यदि तरुणिमा क्षयदों जायते जरसि कि पुनः सुखायते) - 
यमव जेतुमितः प्रविचार्यती स जय आश्वपि दुर्जय आर्य ते | 
तरुणिमा क्षयदों यदि जायते जरसि कि पुनरत्र सुखायते ॥ ९/२२ 
उक्त उदाहरणों से यह तथ्य भली भौंति दृश्टिगत होता है कि कवि.ने सिद्धान्तों की 
पुष्टि, मानव व्यवहार, जीवन और जगत्‌ की घटनाओं के समाधान तथा उपदेश और आचरण 
विशेष के औचित्य की सिद्धि द्वारा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्तियों 
और यूक्तियों का प्रयोग किया है और अपने उद्देश्य में आशातीत सफलता पायी है | 
लोकोक्तियों ने अनेक तथ्यों के मर्म को उभार कर उन्हें गहन और तीक्ष्ण बना दिया है जिससे 
कथन में मर्मस्पर्शिता आ गई है । पात्रों के चारित्रिक वैशिष्टय की अभिव्यक्ति में भी मृक्तियाँ 
बड़ी कारगर सिद्ध हुई हैं । कहीं प्रसंगवश नीति-विशेष के प्रतिपादन हेतु भी मुक्तियाँ प्रयुक्त 
हुई हैं। इन सभी सन्दर्भों में लोकोक्तियों और सृक्तियों ने अभिव्यक्ति को रमणीय बनाने का 
चामत्कारिक कार्य किया है | 
(प7) 


! अष्टम अध्याय | 


रस ध्वनि 


रसात्मकता काव्य का प्राण है । रसानुभूति के माध्यम से ही सामाजिकों को 
कर्तव्याकर्तव्य का उपदेश हृदयंगम कराया जा सकता है। इसीलिए कान्तासम्मित उपदेश 
को काव्य का प्रमुख प्रयोजन माना गया है । जयोदयकार इस तथ्य से पूरी तरह अवगत 
थे । इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में शृंगार से लेकर शान्त तक सभी रसों की मनोहारी 
आ्यंजना की है | 


रत लिगे झढते है 


काव्य या नाटक में रस किसे कहते हैं, इसका विवेचन काव्य-शास्त्रियों ने भरत 

के इस प्रसिद्ध सूत्र के आधार पर किया है :- 
““विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: 

विभाव, अनुभाव तथा व्यभिच्ारिभावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है । 

इसमें रस की निष्पत्ति कैसे होती है, इसका वर्णन किया गया है; रस किसे कहते 
हैं ? इसका नहीं | किन्तु साहित्य शास्त्रियों ने इसके आधार पर रस की विभिन्न परिभाषायें 
की हैं जिनमें अभिनव गुप्त द्वारा की हुई परिभाषा मान्य हुई | उसे साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ 
कविराज ने सरल शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया है - 

_“विभावेनानुभावेन व्यक्त: सजञ्यारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम्‌ ॥””' 

- सहृद” (काव्य या नाट्य का आस्वादन करने वाले) के हृदय में वासना रूप में 
स्थित रत्यादि स्थायी भाव काव्य में वर्णित विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों द्वारा 
उदबुद्ध होकर आनन्दात्मक अनुभूति में परिणत हो जाता है, उसे ही रत्न कहते हैं | अर्थात्‌ 
विभावादि के द्वारा व्यक्त हुआ सहृदय सामाजिक का स्थायिभाव ही आनन्दात्मक अनुभूति 
में परिणत (रसता को प्राप्त) हो जाने के कारण रस कहलाता है | 

आचार्य मम्मट ने रस का यही स्वरूप निम्नलिखित शब्दों में प्रतिपादित किया है 

“कारणान्यथ कार्याणे सहकारीणि यानि ये | 
रत्यादेः स्थायिनों लोके तानि चेझाट्यकावम्ययों: ॥!/ 








१. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय 
# २. साहित्य दर्पण, ३/१ 


१५० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिण: | 
व्यक्तः स तैरविभावायैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ॥ 

- लोक में गति आदि म्थायी भावों को उद्बुद्ध करने वाले जो कारण, कार्य और 
महकारीकारण होते है, उनका नाट्य या काव्य में वर्णन होने पर वे क्रमशः: विभाव, अनुभाव 
और व्यभिचारिभाव कहलाते हैं । उन सब के योग से जो (सामाजिक काव्य या नाटय का 
पाठक या प्रेक्षक का) म्थायीभाव व्यक्त होता है वह रस कहलाता है | 


रत म्रामग्री 


इम प्रकार काव्य, नाटयगत विभावादि तथा मामाजिक का स्थायीभाव गरम मामग्री 
है । मामाजिक का स्थायिभाव गरम का उपादान कारण है, काव्य-नाटय में वर्णित विभावार्दि 
निर्मित्त कारण हैं | ग्म के स्वरूप को ममझने के लिए विभावादि के स्वरूप को समझना 
आवश्यक है | 


विष्ार 


ग्सानुभूति के कारणों को विभाव कहते है । ये दो प्रकार के होते है - (१) 
आलग्बन विभाव, (२) उद्दीपन विभाव । काव्यनाटय में वर्णित नायक-नायिकादि आलम्बन 
विभाव कहलाते हैं, क्योंकि इनकी के आलम्बन में मार्माजक का स्थायाभाव अभिव्यक्त होकर 
रस रूप में परिणत होता है : 

“आलम्बनं नायकादिस्तमालम्न्य रसोद्गमातु'' । 

इमे म्पष्ट करते हुए विश्वनाथ कविराज कहते है -- “लोकजीवन में जो मीता आदि, 
गम आदि या ग़म आदि, मीता आदि के रति, हाम, शोक आदि भावों को उदवबुद्ध करने 
वाले कारण होते हैं, वे ही काव्य और नाटय में निविष्ट होने पर ''विभाव्यन्ते आस्वादांकुए 
प्रादुर्भावयोग्या: क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा एभि: इति विभावा:'' ९ (इनके द्वारा मामाजिक 
के रत्यादिभाव आस्वाद योग्य बनाये जाते है) इस निरुक्ति के अनुसार बिभाव कहलाते हैं। 
इनमें सामाजिक के रत्यादि भावों को उद्बुद्ध करने की योग्यता इसलिए आ जाती है कि 
काव्य-नाट्य में ये जनकतनयादिस्प व्यक्तिगत विशेषताओं मे शून्य होकर माधारणीकृत हो 
जाते हैं ।' अर्थात्‌ सामान्य स्त्री-पुरुष के रूप में प्रतीत होते है । 


. काव्यप्रकाश, ४/२७-२८ 
. साहित्य दर्पण, ३/२९ 
वही, वृति 
वही, विमर्श हिन्दी व्याख्या 


6६. ७87. 4.) ब्यी 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५१ 
आनम्बन और आन 


शकुन्तला को देखकर यदि दुष्यन्त का रतिभाव जागरित होता है तो शकुन्तला 
उम्र गति का आलम्बन है और दुष्यन्त आश्रय । हाम्य तथा वीभत्स रमों के प्रकरण में जहाँ 
आश्रय का वर्णन न हो, वहाँ आक्षेप द्वारा उसकी उपस्थिति माननी चाहिये अथवा सामाजिक 
ही लौकिक हाम एवं जुगुप्मा तथा अलौकिक रमास्वादन दोनों का आश्रय हो मकता है। 

लोक जीवन में जो ज्योत्म्ना, उद्यान, नदी तीर, शीतल पवन, प्रेमी-प्रेमिका के 
हाव-भाव, शारीरिक सौन्दर्य आदि रत्यादि भाव को उद्दीपन करते हैं, वे काव्य नाटय में 
वर्णित होने पर उद्दीपन विभाव कहलाते हैं । मामाजिक के रत्यादि को उद्बुद्ध करने में 
इनका भी योगदान होता है । 


जनमाव 
साहित्य दर्पणकार ने अनुभाव का लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 
“'उदबुद्धं कारणैः स्वैः स्वैर्बहिभाव॑ प्रकाशयन्‌ | 
लोके यः कार्यरूपः सो5नुभावः काव्यनाट्ययो:॥” 
लोक में यथायोग्य कारणों से स्त्री पुरुषों के हृदय में उदबुद्ध रत्यादि भावों को 
बाहर प्रकाशित करने वाले जो शागीरिक व्यापार होते हैं, वे लोक में रत्य्दि भावों के कार्य 
तथा काव्यनाट्य में अनुभाव कहे जाते हैं | काव्य-नाट्य में इनकी अनुभाव संज्ञा इसलिये 
है कि ये विभावो द्वाग रमास्वाद रूप में अंकुरित किये गये सामाजिक के रत्यादि स्थायिभाव 
को रस रूप में परिणत करने का अनुभवन व्यापार करते हैं ।* 
अनुभावों की चार श्रेणियाँ हैं :-- 
(१) चित्तारम्भक, जैसे - हाव-भाव आदि 
(२) गात्रारम्भक, जैसे - लीला, विलास, विच्छित्ति आदि 





१. ननु क्रोधोत्माहभयशोकविस्मयनिवेदिषु प्रागुदाद्तेषु यधालम्बनाश्रययो: मम्प्रत्यय: न तथा हासे जुगुप्सायां 
च । तत्रालम्बनस्येव प्रतीते: | पद्यश्रोतुश्च रसाम्वादाधिकरणत्वेन लौकिकहासजुगुप्सा- श्रयत्वानुपपत्ते: । 
इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तदाश्रयस्य दृष्पुरुषविशेषस्य तत्राक्षेप्यत्वात्‌ | 
तदनाक्षेपे तु श्रोतु: स्वीयकान्तावर्णनपद्यादिव रसोद॒बोधे बाधकाभावात। 

- रसगंगाधर, प्रथम भाग, पृष्ठ ११२-११३ 

२. साहित्य दर्पण, ३/१३२ 

३. “अनुभावनभेवम्भूतस्य रत्यादे: समननन्‍्तरमेव रसादिरूपतया भावनम्‌ ।'' साहित्यदर्पण, वृत्ति ३/१३२ 


१५२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

(३) वागारम्भक, जैसे - आलाप, विलाप, संलाप आदि 

(४) बुदृध्यारम्भक, जैसे - रीति, वृत्ति आदि |” 
बागिगरिषर 

लोक में आलम्बन एवं उद्दीपक कारणों से रत्यादि भाव के उदबुद्ध होने पर जो 
ब्रीडा, चपलता, औत्सुक्य, हर्ष आदि भाव साथ में उत्पन्न होते हैं उन्हें लोक में सहकारी भाव 
तथा काव्य-नाट्य में व्यभिचारिभाव कहते हैं । इनका दूसरा नाम संचारी भाव भी है | 
काव्य-नाट्य में इनकी यह संज्ञा इमलिए है कि ये विभाव तथा अनुभावों द्वारा अंकुरित एवं 
पल्‍लवित सामाजिक के रत्यादि स्थायी भावों को मम्यक्‌ रूप से पुष्ट करने का संचारण व्यापार 
करते हैं।' 

भरत मुनि ने इनकी संख्या ३३ बतलाई है, जो इस प्रकार है :- 

निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति 
ग्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्पुक्य, निद्रा, अपम्मार, मुप्त, विबोध, 
अमर्ष, अवहित्य, उग्रता, मति, व्याधि, उन्‍्माद, मरण, त्राम और वितर्क | 


स्शयिग्रत 


पूर्व भें कहा गया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारिभाव रस के निमित्त 
कारण हैं, स्थायिभाव उपादान कारण हैं । स्थायीभाव मन के भीतर स्थायी रूप से रहने 
वाला प्रसुप्त संस्कार है, जो अनुकूल आलम्बन तथा उद्दीपन रूप उदबोधक सामग्री को प्राप्त 
कर अभिव्यक्त होता है और हृदय में एक अपूर्व आनन्द का संचार कर देता है | इस 
स्थायिभाव की अभिव्यक्ति ही रसास्वादजनक या रस्यमान होने से रस शब्द से बोध्य होती 
है । 





व्यवहार दशा में मानव को जिस-जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसको ध्यान 
में रखकर आठ प्रकार के स्थायिभाव साहित्य शास्त्र में माने गये हैं | काव्यप्रकाशकार ने 
उनकी गणना इस प्रकार की है :- 
““रतिहसिश्व शोकश्व क्रोधोत्साहो भयं तथा | 
जुगु्सा विस्मयश्चेति स्वायिभावा प्रत्वीर्तिता: ॥”' 
१. साहित्यदर्पण विषर्श, हिन्दी व्याख्या, पृ० २०१ 


२. “सज्यारणं तथाभूतस्थैव तस्य सम्पक्धारणम्‌'' - साहित्यदर्पण वृत्ति ३/१३ 
३. काव्यप्रकाश, ४/३० 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५३ 
- रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा (घूणा) और विस्मय ये आठ 
स्थायविभाव कहलाते हैं | इनके अतिरिक्त निर्वेद को भी नौवाँ स्थायिभाव माना गया है । 
काव्यप्रकाशकार ने लिखा है:- 
““निर्वेदस्थायिभावो5स्ति शान्तो5पि नक्मो रसः ।”” ' 
इस प्रकार नौ स्थायीभाव और उनके अनुसार ही शुंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त नौ रस माने गये हैं । 


ये नौ स्थायिभाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से सदा विद्यामान रहते हैं इसलिए 
“स्थायिभाव'” कहलाते हैं। सामान्यरूप से अव्यक्तावस्था में रहते हैं किन्तु जब जिस स्थायिभाव 
के अनुकूल विभावादि सामग्री प्राप्त हो जाती है, तब वह व्यक्त हो जाता है और रस्यमान, 
आस्वाद्यमान होकर रसख्पता को प्राप्त हो जाता है । 


इस प्रकार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव तथा स्थायिभाव ये चार रस सामग्री 
हैं| काव्य-नाट्य में प्रथण तीन का संयोग होने पर महृदय सामाजिक का स्थायिभाव उद्बुद्ध 
होकर रस रूप में परिणत हो जाता है । 


गिशवारि व्याणएर के कारण विश्रगरि सत्रा 


उपर्युक्त तत्त्व काव्य-नाट्य में विभावादि क्‍यों कहलाते है ? कारण यह है कि 
लोकगत रत्यादि विभावों के कारण-कार्य सहकारी तत्त्व काव्य-नाट्य में अवतरित होते ही 
विभावन, अनुभावन और संचारण (व्यभिचारण) का अलौकिक व्यापार प्रारम्भ कर देते है। 
सामाजिक की रत्यादि वासनाओं (स्थायिभावों) को आम्वाद रूप में अंकुरित होने योग्य 
बनाना, विभावन व्यापार है | इस रूप में अंकुरित वासनाओं को तत्काल रसरूप में पर्रिणत 
करना अनुभावन व्यापार है | इस तरह अंकुरित एवं पल्‍लवित रत्यादि वासनाओं को समग्ररूप 
से पुष्ट करना संचारण या व्यभिचारण व्यापार है | इन व्यापारों के कारण ही उनके विभाव, 
अनुभाव एवं व्यभिचारिभाव नाम हैं | 


' वपकलप+-कककन्‍न-"र्टआ८८" ५2६२0०परयक-परणाए क :रमम पासल-यात० कर पतपाणणना नर कब पा ५५४ +पअ "कफ सारकाकालन परम मानव जप-ान- कस याप-+-काकफाना# >रबनपान-.. कर्क, 


१. काव्यप्रकाश, ढ/३५ 
२. (क) “'तत्र लोकव्यग्हारे कार्यकारणसहचारात्मकलिट्दर्शने स्थाय्यात्म - परचित्तवृत््यनुमानाम्यास एव 
पाटवादघधुना नैरेवोद्यानकटाक्षधृत्यादिभिनीकिकीकारणत्वादिभवर्मातक्रान्नैर्विभावनानुभावनासघुपः उज 
-कत्वमात्रप्राणै: अतएवालीकिकविभावादिव्यपदे शभाग्धि: ------- 
अभिनदभारती, आचार्य विश्वेश्वर, पृ. ४८३ 
(ख) “'“तत्र विभावन रत्यादेविशेषेणास्वादांकुरणयोग्यतानयनग | अनुभावभेवन्धू तम्य रत्यादे: समनन्तरमेव 
रसादिख्यतया भावनम्‌ | सज्यारणं तथाभूतम्येव तस्य सम्यक चारणम्‌ ।' 
- साहित्यदर्पण, वृत्ति, ३/१३ 


१०४ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
रसोत्पत्ति में तीनों ही कारण हैं 
लोक में रत्यादि भावों के जो कारण, कार्य और व्यभिचारि भाव हैं, रसोदबोध में 
वे तीनों ही मम्मिलित रूप से कारण हैं | जैसा कि साहित्यदर्पणकार ने कहा है - 
कारणकार्यसञ्यारिरूपा अपि हि लोकतः । 
रसोद्वोधे विभावाद्या: कारणान्येव ते मताः ॥|* 
एरह गा रो छठे उक्त ढोने पर शेष का आश्षेएप दाग ग्रेग 


यहाँ प्रश्न है कि यदि विभावादि तीनों का सम्मिलित रूप ही रसोदबोध में निमित्त 
है तो ऐसा क्‍यों होता है कि एक या दो का वर्णन होने पर ही रसोत्पत्ति हो जाती है ? 
समाधान यह है कि रसोत्पत्ति तो तीनों के योग से ही संभव है | जहाँ विभाव, अनुभाव 
और व्यभिचारिभावों में से दो या एक ही वर्णित हों और रसोद्बोध हो रहा हो तो यह 
समझना चाहिये कि प्रकरण वैशिष्टय के कारण अन्य भी वहाँ द्योतित हो रहे हैं और इस 
प्रकार वे तीनों वहाँ उपस्धित हैं ।' उदाहरणार्थ - 
दीघरक्षि. शरदिन्दुकान्तिवदन॑ बाहू नतावंसयो:, 
संक्षिप्त निविड्ोक्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । 
मध्यः पाणिमितो नितम्बि जघन॑ पादाबुरालइगुली , 
उन्दो नर्त्तयितुर्ययैव मनसि श्लिष्ं तथास्या बपुः ॥' 
यहाँ मालविका के प्रेमी अग्रिमित्र ने तो अपनी आँखों में उतरने वाले मालविका 
के शारीरिक सौन्दर्य मात्र का वर्णन किया है जो केवल (उददीपन) विभाव का वर्णन है । 
किन्तु अग्रिमित्र द्वारा अपनी प्रेमिका के सौन्दर्य का वर्णन ऐसा प्रकरण है जिससे इस अवस्था 
में उसमें स्वभावतः व्यक्त होने वाले औत्सुक्यादि संचारीभावों तथा नेत्र विस्फार आदि अनुभावों 
का व्यंजना द्वारा आक्षेप हो जाता है।* 


१. साहित्यदर्पण, ३/१४ 
२. (क) सदभावश्चेद्विभावादेदटयोरेकस्यथ वा भवेत्‌ । झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषों न विद्यते ॥ 
- साहित्यदर्पण, ३/१६ 
(ख) “अन्यसमाक्षेपश्च प्रकरणवशात्‌'' : वही, वृत्ति 
३. मालविकाग्निमित्र, २/३ 
४. “अत्र मालविकामभिलषितो अग्निमित्रस्य मालविकारूपविभावमात्रवर्णने5पि सज्धारिणामौत्युक्यादी- 
नामनुभावानाज्व नयनविस्फारादीनामौचित्यादेवाक्षेप . एवमन्याक्षेपे 5 प्यूहयम्‌ ।'' 
- साहित्य दर्पण, ३/६ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५५ 
आचार्य मम्मट ने भी ।नेम्नलिखित तीन उदाहरणों द्वारा यह बात स्पष्ट की है :- 
वियदलिपलिनाम्बुगर्भमेघं॑ मधुकरकोकिलकूजितर्दिशां श्रीः । 
धरणिरभिनवाइूकुरा टूरड्डा प्रणतिपरे दयिते प्रसीद मुग्धे ॥ 
इस पद्य में केवल नायक-नायिका रूप आलम्बन विभाव एवं वर्षा ऋतु के मेघरूप 
उद्‌दीपन विभाव का वर्णन है। किन्तु ये नायक-नायिका के रतिभाव को द्योतित करने वाले 
असाधारण लिंग हैं । अतः इनसे इस अवस्था में उसमें स्वभावतः व्यक्त होने वाले अनुभावों 
एवं व्यभिचारिभावों का व्यंजना द्वारा आक्षेप हो जाता है | 


इसी प्रकार - 
परिमृदितमृणालीम्लानमड़ूं. प्रवृत्ति:, 
कथमपि परिवारप्रार्बनाभिः क्रियासु | 
कलयति च हिमांशोर्निष्कलदुस्य लक्ष्मी- 


मभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ॥ 
यहां वियोगिनी नायिका के केवल अनुभावों (अंगम्लान, पाण्डुता आदि) का वर्णन 
है, किन्तु उससे नायिका के रति भाव का ज्ञापन होता है । अतः रति भाव से अनिवार्यतः 
सम्बद्ध नायक रूप आलम्बन विभाव एवं उददीपन विभावों का तथा इस अवस्था में नायिका 
में स्वभावत: प्रकट होने वाले व्यभिचारिभावों का वर्णित अनुभावों से व्यंजना द्वारा आक्षेप 
हो जाता है । 
दूरादुत्सुकमागते विवल्ितं सम्भाषिणि स्फारितं, 
संश्लिव्यत्यरुणं गृहीतबसने किचाज्वितभूलतम्‌ । 
मानिन्याश्वरणानति व्यतिकरे बष्याम्यु पूर्णेशषणं, 
चकुर्जातमहो प्रपञ्व चतुरं॑ जातागसि प्रेयसि ॥ 
इस पद्ध में नायिका के केवल औस्ुक्य, ब्रीड़ा आदि व्यभिचारिभावों का वर्णन 
है, किन्तु ये भी रतिभाव के असाधारण लिंग हैं। अतः रतिभाव से अनिवार्यत: सम्बद्ध एवं 
अनुभावों का इससे व्यंजना द्वारा आक्षेप हो जाता है । 


इसे स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं - 

“यद्यपि विभावानाम्‌, अनुभावानाम्‌, औत्सुक्यब्रीडाहर्षकोपासूयाप्रसादानां च व्यभि- 
चारिणां केवलानामत्र स्थिति: तथाप्यतेषामसाधारणत्वमित्यन्यतमद्दयाक्षेपकत्वे सति नानैकान्ति- 
कत्वमिति ।”' 


१. काव्यप्रकाश, ४/२८ की वृत्ति 


१५६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


यद्यपि यहाँ (इन तीनों श्लोकों में से पहले श्लोक में मुग्धा दयिता रूप आलम्बन 
और वर्षा रूप उददीपन) विभावों की, (दूसरे श्लोक में अंगम्लानि आदि) अनुभावों की और 
(तीसरे श्लोक में) औत्सुक्य, ला, प्रसश्रता, कोप, असूया तथा प्रसाद रूप केवल व्यभिचारि 
भावों की ही स्थिति है | फिर भी इनके (प्रकृत रति के बोध में) असाधारण (लिंग) होने 
से उनके द्वारा शेष दो का आक्षेप हो जाने पर (विभाव आदि तीनों के संयोग से रसनिष्पत्ति 
के सिद्धान्त का) व्यभिचार नहीं होता है। 
विभावादि के साधारणीकरण से रसोत्पत्ति 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है कि काव्य में वर्णित जो सीतादि पात्र 
रामादि पात्रों के रत्यादि विभावों के उद्बोधक हैं, वे सामाजिक के रत्यादि भावों के उदबोधक 
कैसे बन जाते हैं ?' 


इसका समाधान यह है कि काव्य-नाट्य में साधारणीकरण नाम की शक्ति होती 
है, उससे विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है और विभावादि के साधारणीकरण से 
सामाजिक के स्थायिभाव का साधारणीकरण होता है | साधारणीकरण से अभिप्राय यह है 
कि काव्य-नाट्य वर्णित राम-सीतादि पात्र अपनी राम सीतादि रूप विशेषतायें छोड़कर सामान्य 
रजी-पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं। अत: उनके रत्यादि भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव 
भी सामान्य स्लत्री-पुरुष के भावों में परिवर्तित हो जाते हैं । इससे सामाजिक भी अपना 
व्यक्तिगत विशिष्ट रूप छोड़कर स्त्री या पुरुष मात्र रह जाता है | अर्थात्‌ काव्य-नाट्य के 
पात्र तथा उनका साक्षात्कार करने वाला सामाजिक दोनों अपनी वैयक्तिकता से मुक्त होकर 
स्त्री-पुरुष मात्र रह जाते हैं। फलस्वरूप उनके रत्यादि भाव भी वैयक्तिकता से रहित होकर 
रत्यादि भाव मात्र शेष रहते हैं । इसे ही साधारंजीकत्ण कहते हैं।' इस साधारणीकरण के 
होने पर काव्य-नाट्य के सीतादि पात्र, सामाजिक की रत्यादि के उदबोधक हो जाते हैं । 
यही उनका विभावनादि व्यापार है। डॉ० नगेन्द्र ने इसे रामचरित मानस (बालकाण्ड दोहा 
२२६-२३१) से जनकवाटिका में गौरीपूजन के लिये आयी हुईं सीताजी के प्रति राम के मन 
में उत्पन्न हुए रतिभाव का उदाहरण देकर इस प्रकार स्पष्ट किया है - 


१. गगु कथ रानादिरत्याधुद्वोधकारणै: तीतादिभि: तागाजिकरत्याधुदबोध इत्युच्यते ? 


साहित्यदर्पण, कृति ३/९ 
२. "भावषकत्थ ताधारणीकरणन्‌ । तेन ही व्यापारेण विभावादय: स्थायी द ताधारणीक्रियन्ते | ताधारणीकरण 
वैतदेव वर्तीतादिधिशेषाणां कामिनीत्वादिसागान्येनो । स्थाय्यनुभावादीनां च सम्बन्धिविशेषा- 


गबक्तितरवेग।” - काव्याकाश, टीकाकार - गोविन्द ठक्कर 
पृष्ठ १९७ ले उद्धृत । 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५० 

“यहां राम आश्रय है, सीता आलग्बन है, वासन्ती वैभव से समृद्ध जनकवाटिका 
उददीपन है, राम के पुलक आदि अनुभाव हैं, रति स्थायी है और हर्ष, वितर्क, मति आदि 
संचारी भाव हैं |” 

उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार प्रस्तुत प्रसंग की रसास्वादन प्रक्रिया में साधारणीकरण 
हो जाता है | आश्रय राम के साधारणीकरण का अर्थ है कि वे राम न रह कर रति मुग्ध 
सामान्य पुरुष बन जाते हैं -- उनके देश और काल तथा उनसे अनुबद्ध वैशिष्टय तिरोभूत 
हो जाते हैं और नारी के सौन्दर्य से अभिभूत सामान्य किशोर मन उभर कर सामने आ जाता 
है । आलम्बन सीता के साधारणीकरण का आशय भी बहुत कुछ ऐसा ही है। अर्थात्‌ उनका 
भी देश, कालावस्छिन्न वैशिष्टय समाप्त हो जाता है और सामान्य रूप शेष रह जाता है | 
अनुभव के साधारणीकरण से अभिप्राय यह है कि राम की चेथयें राम से सम्बद्ध न रहकर 
सामान्य मुग्ध पुरुष की चेशयें बन जाती हैं | इसी प्रकार रत्यादि स्थायिभाव और हर्ष, 
वितर्क आदि संचारी भाव भी एक ओर राम, सीता से और दूसरी ओर सहृदय तथा उसके 
आलग्बन से सम्बद्ध नहीं रह जाते, वे वैयक्तिक राग-द्वेष से मुक्त हो जाते हैं | उपर्युक्त प्रसंग 
में जो रति स्थायि भाव है वह न राम की सीता के प्रति रति है, न सहदय की सीता के 
प्रति और न सहृदय की अपने प्रणयपात्र के प्रति | यह तो निर्मुक्त रतिभाव है जिसमें स्व-पर 
की चेतना निश्शेष हो चुकी है । मूलतः: यह सहृदय का ही स्थायी भाव है, परन्तु साधारणीकरण् 
के कारण व्यक्ति चेतना से निर्मक्त हो गया है | इस प्रकार रस के अवयवों में जो मूर्त है वे 
विशेष से सामान्य बन जाते हैं और जो अमूर्तभाव रूप हैं वे व्यक्ति संसर्गों से मुक्त हो जाते 
हैं -- विभावों की देशकाल के बन्धन से मुक्ति होती है और भावों की स्व-पर की चेतना 


से। 
रसोत्यत्ति सहदय सामाजिक को ही 
इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए आलंकारिक धर्मदत्त कहते हैं :- 


सवासनानां सभ्यानां रसस्थास्थादन भवेत्‌ । 
निवतिनास्तु रह्टान्तः कारुकुड्वाश्मतबिभाः ॥ 
- रस का स्वाद उन्हीं सामाजिकों को होता है जिन के हृदय में रत्यादि बासनाएँ 
विद्यमान हैं। जिनमें वासना ही नहीं, उन्हें रसास्याद कैसे संभव है ? ऐसे लोग तो रंगशाला के 
स्तम्भ, दीवार और पाषाण के समान हैं। 


१. एठ सिद्धान्त, पृष्ठ १९८-१९९ 
२. साहित्यदर्पण, ३/८ से उदधृत 


१५८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
रत सठ्या 

काव्यशाम्त्रियों ने नौ म्थायिभावों के अनुरूप नौ ही रस माने हैं -- शृंगार, हास्य, 
करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्म, अदभुत और शान्त । इन रसों के अतिरिक्त कुछ लोग 
भक्तिस्स' एवं वात्सल्यरस" को भी रस में परिंगणित करते हैं | पर इनका आधा र्भूत 
मीलिक स्थायिभाव न होने से इन्हे रम नहीं माना जा सकता । ईश्वर, माता-पिता एवं गुरु 
वर्ग के प्रति रति ही भक्ति कहलाती है तथा बड़ों की छोटो के प्रति रति या स्नेह को वात्सल्य 
कहते हैं | मानव मन में भक्ति का प्रादुर्भाव मामाजिक परिस्थितियों मे लोक-परम्परा के 
अनुसार होता है | इममें श्रद्धा और म्नेह का मम्मिश्रण होता है । अतः भक्ति का एक 
निश्चित स्थायिभाव न होने से यह रस नहीं है । साहित्य-शास्त्र में देवता विषयक रति को 
“भाव”! कहा जाता है, रम नही | इसी प्रकार बड़ो का छोटों के प्रति वात्मल्य रति का ही 
&पान्तर है । अलग तात्तविक मूल स्थायिभाव नही है । इमलिये साहित्यशास्त्रियों ने भक्ति 
एवं वात्सल्य को रस नहीं माना है अपितु उनकी गणना भावों में की है। अतः साहित्य-शाम्त्र 
के अनुसार भक्ति एवं वात्सल्य को भाव मानना ही उचित है, रस नहीं | 


इस प्रकार रस नौ ही हैं, दम या ग्यारह नहीं | 
जयोदय में रस 

जयोदय में शृंगार, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक एवं वीभत्स रस की प्रभावशाली 
व्यंजना हुई है | इनमें शान्तरस काव्य का अंगीरस है, शेष रस उसके अंगभूत है । 


[./ 


श्कारत 


काव्य-नाटय में वर्णित उत्तम प्रकृति के परम्परानुरक्त युवक-युवतियों की अनुरागमय 
चेशाओं का साक्षात्कार करने से सामाजिक का जो रतिभाव उद्बुद्ध होकर आनन्दात्मक 
अनुभति में परिणत हो जाता है वह शृंगार रस कहलाता है ।' शृंगार गम की दो अवस्धायें 
होती हैं - संभोग और विप्रलम्भ । इन दोनों अवस्थाओं में समान रूप से विधमान 


१. ब्रह्मानन्दो भवेदेष चेत्‌ परार्द्धगूणीकृतः ! नेतिभक्ति: सुखाम्भोधे: परमाणुतुलाभपि ॥ १९ 
- रूपस्वामी भक्तिरसागृतसिन्धुर्वविभागे प्रथमा, सामान्य भक्ति लहरी । 
२. साहित्य दर्पण, ३/२५१-२५४ का पूर्वार्द्ध 
३. नाट्यशास्त्र, वष्ट अध्याय 
४. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय 





जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १५९ 
नायिकादिगत रति के निमित्त मे आस्वाद्यमान हो जाने वाली सामाजिक की रति शृंगार है।' 
जयोदय में स्वयंवरोत्सव, विवाहोत्सव, सुरतक्रीड़ा, बिहार, पान-गोष्ठी आदि के 
मन्दर्भ में सम्भोग-शृंगार की मुन्दर व्यंजना हुई है । 
स्वयंवर सभा में नायिका मुलोचना म्वयंवरण के लिए राजाओं का निरीक्षण करती 
है । क्रमश: एक एक राजा को देखती है और आगे बढ़ जाती है । जब जयकुमार के ममीप 
पहुँचती है तो उसके रूपसौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाती है | हृदय में उमके प्रति अनुराग 
उमड़ आता है। वह वरमाला पहनाना चाहती है किन्तु नारी मुलभ लज्जा उसे संकुचित करती 
है | उसके नेत्र भी बार-बार जयकुमार की रूपसुधा का पान करने के लिये ऊपर उठते हैं 
किन्नु लज्जा के वशीभूत हो झुक जाते है | अन्ततः लज्जञा पराजित हो जाती है और काम 
विजयी होता है । मुलोचना अपलक नेत्रों मे जयकुमार का मुख निहारने लगती है । जयकुमार 
भी सरागभाव से सुलोचना की आँखों में आँखें डाल देता है और वे अपने हृदगत अनुगग 
का आदान-प्रदान करने लगने हैं | मखी की प्रेरणा मे मुलोचना काँपते हुए हाथों मे जयकुमार 
के गले में वग्माला पहना देती है तब जयकुमार के म्पर्श में मुलोचना की देह रोमांचित हो 
उठती है मानों वर की शोभा देखने के लिये गेम-गेम उठकर खड़ा हो गया हो । 
यहाँ शुंगार के आलम्बन, उददीपन विभावों, अनुभावों और व्यभिचारी भावों के 
म्वाभाविक वर्णन में शृंगाग-ःर्म छलक-छलक पड़ता है | उदाहरण द्रश्व्य है - 
हृद्गतमस्या दपितं न तु प्रयातुं शशाक सहसाउ्षि । 
सम्यकू कृतस्तदानी तया5श्णिलज़ेति जनसाक्षी ॥ ६/११८ 
भूयों विरराम करः प्रियोन्मुखः सन्‌ खगन्वितस्तस्था: | 
प्र्यायपाी.. दृगन्तो5प्यईपषाआपलता5 5 लस्थात्‌ ॥ ६/११९ 
तस्योरसि कम्प्रकरा मालां बाला लिलेख नतवदना | 
आत्माड्रीकरणाक्षरमालामिव निश्चवलामधुना ॥ ६/१२३ 


सम्पुलकिताडुक्श्टेरुट्ग्रीवाणीव रेजिरि तानि | 
रोमाणि बालभावादरणिय द्रसुमुत्कानि ॥ ६/१२४ 


१. अभिनवभारती, पृष्ठ ५४३ 


१६० जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
जब जयकुमार और सुलोचना को विवाह मण्डप में लाया जाता है तब वे एक 

दूसरे को सतृष्ण भाव से देखते हैं, वार्तालाप करते हैं और आनन्दित होते हैं । यहाँ सुलोचना 
के रूपसौन्दर और प्रेमी-युगल के रसात्मक अनुभावों के वर्णन से शृंगार-रस की धारा प्रवाहित 
होती है । 

तरलायतबर्तितागता... सा5 भव- 

दत्रस्मरदीपिका स्वभासा | 

अभिभूततमाः: समा जनानां 

किमिव स्नेहमिति स्वयं दधाना ॥१०/११४ 

टृकू तस्थ चायत्स्मरदीपिकायां 

समन्ततः सम्रति भासुरायाम्‌ | 

हुत॑ फ्तड्ावलिक्तदड्मा5 - 

नुयोगिनी नूनमनडूसड्आात्‌ ॥१०/११५ 

अभवदपि परस्परप्रसादः पुनरुभवोरिष्ट तोषपोथवादः । 

उथसि दिगनुरागिणीति पूर्वा रविरपि हच्टवपुर्विदों दिदुदा)१०/११६ 

नन्दीश्वरं सम्प्रति देवदेव पिकाडूना चूतकसूतमेव । 

वस्वीकसाराकमियात्र साक्षीकृत्याशु सन्त मुमुदे मृगाक्षी ॥१०/११७ 

अध्यात्मविद्यामिव. भय्पबुन्दः, 

सरोजराजि मधुरां मिलिन्दः । 
प्रीत्या पपौ सोषपि तकां सुगौर- 
गाजी यथा चनाकलां चकोरः ॥ १०/११८ 
- चंचल एवं विशाल नेत्रों वाली सुलोचना ज्यों ही मण्डप में प्रविष्ट हुई त्यों ही 

उसकी कान्ति से मण्डप जगमगा उठा | सौन्दर्य की राशि सुलोचना दर्शकों के लिए कामदेव 
की दीपिका सी प्रतीत हुई । जयकुमार की दृष्टि सुलोचना पर पड़ी और उसके अंगों से इस 
प्रकार लिपट गई जैसे दीपक पर पतंगों का समूह लिपट जाता है | वे एक दूसरे को देखने 
लगे । सुलोचना जयकुमार को देखकर इस प्रकार प्रसन्न हुई जैसे नन्दीश्वर को देखकर इन्द्र 
प्रसन्न होता है, आज्रमंजरी को देखकर कोयल और सूर्य को देखकर कमलिनी । जैसे मुक्ति 
के अभिलाषी अध्यालविध्या को, प्रमर कमलपंक्ति को तथा चकोर चन्द्रकला को प्रेम से पीते 
हैं; उसी प्रकार जयकुमार ने मनोहरांगी सुलोचना को प्रेम से पान किया । 


जयोदय गहाकाज्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीखन १६१ 
ल्लम्यत 
_...>#हास्योधादक विभावों, अनुभावों एवं व्यभिचारिभावों के वर्णन से हास्य-रस की 
अभिव्यंजना होती है । जयोदय में हात्यरस की सृष्टि दो स्थलों पर हुई है । काशी नगरी में 
जयकुमार की बारात निकलती है तो वहाँ की स्त्रियाँ जयकुमार को देखने के लिए इतनी 
उतावली हो जाती हैं कि जल्दी-जल्दी में वे उल्टा-सीधा शृंगार कर लेती हैं और आभूषण 
भी उल्टे-सीघे पहन लेती हैं | कोई स्त्री कस्तूरी का लेप ललाट पर न कर आँख में कर 
लेती है, कोई अंजन को आँख के बदले कपोल पर आँज लेती है और कोई हार को गले 
में न पहन कर कमर में बाँध लेती है | नारियों का यह शुंगारविपर्यय हास्यरस की व्यंजना 
का हेतु बन गया है - 
दृशि चैणमदः कपोलके5उजनक हारलतावलग्नके | 
रशना तु गले5बलास्विति रयसम्बोधकरी परिस्थिति: ॥ १०/५९ 
सुलोचना के विवाह में पंक्तिभोज के अवसर पर बारातियों और भोजन परोसने 
वाली स्त्रियों के बीच जो हास-परिहास होता है, वह भी हास्यरस का व्यंजक है । 
किसी बाराती युवक ने भोजन परोसने वाली एक थुवती से कहा है - “ैं तेरे 
सम्मुख प्यासा हुँ" | युवती इसका अभिप्राय नहीं समझी और जल का कलश उठा कर ले 
आयी । युवती का यह भोलापन हास्यरस की झड़ी लगा देता है | देखिए - 
तब सम्मुखमस्म्यहं पिपामुः मुदतीत्॑ गदितापि मुग्षिकाशु । 
कली समुपाहस्तु यावत्‌ स्मितपुष्यैरियमड्चितापि ताबत्‌ | १२/११९ 
(रत 
नायकादि के क्रोध को प्रबुद्ध एवं उददीपन करने वाले कारणों और उसकी क्रुद्ध 
दशा के वर्णन से रौद्ररस की अभिव्यक्ति होती है | 
जयोदय के सातवें सर्ग में रौद्र रस की अभिव्यंजना हुई है। जब नायिका सुलोचना 
स्वयंवर सभा में उपस्थित अनेक राजकुमारों को छोड़कर जयकुमार का वरण कर लेती है 
तो दुर्मर्षण इसे अपने स्वामी अर्ककीर्ति का अपमान समझ लेता है | वह अर्ककीर्ति को 
जयकुनार के प्रति उत्तेजित करता है | परिणामस्वरूप वह सुलोचना के पति जयकुमार एवं 


१६२ जयोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
पिता अकम्पन के प्रति क्रोध से प्रज्यलित हो उठता है | उसकी क्रुद्ध दशा के वर्णन से 
रैद्ररस की अभिव्यक्ति हुई है - 

कल्पां समाकलप्योग्रामेनां भरतनन्दनः । 

रक्तनेत्रो जवादेव बभूव क्षीबतां गतः ॥ ७/१७॥ 

दहनस्थ प्रयोगेण. तस्पेत्व॑ दारुणेड्वितः । 

दग्धश्वक्रिमुतो ब्यक्ता अड्वारा हि ततो गिरः ॥ ७/१८॥ 


अहो प्रत्येत्वयं मूह आत्मनो5कम्पनाभिधाम्‌ । 

नावैति किन्तु मे कोपं भूभृुतां कम्पकारणम्‌ ॥ ७/२० ॥ 
गाठमुष्टियं खः. कवलोपसंहारकः । 

सम्प्रत्यर्वी च भूभागे हीयात्‌ सत्त्वमितः कुतः ॥ ७/२१ ॥ 
राज्ञामान्नावशो5 वश्यं वश्यो5यं भो पुनः स्वयम्‌ । 

नाश काशीप्रभोः कृत्वा कन्यां धन्यामिहानयेत्‌ ॥ ७/२२ ॥ 

- दुर्मरषण की वाणीरूप तेज मदिरा का पान कर अर्ककीर्ति के नेत्र लाल हो गये। 
उसकी वाक्रूप अग्नि के कारण अर्ककीर्ति धधक उठा | धधकने के कारण उसके मुख से 
अंगारवत्‌ वचन निकलने लगे । वह बोला - यह मूर्ख अकम्पन अपने नाम पर विश्वास 
करता है, किन्तु मेरे क्रोध को नहीं जानता, जो पर्वत से अचल राजाओं को कंपित करता 
ह। यह मेरा खड्ड सुदृढ़ मुष्ति वाला है, यह यमराज की शक्ति की भी चिन्ता नहीं करता फिर 
इस पृथ्वी पर कोई शत्रु कैसे जीवित रह सकता है ? मेरी यह तलवार मेरे वश में है तथा 
एजाओं को मेरे आधीन करने वाली है | इसलिये यह स्वयं ही काशी नरेश अकम्पन का 
नाशकर भाग्यशालिनी कन्या सुलोचना को मेरे पास ले आवेगी । 


ब्रीरम 


उत्साह से परिपूर्ण नायकादि उनके उत्साह को बढ़ाने वाले कारणों तथा उत्साह 
को अभिव्यक्त करने वाले अनुभावों और व्यभिचारी भावों के वर्णन से वीररस की अभिव्यक्ति 
होती है । 

जयोदय में युद्ध के सन्दर्भ में वीररस की व्यंजना हुई है। जब जयकुमार को दूत 
द्वारा यह समाचार मिलता है कि अर्ककीर्ति युद्ध करने का हठ छोड़ने के लिये तैयार नहीं 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १६३ 
है तो वह राजा अकम्पन से कहता है - हे #फ्न्‌ / क्र आज़, कर आज कह उुनकर बोग 
प्ने दी आरचर् में पर जगे, (किन गम गठड़ डे शुह में मत की नाल के तगान कोमार होगा 
है /" (अर्थात्‌ आप लोग भले ही अर्ककीर्ति से डरें, पर मैं नहीं डरता) अब चिन्ता करने 
से क्या लाभ ? आप तो सावधानीपूर्वक सुलोचना की रक्षा करें। उस दुष्ट बन्दर (अर्ककीर्ति) 
को बाँधकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित करूंगा | आपको चिन्ता हो सकती है कि मेरे 
पास सैन्यबल नहीं है, पर आप यह स्मरण रखें कि बल की अपेक्षा नीति ही बलवान्‌ होती 
है । हाथियों को नष्ट करने वाला सिंह भी अशपद की नीति के बल पर शीघ्र ही मारा जाता 
है । इस प्रकार कहते हुए जयकुमार आवेश से भर गया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। 
कवि के शब्द इस प्रकार हैं - 

पत्नगोउयमिह पत्नगोउन्तरे इत्यवाप्तरहुविस्मयाः प्ररे | 

सन्‍्तु किन्तु स पतत्पतेरलमास्य उत्पलमृणालपेशलः ॥ ७/७५ ॥ 


कि फल विमलशीलशोचनाद्रक्ष साक्षिकतया सुलोचनाम्‌ । 
त॑ बलीमुखबलं बलैरलं पाशबद्धमधुनेक्षतां खनम्‌ ॥ ७/७७ ॥ 


नीतिरेव हि बलादू बलीयसी विक्रमो5ध्वविमुखस्थ को वशिन्‌ । 
केसरी करिपरीतिकृद्रयाद्धन्यते स शबरेण हेलया ॥ ७/७८ ॥ 


संप्रयुक्तमुदुसूक्तमुक्तया पद्चयेव कुरुभूमिभुक्तया । 
संवृतः श्रममुषा रुषा रयाद्यशुषि प्रकटितानुरागपा ॥ ७/८२ ॥ 
यहाँ जरन्म्मार के युद्धोत्साह को व्यक्त करने वाले वीरतापूर्ण वचन सामाजिक के 
उत्साह को उद्बुद्ध कर उसे वीररस की अनुभूति कराते हैं । 
प्रगगत्ृत्त 
भयोत्पादक विभावों तथा भय व्यंजक अनुभावों और व्यभिचारी भावों का वर्णन 
कर कवि भयानकरस की अनुभूति कराता है | 
जयोदय में भयानक रस का यह प्रकरण अत्यन्त प्रभावशाली है । युद्धस्थल में 
योद्धाओं के विदीर्ण वक्षस्थल से मोतियों के हार टूट कर गिर जाते हैं । उन हारों के बिखरे 
मोती रक्त से लयपथ हो जाते हैं, जो यमराज के दाँतों के समान दिखायी देते हैं । उस युद्ध 


भूमि में एक योद्धा ने आवेश के साथ अपने प्रतिपक्षी योद्धा का सिर काट डाला जो तेजी 
से आकाश में उछला । वह नीचे गिरने ही वाला था कि वहाँ स्थित किश्नरियाँ उस सिर को 


१६४ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
देखकर यह समझी कि यह हमारे मुखचन्द्र को ग्रसने के लिए राहू आ रहा है, और वे 
भयभीत हो गईं - 

भिन्नेभ्यः आरात्यतिता विकीर्णा वक्षःस्वलेभ्यों मुदुह्रयाराः । 

सरक्तबान्ता दशना इवाभुः परेतराजो5ब यकैस्तता भू: ॥ ८/३० 

बिलुनमन्पस्य शिरः सजोजे प्रोत्पत्प खात्संपतदिष्टपीषम्‌ । 

ककोएुपे किम्पुरुकाडुनाभिः कलृप्तावलोक्याथ व रहुणा भी: ॥ ८/३४॥ 

यहाँ युद्ध की भयानकता का वर्णन है जिससे सहृदय का “भय” स्थायि भाव 

अभिव्यक्त होकर भयानकरस के रूप में परिणत हो जाता है | 
ब्रीपत्मरत 

अहृदध्य, अप्रिय और अनिष्ट पदार्थों के वर्णन से वीभत्सरस की सृष्टि होती है । 

जयोदय में कवि ने जयकुमार और अर्ककीर्ति के युद्धोपरान्‍्त रणभूमि के 
जुगुसोत्पादक दृश्य का वर्णन कर वीभत्सरस की अनुभूति कराई है - 

अप्राणकैः प्राणभृतां प्रतीकैरमानि चाजिः प्रतता सतीकैः । 
अभीष्टसंभारकती विशालाउसौ विश्वश्रष्ुु: खतु शिल्पशाला ॥ ८/३७ ॥ 
पित्सत्सपक्षा: पिशिताशनायायान्तस्तदानी समरो्वरायाम्‌ । 

चराश्व पूत्कारपराः शवानां प्राणा इवाभुः परितः प्रतानाः ॥ ८/३९ ॥ 

- युद्ध भूमि योद्धाओं के कटे हुए मस्तक, हाथ, पैर आदि अवयवों से आकीर्ण 
हो गई । वह ऐसी प्रतीत होती थी मानों विश्वकर्मा की शिल्पशाला हो । गिद्धों का समूह 
मृतकों का मांस खाने के लिए टूट पड़ रहा था | पंख फड़फड़ाते हुए गिद्ध ऐसे लगते थे 
जैसे योद्धाओं के फूल्कारपूर्वक निकलते हुआ प्राण हों । 
भाकरतत का सहप 

भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में शान्तरस का लक्षण इस प्रकार निरूपित किया है - 

“अब शान्तो नाम शमस्थायिभादात्मको मोक्षप्रक्तकः ।””' 

अर्थात्‌ आस्वाद्य अवस्था को प्राप्त शम स्थायिभाव शान्तरस कहलाता है । वह मोक्ष 
की ओर ले जाने वाला है | 


१. नाट्यशास्त्र, बह अध्याय 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १६५ 
शान्तरस के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं - 
“यत्र न दुःख न सुख द्ेषो नापि व मत्सरः । 
समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रबतो रसः॥”' 
जब न दुःख की अनुभूति होती है, न सुख की, न द्वेष की; न ईर्ष्या की; अपितु 
समस्त प्राणियों के प्रति समभाव की अनुभूति होती है, उस अवस्था का नाम शान्तरस है । 
काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र ने शान्तरस का स्वरूप इस प्रकार निरूपित 
किया है - 
“न ैराग्णादिविभावस्तृष्णाक्षयरूप: शमः स्वायिभावश्चर्वणां प्राप्त: शान्तो रसः ।””' 
वैराग्यादि विभावों के निमित्त से चर्वणा (आस्वाद) को प्राप्त तृष्णाक्षयरूप “शम"' 
स्थायिभाव शान्तरस कहलाता है । 
शान्तरस के विभाव 


तत्त्वज्ञान, वैराग्य, चित्तशुद्धि आदि शान्तरस के विभाव हैं, जैसा कि भरत मुनि 
ने कहा है :- 
“'स तु तस्वज्ञानवैराग्याशयशुद्ृष्यादिभावैः समुत्पयते ।”” ' 
काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र ने वैराग्य, संसारभीरुता, तत्त्वज्ञान, वीतरागपरिशीलन, 
परमेश्वरानुप्रहादि को शान्तरस का विभाव बतलाया है - 


वैराग्यसंसारभीरुतातस्वज्लानवीतरागपरिशीलनपरमेश्वरानुग्रहादिविभावो पमनियमाध्या 
त्मशास्त्रचिन्तनायनु भावो ध्ृतिस्मृतिनिर्वेदमत्यादिव्यभिचारी तृष्णासपरूपः शमः स्थायिभावश्चर्षणां 
प्राप्त: शान्तो रसः ।”! 
नाट्यदर्पणकार भी उपर्युक्त तत्त्वों को ही शान्तरस का विभाव मानते हैं - 
“'संसारभयवैराग्पतत्वशास्त्रविमर्शनः | 
शान्तोभिनयन तस्व क्षमा ध्यानोपकारत:”' ॥ 
देवमनुष्यनारकतिर्यग्रूपेण बहुधा परिभ्रमर्ण संसारः, तस्माद्‌ भयम्‌। वैराग्यं किवियवैमुस्यम्‌! 
तत्वस्थ जीवाजीबपुण्यपापादिरूपपदार्थशास्बस्थ मोक्हेतुप्रतिपाददसस्व बिमर्शनं पुनः पुनश्वेतसि 
. नाट्यशास्त्र, बह अध्याय 


१ 
२. काव्यानुशासन 

३. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय 
ड़ 


. काव्यानुशासन, २/१६ 


३६६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
न्यसनम्‌ | एक्सादिभिर्विभावैः कामक्रोधलोभमानमायाद्रनुपरक्ततो परोन्मुखता विवर्जिताक्लिए- 
चेतोरूपशमस्थायिशान्तो रसो भवतिः । 

अर्थात्‌ देव, मनुष्य, नारक और तिर्यच के रूप में निरन्तर परिभ्रमण करना संसार 
कहलाता है । उससे भय होना संसारभय है | विषयों से विमुख हो जाना वैराग्य है | जीव, 
अजीव, पुण्य, पाप आदि तत्त्वों का तथा मोक्षमार्ग के प्रतिपादक शास्त्र का बार-बार चिन्तन 
करना तत्त्वशाम्त्र का विमर्शन है | इन विभावों से जब काम, क्रोध, लोभ, मान, माया आदि 
से रहित स्वात्मोन्मुख क्लेशरहित चित्तरूप “शम"' स्थायिभाव चर्वणा को प्राप्त होता है, तब 
वह शान्तरस कहलाता है । 

इसप्रकार तत्त्वज्ञान, वैराग्य, मंमारभय, चित्तशुद्धि आदि शान्तरस के विभाव हैं. 
#आनतरत्र के अनुभव 

भरत मुनि के अनुमार यम, नियम, अध्यात्मध्यान, धारणा, उपासना, मर्वभूतदया, 
संन्‍्यासधारण आदि शान्तरस के अनुभाव हैं - 
“'तस्य यमनियमाध्यात्मध्यानधारणोपासनसर्व भूतदयालिडुग्रहणादिभिरनु भावैरमिनय: प्रयोक्तब्यः |”! ' 

काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र अध्यामशास्त्र चिन्तन को भी शान्तरम का 
अनुभाव मानते हैं । 
शान्तरत के व्यग्रिगरिषव 


निर्वेद, स्मृति, धृति, शौच, स्तम्भ, रोमांच आदि शान्तरम के व्यभिचारिभाव हैं - 
“व्यभिचारिणश्वास्पनिर्वेद-स्मृति-घृति-शौच-स्तम्प्र-रोमाञ्वादयः ।”” 
शान्तरस सत्ताविषयक विवाद 


शान्तरस की स्थिति के विषय में न केवल आधुनिक विद्वानों में किन्तु प्राचीन 
विद्वानों में भी मतभेद पाया जाता है | इस मतभेद का मुख्य आधार भरतमुनि का “अशी 
नाट्ये रसा: स्मृता:' यह श्लोक है| भरत के इसी वचन के आधार पर प्राचीन आचार्यों 
में महाकवि कालिदास, अमरसिंह, भामह और दण्डी आदि ने भी नाट्य के आठ ही रसों 
का उल्लेख किया है तथा शान्तरस का प्रतिपादन नहीं किया है | इसके विपरीत उद्भट, 


१. नाट्यदर्पण, तृतीय विवेक 
२. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय 
३. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १६७ 
आनन्दवर्धन तथा अभिनववगुप्त ने स्पथ्रूप से शान्तरस का प्रतिपादन किया है । बड़ौदा से 
प्रकाशित “अभिनवभाग्ती" व्याख्या मे युक्त भरत-नाट्यशास्त्र के द्वितीय संस्करण के 
सम्पादक श्री रामस्वामी शास्त्री शिरोमणि ने लिखा है कि शान्तरस की स्थापना सबसे पहले 
भरत नाटयशास्त्र के टीकाकार उद्भट ने अपने “'काव्यालंकार संग्रह” नामक ग्रन्थ में की 
है | उसके बाद आनन्दवर्धन तथा अभिनवगुम आदि ने उसका समर्थन किया है। उद्भट 
के पहले शान्तरस की कोई मत्ता नहीं मानी जाती थी | भरत नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय 
में भी शान्तरम का वर्णन पाया जाता है, परन्तु उसके विरोध में उक्त सम्पादक महोदय का 
मत है कि वह प्रक्षिप्त या बाद का बढ़ाया हुआ है | इस अंश को प्रक्षिप्त मानने के लिये 
उन्होंने दो हेतु दिये हैं| पहिला हेतु तो यह है कि भरत मुनि ने पहिले तो आठ ही रखों 
का उल्लेख किया है तब बाद में नवम रस का वर्णन उनके ग्रन्थ में नहीं होना चाहिए था, 
अतः यह अंश प्रक्षिप्त है । उनकी दूसरी उक्ति यह है कि शान्तरस वाला यह प्रकरण “नाट्य 
शास्त्र'' की कुछ पाण्डुलिपियों में पाया जाता है | इसलिये वे उसको प्रक्षिप्त मानते हैं और 
शान्तरस की मत्ता न माननेवाले पक्ष के समर्थक हैं । प्राचीन आचार्यों में शान्तरस के सबसे 
प्रबल विरोधी दशखू्पककार धनञज्जय एवं उनके टीकाकार अधिक हैं । उन्होंने दशरूपक 
तथा उमकी टीका दोनों में बड़ी प्रौढ़ता से शान्तरस का खण्डन किया है । 


शान्तरस की मत्ता के विरोध में जो तर्क दिये जाते हैं, उनमें प्रमुख दो हैं :- 


(१) शान्तरम उम्र अवस्था का नाम है जहाँ न दु:ख का अनुभव होता है, न सुख 
का, न कोई चिन्ता होती है, न राग और न द्वेष, न कोई इच्छा । समस्त पदार्थों के प्रति 
समलोश्टश्मकाञज्वनवत्‌ ममभाव का अनुभव होता है। इस अवस्था का अनुभव केवल परमात्म 
स्वरूप प्राप्तित्प मोक्षदशा में ही हो सकता है, जिसमें व्यभिचारी आदि भावों का सर्वथा 
अभाव होता है तब इस अवस्था को रस कैसे माना जा सकता है ? 


(२) धनजञ्जय एवं धनिक का कथन है कि शान्तरस का अभिनय संभव नहीं है। 
क्योंकि शान्तरस का स्थायिभाव “शम'' है और ''शम'”' उम्र अवस्था का नाम है जिसमें 
सभी प्रकार की चेण्ठओं का उपशम (अभाव) हो जाता है | किन्तु चेश के अभाव का 


१ ननु - नयकत्र दुःखसुखं न चिन्ता न द्वेषगगौ व काचिदिध्छा । 
रसः स.शान्तः कथितो मुनीन्दे: सर्वेषु भावेषु समप्रमाण: || 
इत्येत रूपस्य शान्तस्य मोक्षावस्थायागेवात्मस्वरूपापत्तिलक्षणायां प्रादुर्भावात्तत्र सज्या्यादीनामभावात्‌ कथ॑ 
रसत्वभिति ?- साहित्यदर्पण, ३/२४९ 


१६८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
अभिनय संभव नहीं है | निद्रा और मूर्च्छा आदि जिसको लोक में चेशरहित स्थिति कहा 
जाता है, उसका भी श्वास-प्रश्वास आदि तथा गिरने या पृथ्वी पर सोने आदि चे्ाओं द्वारा 
ही नाटक में प्रदर्शन किया जाता है | इसलिए व्यापार शून्यतारूप “शम”” का अभिनय 
कदापि संभव नहीं है, अतः नाट्य में शान्तरस की सत्ता नहीं मानी जा सकती | 
कनएत्र किक तर्ों मा कषठन 


(१) उपर्युक्त तकाँ का खण्डन अभिनवभारतीकार ने निम्नलिखित तर्क से किया है। 
वे कहते हैं - “धर्मशास्त्रों में मनुष्य के चार पुरुषार्थ बतलाये गये हैं - धर्म, अर्थ, काम, 
और मोक्ष । मनुष्य में जैसे कामादि (धर्म, अर्थ, काम) पुरुषार्थों की साधक रत्यादि चित्तवृत्तियाँ 
होती हैं वैसे ही मोक्षपुरुषार्थ की साधक “शम”” चित्तवृत्ति भी होती है । जैसे सहृदय 
सामाजिकों की रत्यादि चित्तवृत्तियाँ कवियों और नटों के व्यापार द्वारा आस्वाधयोग्य बना 
कर रसत्व को प्राप्त करायी जाती हैं, वैसे ही ''शम'' चित्तवृत्ति भी उनके व्यापार द्वारा रसत्व 
को क्‍यों नहीं प्राप्त करायी जा सकती है ? अभिप्राय यह है कि करायी जा सकती है । 
अत: शान्तरस का अस्तित्व है ।” 

(२) साहित्यदर्पणकार शान्तरस का प्रैतिपादन करते हुए कहते हैं - शान्तरस का 
स्थायिभावभूत ऐसा “शम'”' है जो युक्त (ब्रह्मध्यानमग्न) तथा वियुक्त (सिद्ध) अवस्थाओं में 
विद्यमान रहता है। अतः उसमें व्यभिचारिभावों का परिषोष होता है जिससे वह रसता को 
प्राप्त होता है । 

शान्तरस में जिस सुखाभाव की चर्चा की गई है वह वैषयिक सुखाभाव है, आत्मोत्य 
परमसुख का अभाव नहीं, जैसा कि महाभारत के निम्न श्लोक से स्पष्ट है - 

यलल कामसुखं लोके बश्य दिव्यं महत्सुअम । 
तृथ्णाभयलुखस्वैते नाहतः कोडर्थी कलाम्‌ ॥| 

विषयभोग से लौकिक-सुख मिलता है और स्वर्ग में रहने से दिव्य-सुख प्राप्त होता 
है । ये दोनों सुख तृष्णाक्षय से उत्पन्न होने वाले अतीन्द्रिय आत्मसुख के सोलहदवें अंश के 
भी बराबर नहीं है । 

अन्रोच्यते-इृहव तावद्‌ धर्मादित्रितयनिव गोक्षो 5पि पुरुषार्थ: शास्त्रेषु सवृतीतिह्य सादिषु व फ्रधान्येनोपायतो 
ब्युर्पाधयत इति सुप्रसिद्धभू। यथा च कामादिषु तमुचिताश्वित्तवृत्तयो कविगटबव्यापारेण 
आस्थादयोप्यताप्राएणद्वारेण लागाजिकान्‌ प्रति रसत्व शृंगारादितया नीयन्ते तथा 


किपिति रसत्व नागीवते इति वक्तव्यनयू ? या चातौ 
तथाभूताच्यित्तवृत्ति: तैवात्र स्थाधिभाव: |” - अभिगवभारती, षह्ठ अध्याय पृ० ६१३ 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १६९ 
तात्पर्य यह है कि शान्तरस की अवस्था में अतीन्द्रिय आत्मसुख का अनुभव होता 
है। 

(३) धनज्जय आदि विद्वानों का यह मत समीचीन नहीं है कि “'शम”” की अवस्था 
में चेशओं का उपशम हो जाने से शान्तस का अभिनय नहीं हो सकता । “शम”' की 
अभिव्यक्ति लौकिक सुख-दुःख के प्रति विराम के प्रदर्शन मात्र से की जा सकती है । पात्र 
के अन्तःसंघर्ष को प्रकट करते हुए सत्यप्राप्ति अथवा आलज्ञान के प्रति किये गये प्रयलों 
का दिग्दर्शन मात्र ही शान्तरस को उपस्थित कर सकता है । 


(४) कुछ लोगों का मत है कि शान्तेरस सर्वजनसंवेद्ध नहीं होता | इसका समाधान 
यह है कि सभी रस सभी व्यक्तियों के लिये उपयुक्त नहीं होते । शृंगाररस भी सर्वजन संवेध् 
नहीं है, फिर भी उसे रसराज स्वीकार किया गया है । शान्तरस भी सर्वजनसंवेध नहीं है, 
किन्तु जिनकी मनोदशा वीतरागता की ओर उन्मुख है, उनके द्वारा संवेद्य है, अतः वह 
सहृदय संवेध है । 

#नरत स्थारिशककिक्यक /िगर 


शान्तरस का स्थायिभाव क्‍या है ? इस विषय में सभी विद्वानों में मतभेद है। कुछ 
लोग “निर्वेद'” को शान्तरस का स्थायिभाव मानते हैं तो कुछ लोग “शम'”” को । जो लोग 
“निर्वेद”” को शान्तरस का स्थायिभाव मानते हैं, वे इसके समर्थन में निम्न तर्क देते हैं - 

(१) निर्वेद दो प्रकार का होता है - दारिद्रयादि से उत्पन्न तथा तत्त्वज्लौनजन्य । 
तत्वज्ञानजन्य निर्वेद मोक्ष का कारण है, इसलिए वही शान्तरस का स्थायिभाव है ।* 

(२) भरतमुनि ने स्थायिभावों के बाद जब व्यभिचारिभावों की गणना करायी है 
तब तैंतीस व्यभिचारी भावों में सर्वप्रथम निर्देद की गणना की है, इससे भी सिद्ध होता है 
कि तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद ही शान्तरस का स्थायी भाव है। यदि वह शान्तरस का स्थायिभाव 
न होता तो अमंगल रूप होने के कारण उसकी सर्वप्रथम गणना न कराते | तायर्य यह कि 
अमंगलरूप होते हुए भी व्यभिचारी भावों में जो उसकी सर्वप्रथम गणना की गई है, उसका 
कारण यही है कि वह शान्तरस का स्थायिभाव है | 


१. अभिनव भारती, बह अध्याय, पृ० ६१४ 


१७० जयोदय नहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

यद्यपि ““निर्वेद”” की गणना व्यभिचारी भावों में की गई है किन्तु भरत मुनि का 
यह मत है कि एक रस का स्थायिभाव दूसरे रस में व्यभिचारी भाव हो सकता है । अतः 
“निर्वेद'” शान्तरस में स्थायिभाव है तथा अन्य रतों में व्यभिचारिभाव ।' 


(३) तत्त्वन्ञानजन्य “निर्वेद'' केवल स्थायिभाव ही नहीं है अपितु भरत मुनि का यह 
मत है कि रत्यादि स्थायिभावों का मर्दन करने वाला भी है| इसलिये वह रति आदि से भी 
अधिक स्थायिभाव वाला है | अत: तत्त्वज्ञानजन्य “निर्वेद'' ही शान्तरस का स्थायिभाव है।' 


निर्ेश मा बष्डन, आम ही स्थएना 


अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में इस मत का खण्डन किया है । वे निर्वेद को 
शान्तरस का स्थायिभाव नहीं मानते हैं अपितु “'शम”” को शान्तरस का स्थायिभाव स्वीकार 
करते हैं । 


उनका कथन है कि तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद को शान्तरस का स्थायिभाव मानने से 
एकमात्र तत्त्वज्ञान के ही शान्तरस के विभाव होने का प्रसंग आता है । दूसरी बात यह है 
कि निर्वेद का अर्थ है समस्त विषयों से विरक्ति होना | इस प्रकार वैराग्य का ही दूसरा नाम 
“'निर्वेद”” है । वह तत्त्वज्ञान से उत्पन्न नहीं होता अपितु पहिले वैराग्य होता है फिर तत्त्वज्ञान। 
अलः तत्त्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्य या “निर्वेद” को शान्तरस का स्थायिभाव नहीं माना जा 
सकता । फलस्वरूप शमरूप चित्तवृत्ति ही शान्तरस का स्थायिभाव है ।'* 


““निर्वेद'” को शान्तरस का स्थायिभाव क्‍यों नहीं माना जा सकता है ? शम को 
ही उसका स्थायिभाव क्‍यों मानना चाहिये, इसका सयुक्तिक प्रतिपादन काब्यप्रकाश के 
प्रदीप-टीकाकार ने किया है | वे कहते हैं कि शान्तरस की भावना तो अनिवार्य है, परन्तु 


१,२- एततु चिन्त्य किन्नामां सौ | तत्तवज्ञानो त्थिख्िविंद " इति के चित्‌ | तथाहि (१) दारिद्रयादिप्रभवो 
यो निर्वेद: स ततो5न्यहेतोस्तत्त्वज्लानस्य वैलक्षण्यात्‌ | स्थायिसज्यारिषध्ये चैतदर्थमेवायं पठितः" । 
अन्यथा मांगलिको गुनिस्तथा न पठेत्‌ । जुगुप्सां च व्यभिचारेण शुंगारे निषेधन्युनिभविनां सर्वेषामेव 
स्थायित्वसज्यारिले नुजानाति । तत्त्वज्ञानश्च निर्वेद: स्थारयन्तरोपमर्दक: | भाववैधित््यसहिष्णुभ्यो 
रत्यादिभ्यो यः परमस्थायिशीलः: स एव हि स्थारयन्तरोपामुपमर्दक: । 

- अभिनवभारती, षष्ट अध्याय, पृष्ट ६१४-६१५ 

३. “इृदमपि ----- तत्त्वश्नानजो निर्वेदो5स्य स्थायीति वदता तत्त्वन्नानभेवात्र विभावलेनोक्त स्थात्‌ | 
वैराग्यबीजादिषु कथं विभावत्वम्‌ । तदुपायत्वादिति चेतू, कारण:, कारणे5यं विभावताव्यवहार: से 
चारितप्रसज्वयह: | 
किंतु अयं निर्वेदो नाम सर्वत्रानुपादेयता प्रत्ययो वैराग्पलक्षण: स थ तत्त्वज्ञानस्य प्रत्युक्तोपयामि | विरक्तो 
हि तथा प्रयतते यथास्य तत्त्वज्ञानमुराद्यते | - अभिनवभारती, षष्ठ अध्याय, पृष्ट ६१५ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १७१ 
निर्वेद को उसका स्थायिभाव नहीं माना जा सकता है। उसके स्थान पर “शम'” को उसका 
स्थायिभाव मानना चाहिए । ““निर्वेद'' सब चित्तवृत्तियों का अभावरूप होता है, अतएव 
अभावरूप होने से उसको स्थायिभाव नहीं माना जा सकता है। इसके विपरीत निरीहावस्था 
में आतमलीन होने से जो आनन्द आता है उसको “शम” कहते हैं । “शम”” भावरूप है 
इसलिए शान्तरस का स्थायिभाव शम ही हो सकता है । निर्वेद को व्यभिचारी भाव माना 
जा सकता है ।* 


वस्तुत: “निर्वेद'' (वैराग्य-रगागादि का अभाव) से उत्पन्न अवस्था का नाम “शम'' 
है । '“'शम'' के आस्वाद का नाम ही शान्तरस है । शान्तरस में आस्वादन ““निर्वेद'' का नहीं 
होता, शम का होता है इसलिए 'शम'"' ही शान्तरस का स्थायिभाव है, निर्वेद नहीं। निर्वेद 
कारण है, “'शम'' कार्य (परिणाम) है । 


अभिनवमुप्त, काव्यानुशासनकार आचार्य हेमचन्द्र, नाट्यदर्पणकार रामचन्द्र गुणचन्द्र 
तथा साहित्यदर्पणकार विश्वनाश आदि काव्यशास्त्रियों ने “'शम'” को ही शान्तरस का 
स्थायिभाव माना है । 


इस प्रकार “शम'' स्थायिभाव के आस्वाद का नाम शान्तरस है । तत्त्वज्ञान, वैराग्य, 
चित्तशुद्धि आदि इसके विभाव हैं। यम, नियम, अध्यात्मध्यान, धारणा, उपासना, सर्वभूतदया, 
तथा संन्यास धारण आदि अनुभाव हैं| निर्वेद, स्मृति, धृति, शौच, स्तम्भ तथा रोमांच आदि 
व्यभिचारी भाव हैं । 


शान्तरस जयोदय महाकाव्य का अंगीरस है । प्रस्तुत महाकाव्य में २५ वें सर्ग से 
२८ वें मर्ग तक केवल शान्तरस का ही साम्राज्य है | शृंगारादि रस इसके अंगरस के रूप 
मे प्रयुक्त हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


वैराग्योन्मुख जयकुमार संसार की असारता के विषय में चिन्तन करता है । उसके 
चिन्तन का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन कर कवि ने शान्तरस की हृदयस्पर्शी धारा प्रवाहित 
की है - 


१. “अग्र वदन्ति शान्तो नाम रसस्तावदनुभवसिद्धतया दुरपह्वः | स चैतस्य स्थाबी निर्वेदो युज्येते | तस्य 
विध्देष्यल प्रत्यवरूपत्वात्‌ । आलावमान्‌ रूपत्वाद्दा | शान्तेश्व निखिलविषयपरिष्ठारजनितात्मगात्रविश्रामा- 
नन्दप्रादुभविगयत्वानुभवात्‌ । तदुक्तं (कृष्णादैपायनेन) 'यद्य कामसुखं लोके यघ्चय दिव्यं महत्युखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्थैते नाहत: घोडबी कला” इति | अतएव सर्वचित्तवृत्तिविरामो5त्र स्थायी इति निरस्तम । 
अभावस्थ स्थावित्वायोगात्‌ | तस्वात्‌ शमो5स्य स्थायी। निर्वेदादयस्तु व्यभिचारिण: | स च "शमो 
निरीक्षक्स्थायामानन्दस्वात्मविश्रमात्‌" इति । 


- काव्यप्रकाश, प्रदीप टीका 


१७२ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
क्षणरुचि: कमला प्रतिदिश्मुख मुरथनुश्वलमैन्द्रियिक सुखम्‌ । 
विभव एथ वे सुप्तविकत्पवदहह दृश्यमदो-खिलमध्ुक्म्‌ ॥ २५/३ ॥ 
लब्णिमाब्वदलस्थजलस्वितिस्तरुणिमायमुदो 5 रुणिमान्विति: | 
लसति जीवनमज्जलिजीवनमिह दक्षात्वर्सधे न सुधीजनः ॥ २५/५ ॥ 
अपि तु तृप्तिमियाच्सुचिरिन्धनिरव शतैः सरितामपि सागर: । 
न पुनरेष पुमान्‌ विषयाशपैरिति समञ्यति मोहमहागरः ॥ २५/१७ ॥ 
गणवतीतिचणो विपदां भरं न क्थियी विवयैदधितया नरः । 
अमुहतिष्वपि दीपशिखास्वरं शलभ आनिपतत्यपसम्बरम्‌ ॥ २५/२५ ॥(मूल प्रति) 
परिजनाः कुलपादपके क्षणमप्िवसन्टि व सन्ति व प्षिण: । 
फलमबाप्य किमप्यथ ते रयाञ्जगति यान्ति महीन्द्र ! बदृया ॥ २५/३० ॥ 


अपि परेतरबान्तमथाडुना पितृवनान्तममी परिवारिणः | 
पुरुष एव हि दुर्गतिग़रे स्वकृतदुष्कृतमेष्यति निर्भणः ॥ २५/४८ ॥ 

- संसार की सम्पत्तियाँ बिजली के समान क्षणस्थायी हैं, चंचल हैं । इन्द्रिय सुख 
इन्द्रधनुष के समान क्षणस्थायी हैं। वैभव, पुत्र-पौत्रादि का समागम स्वप्न के समान क्षणभंगुर 
है | जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है | युवावस्था कमलपत्र पर स्थित जलबिन्दु के समान 
क्षणस्थायी है । युवावस्था प्रातः एवं सन्ध्या काल की लालिमा के समान क्षणिक है | प्राणी 
की आयु मनुष्य की अंजलि में स्थित जलवत्‌ प्रतिक्षण क्षीण होती है । प्राणियों की विषयेच्छा 
समुद्र की वड़वाग्नि के समान है। जैसे समुद्र की वड़वाग्नि सैकड़ों नदियों के जल से तृप्त नही 
होती, वैसे ही प्राणियों की विषयेच्छा अपरिमित विषयभोगों से भी तृप्त नहीं होती । संसार 
के प्राणी विषयों में आसक्त होते हैं | वे विषयाकांक्षा के मार्ग में आने दाली आपत्तियों की 
उसी प्रकार चिन्ता नहीं करते, जिस प्रकार पतंगे दीपशिखा पर मंडराते समय मृत्यु की चिन्ता 
नहीं करते । जगत्‌ में कुटुम्ब एक वृक्ष के समान है । जैसे वृक्ष पर पक्षीगण आते हैं, कुछ 
समय साथ रहते हैं फिर अपनी इच्छानुसार गन्तव्य स्थान पर चले जाते है, उसी प्रकार 
परिवार में पुत्र-पौत्रादि जन्म लेते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं और आयु पूर्ण होने पर नई 
गति में चले जाते हैं । मनुष्य की मृत्यु होने पर स्त्री केवल घर के द्वार तक साथ जाती है 
और परिवारजन श्मसान तक । जीव अपने अर्जित पाप-कर्म के कारण अकेला ही दुर्गति 
को प्राप्त होता है । 


जयोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १७३ 


जयकुमार के मुनि-दीक्षा-ग्रहण तथा कठोर मुनि-धर्म के पालन का यह मर्मस्पर्शी 


वर्णन भी महृदय को शान्तरस के सागर में दुबा देता है - 


शत्राशत्र 





सहसा सह सारेणापदूषणमभूषणम्‌ | 
जातरूपमसो भेजे रेजे स्वगुणपूृषण:॥ २८/४ ॥ 


सदाचारविहीनो5पि सदाचारपरायण: । 

स राजापि तपस्वी सन्‌ समक्षो5प्यक्षोपक: || २८/५ ॥ 
हरेवैवेरया व्याप्त भोगिनामधिनायक: | 

अहीनः सर्पकतावत्कज्चुकं परिमुक्तवान्‌ ॥२८/६ ॥ 
पञ्चमुष्टि स्फुरद्िष्टि: प्रवृत्तो5खिलसंयमे । 

उच्चलान महाभागो वृजिनान्दृजिनोपमान्‌ ॥२८/७ ॥ 


कृताभिसन्धिर भ्यडूनी रागमहितोदय : । 
मुक्ताहारतया रेजे मुक्तिकान्ताकरग्रहे ॥ २८/८ ॥ 


मारवाराभ्यतीतस्सब्रयों नोदलताश्रितः । 
निवृत्तिपषनिष्ठो 5पि वृत्तिसंख्यानवानभूत ॥ २८/११ ॥ 


जब शूगारादि रस अनुचित आलम्बन पर आश्रित होते हैं, तब वे रसाभास में 


परिवर्तित हो जाते है ।' जैसे विवाहित स्त्री की परपुरुष के प्रति रति अनुचित है | वह 
जहाँ दर्शायी जायेगी, वहाँ शुगार रस न रहकर शुंगार रमाभास हो जायेगा । इसी प्रकार 


गुरु आदि को आलम्बन बनाकर हास्य रस का प्रयोग, वीतगग को आलम्बन बना कर करुण 
रस का प्रयोग, गुरु अथवा माता-पिता को आलम्बन बना कर रैद्रर्म का प्रयोग, अधमपात्रनिष्ट 
वीररस का वर्णन तथा चाण्डालादि नीच प्रकृति के पात्रों में शमभाव का प्रदर्शन विभिन्न 
ग्माभासों के हेतु है।' 


जयोदय में केवल शुंगार ग्माभाम एवं भयानक ग्माभास की व्यंजना हुई है । 





कक फमकानन्‍कलकलन-नवव्«०-+म>०बकान. 


१ " नदाभासा अनौचित्यप्रवर्तिता:' - काव्यप्रकाश, ४/३६ 


थक. 


२ माहित्यदर्पण, ३ २६३ 5६५ 


१५४ जयोदय महाकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीनन 
शगर रथ 

आचार्य विश्वनाथ ने पूर्वाचार्यों के मतों का संप्रह करते हुए निम्नलिखित रतियों 
को शृंगार र॒माभास का हेतु बतलाया है | 

(१). पा्पुरुष के प्रति रति 
(२). मुनिपली एवं गुरु-पली के प्रति रति 
(३). बहुनायकनिष्ठ रति 
(४). अनुभयनिष्ठरति (एक पक्षीय रति) 
(७५) प्रतिनायकनिष्ठ ग्ति 
(६) अधमपान्रनिष्ट गति 
(9). पशु-पक्षीनिष्ठ गति 

जयोदय महाकाव्य में पर-पुरुष के प्रति रति का प्रदर्शन कर शुंगाररसाभास की 
व्यंजना की गई है | कैलाश पर्वत पर जिनेन्द्रदेव के दर्शन-पूजन के पश्चात भ्रमण करते 
हुए जयकुमार के ममीप रावेप्रभदेव की पली कांचना नामक देवी आती है । वह जयकुमार 
को विभिन्न कामचेष्टा ओं मे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयाव करती है | एक विवाहिता 
का परपुरुष के प्रति अभिव्यक्त किया गया रति भाव अनुचित होने में यहाँ शृंगार रमाभास 
अभिव्यंजित हुआ है ।' 
अबगावर रागात 


आजार्य विश्वनाथ ने उत्तम पात्र में निर्दिष्ट भय को भयानक रमाभास का हेतु माना 
है । जयोदय में इसी प्रकार के भयानक रसाभाम की सृष्टि हुई है | गंगा नदी पार करते 
समय उसकी विशाल लहरों के कारण आगे बढ़ने मे असमर्थ होकर जयकुमार सहायता हेतु 
पुकारता है। अतएव यहाँ वीर नायक के मन में भय की उत्पत्ति का वर्णन होने में भयानक 
रसाभास की व्यंजना होती है। * 


. साहित्य दर्पण, ३/२६३-२६५ ' 

. जयोदय, २४/१०५-१०७, १२७-१३९ 

, उत्तमपात्रगतत्वे भयानके झ्ेयम्‌ | - साहित्यदर्पण, ३/२६६ 
, जयोदय, २०/५१-५२ 


न< 4६० 4 -+# 


सदोदय पहाकाव्य का शैलीवेज्ञानिक अनुशीलन १७५ 


आाव 


देव, मुनि, गुरु, राजा एवं पुत्रादि के प्रति व्यक्त होने वाली रति भाव कहलाती 
है। इसके अतिरिक्त व्यंजना के द्वारा प्रतीत कराये गये व्यभिचारी भाव भी "भाव" शब्द 
मे अभिहित होते है ।” 
जयोदय मे अनेक स्थलों पर देव, गुरू, नृष एवं पुत्रादि के प्रति रतिभाव व्यक्त 
किया गया है | विम्तारभय से यहाँ केवल देव एवं गुरु विषयक रति के उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा रहे है । 
रेगशिकिय्क रति 
काशी नगरी के अधिपति अकम्पन युद्ध में अपने जामाता जयकुमार की विजय 
के पश्चात सर्वप्रथम अर्हतदेव की पूजा करते हैं, जिससे उनकी देव विषयक रति प्रकट 
होती है - 
सपदि विभातो जातो भ्रातर्भवभयहरणविभामूते: । 
शिवसदन मूदुबदनं स्फ्टं विश्वपितुर्जिनसवितुस्ते | ८/८ ९ 


मड़ुलमण्डलमस्तु समस्त जिनदेवे स्वयमरनुभूते | 
हीराया हि कुतः प्रतिपायाश्विन्तामणो लसति पूते ॥ ८/९१ 


कलिते सति जिनदर्शने पुनश्चिन्ता काउन्यकार्यपू्ते: । 
किमिह भवन्ति न तृणानि स्वयं जगति धान्यकणस्फूते: ॥ ८/९२ 
निःसाधनस्य चाहति गोप्तरि सत्य निर्व्ससना भूस्ते । 

धुतये कि दीपैरुदवश्वेच्छान्तिकरस्य सुधासूते: ॥ ८/९३ 


- है भाई ! अब प्रभात हो गया | मंसार के जन्म-मरणरूपी भय का नाश करने 
वाले विश्व के पिता जिन-सूर्य का कल्याणकारी मधुर मुख स्पष्ट दिखाई दे रहा है । जिनेन्द्र 
देव के दर्शन करने पर समस्त मंगल स्वयमेव सम्पन्न हो जाते है | चिन्तामणि रल के प्राप्त 
होने पर हीरा, पन्ना आदि से कोई प्रयोजन नहीं रहता । जिनेन्द्र भगवान्‌ के दर्शन होने पर 
कार्य के पूर्ण होने की क्या चिन्ता ? खेत में धान के बीज बोने पर घास स्वयमेव उग आती 
है । भगवान अर्हत्‌ जैसे योग्य संरक्षक के रहते यह भूमि समस्त आपत्तियों से शून्य हो जाती 


१. काव्यप्रकाश, ४/३५ 
! 


१५६ जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञातिक अनुशीलन 
है । शानिनिप्रदायक अमृतवर्षी चन्द्रमा का उदय डोने पर प्रकाश के लिए दीपक की क्‍या 
आवश्यकता ? 
अ< न के इस देव विषयक रतिभाव का अनुभव कर मद्ददय का रतिभाव व्यंजित 
हो जाता है, जिससे उसे भाव की अनुभूति होती है । 
सुठाबिष्यक रति 
उपबन में मुनिगज के दर्शन कर जयकुमार भक्तिभाव मे उनकी निम्न शब्दों में 
स्तुति करता है, जिससे उसकी गुरुविषयक रति प्रकट होती है और इसका साक्षात्कार कर 
सहृदय का रतिभाव उदबुद्ध हो भाव में परिणत हो जाता है - 
वर्दधिण्णुरघुना5 5 नन्दवारिधिस्तस्थ तावता | 
इत्थमाह्रादकारिण्यो गाव: सम प्रसरन्ति ताः ॥ 
कलशोत्पत्तितादात्म्यमितोहं तब दर्शनात्‌ । 
आगस्त्यक्तो5स्मि संसारसागरश्चुलुकायते ॥ 


त्व॑ सजनपतिश्चन्द्रव्यसादनिधेष खिल: । 
पादसम्पर्कतो यस्य लोको5यं निररतायते ॥ १/१०२-१०५ 
मुनिराज के दर्शन होने पर जयकुमार का आनन्द समुद्र उमड़ पड़ा, वह उनकी 

स्तुति करने लगा - हे भगवन्‌ ! आपके दर्शन कर आज में निष्पाप हो गया हूँ जिमसे मुझे 
अतीव सुख का अनुभव हो रहा है । अब यह मंसाररूपी सागर मुझे चुल्लू के समान प्रतीत 
होता है । आपकी परम पवित्र चरणरज से अवलिप्त मेशा मन आनन्दित हो रहा है | हे 
प्रसादनिधे ! आप चन्द्रमा के समान सजनों के शिरोमणि हैं। जैसे चन्द्रमा की किरणों से संसार 
प्रकाशवान्‌ हो जाता है, उसी तरह मुनिराज के चरणों के संसर्ग से जगत्‌ के प्राणी पापरूपी 
कालिमा को नष्टकर निर्मल हो जाते हैं । 


सग्रेरर 


मानव मन में अनेक भाव सुषुप्तावस्था में विधमान रहते हैं जो विशेष परिस्थिति 
में जागरित हो जाते हैं । सुषुप्तावस्था में विधमान भावों का जागरित होना ही भाबोदय है।' 





१. काव्यप्रकाश, ४/३६ उत्तरार्ध 


जथोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १७७ 
जयोदय में भावोदय के अनेक स्थल हैं । उनमें से कुछ के निरदर्शन इस प्रकार हैं - 
जब राजा जयकुमार अपने श्वसुर अकम्पन से हस्तिनापुर जाने की आज्ञा लेते हैं 
तो राजा अकम्पन दुखी हो जाते हैं। वे अपने मुख से शुभाशीर्वाद भी नहीं दे पाते । उनके 
नेत्रों में ऑसू आ जाते हैं। मौनपूर्वक ही अपने जामाता के मस्तक पर अक्षत अर्पित करते 
हैं । इससे राजा अकम्पन का शोक भाव अभिव्यक्त हो उठता है - 
न वदन्नपि काशिकापतिर्बलनेतुर्गुणिनो महामतिः । 
शिरसि स्फुटमक्षतान्‌ ददौ द्वपकुर्बश्रपनोदके: पदौ ॥१३/२ 
जब दुर्मर्षण अपने तीक्ष्ण वचनों से अर्ककीर्ति को उत्तेजित करता है तो उसके 
नेत्र लाल हो जाते हैं, जिससे उसका क्रोध भाव उदित हो जाता है - 
कल्यां समाकलय्योग्रामेनां भरतनन्दनः । 
रक्तनेत्रो जवादेव बभूव क्षीबतां गतः॥७/१७ 
प्रारतन्यि 


जहां दो भाव एक माथ उदित होते है वहां भावसन्धि होती है । जयोदय में 
भावसच्धि के अनेक उदाहरण हैं | यथा -- 





विवाह के अनन्तर सुलोचना अपने पति जयकुमार के साथ जाती है तो उसके मन 
में हर्ष और विषाद युगपत्‌ उत्पन्न होते है - 


धवसम्भवसंश्रवादितो गुरुवर्गाश्रितमोहतस्ततः । 
नरराजवशादृशात्मसादपि दोलाचरणं कृत तदा | १३/२० 
- एक ओर तो स्वामी के प्रेम तथा दूसरी ओर माता-पिता, गुरुजनों से मोह के 
कारण मसुलोचना की दृष्टि ने झूले का अनुकरण किया, अर्थात्‌ वह कभी हर्ष से जयकुमार 
की ओर देखती थी और कभी शोक से माता-पिता की ओर । 


यहाँ हर्ष और विषाद की सच्धि है | 
बअवजकालता 
जहाँ नायकादि में अनेक भाव एक साथ उदित होते हैं, वहाँ भावशबलता होती है 


अपने जामाता जयकुमार के विजयी होने पर भी महाराजा अकम्पन प्रसन्न नहीं 


१७८ है जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
होते | भविष्य की आशंका से उनके हृदय में चिन्ता, जड़ता, विषाद, मति, धृति आदि 
अनेक भाव "क साथ उत्पन्न होते हैं । 
परिणता विपदेकतमा यदि पदमभून्मम भो इतरापदि | 
पतितुओो5नुचित तु पराभवं श्रणति सोममुतस्य जयो भवन्‌ | 
जगति राजतुजः प्रतियोगिता नगति क्त्मनि मेज क्षतति सुताम । 
झगिति संक्तिरिक्मदो मुदे न गतिरस्त्यपरा मम सम्मुदे ॥ 
परिभवो5५रिभवों हि सुदुःसह इति समेत्य स मेपत्ययन रहः । 
किमुपधामुपधास्यति नात्र वा किमिति कर्मणि तर्कणतो5 बबा ॥९/२-३-४ 
हे प्रभो ! एक विपत्ति दूर हुईं पर दूसरी आपत्ति आ गई | जयकुमार की विजय 
हो गई किन्तु भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति की पराजय मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही 
है | इस संसार में भरत चक्रवर्ती के पुत्र मे विरोध होना, मेरे मार्ग में पर्वत के समान बाधक 
है । अतएव अर्ककीर्ति की प्रसन्‍नता के लिए आवश्यक है कि मैं शीघ्र अपनी द्वितीय पुत्री 
अक्षमाला का विवाह उससे कर दूँ। मेरी निराकुलता का इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं 
है । क्‍या अर्ककीर्ति अपने प्रतिपक्षी द्वारा हुए दु:सह तिरस्कार के कारण दु:खी नहीं होगा? 
अथवा वितर्कणा से क्‍या लाभ ? 
अकम्पन के मन में उठने वाला यह भाव-वैभिन्‍न्य भावशबलता का अद्वितीय 
उदाहरण है | 
निष्कर्ष यह है कि महाकवि ने जयोदय में विभिन्न रसों की समुचित रस सामग्री 
का औचित्यपूर्ण संयोजन कर शुंगार, वीर, शान्त आदि रसों एवं भक्ति आदि भावों की 
प्रभावपूर्ण व्यंजना की है और “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌”” की कसौटी पर महाकाव्य को 
निर्दोष सिद्ध किया है । 





नवम अध्याय 


वर्णविन्यासकक्तता 

वर्णों (व्यंजनों) का ऐसा विन्यास (प्रयोग) जिससे नाद सौन्दर्य (श्रुतिमाधुर्य) की 
सृष्टि हो, रस का उल्कर्ष हो, वस्तु की प्रभावशालिता, कोमलता, कठोरता, कर्कशता आदि 
की व्यंजना हो, शब्द और अर्थ में सामंजस्य स्थापित हो, भावविशेष पर बलाधोन हो, (जोर 
पड़े) तथा अर्थ का विशदीकरण हो, वर्णविन्यास कहलाता है ।' यह कार्य विषय या रस 
के अनुरूप वर्णों (व्यंजनों) की आवृत्ति तथा माधुयादि व्यंजक वर्णविन्यास से सम्पन्न होता 
है । वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास' तथा माधुर्यादि व्यंजक वर्णप्रयोग (भले ही आवृत्ति न 
हो, नये-नये वर्ण का प्रयोग हो) को उपनागरिका आदि बृत्ति तथा वैदर्भी आदि रीति कहते 
हैं।' इन सबको कुन्तक ने क््णबिन्यास नाम दिया है।' 


जो वर्ण रस के अनुरूप होते हैं उन्हीं की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं - 
“'रसाधनुगतत्वेन प्रकर्षेण न्‍्यासोडनुप्रासः” | रस प्रतिकूल वर्णों की आवृत्ति रस विघातक होने 
से अलंकार नहीं कहला सकती । वृत्त्यनुप्रास में “'वृत्ति”” शब्द का अर्थ है रसविषयव्यापारवती 
रचना, उसके अनुरूप वर्णों का न्यास कृश्यनुप्रास कहलाता है ।' कुन्तक ने वर्णविन्यास को 
माधुयादि गुणों और सुकुमार आदि मार्गों (उपनागरिकादि वृत्तियों) का अनुसरण करनेवाला 
कहा है ।* इससे स्पष्ट है कि अनुप्रास या वर्णों की आवृत्ति माधुययादि व्यंजक होनी चाहिये। 


. हरदेव बाहरी : “हिन्दी सेमेंटिक्स', पृष्ठ ३०६ 
२. (क) वर्ण सा! ,नुप्रास: | - काव्यप्रकाश, ९/७९ 
(ख) एको द्वौ वहवो वर्णा वध्यमाना: पुनः पुनः | 
स्वल्पान्तरास्त्रिधा सोक्ता वर्णविन्यासवक्रता ॥ वक्रोक्तिजीवित, २/१ 
(ग) वर्गान्‍्तियोगिन:ः स्पर्शा द्विरुक्तास्तलनादय: । 
शिशश्च रादिसंयुक्ता: प्रस्तुतौचित्यशोभिन: ॥ वही, २/२ 
३. (क) माधुर्यव्यंजकैर्वर्णरुपनागरिकोच्यते | 
ओज:प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला पौ: | काव्यप्रकाश, ९/८० 
(ख) केषाज्यिदेता वैदर्भप्रमुखा रीतयो मता: | वही, ९/८१ 


बन 


४. वक्रोक्तिजीवित, २/१५ 
५. साहित्यदर्पण, १०/३ क्ृत्ति 
६. "रसविषयव्यापारवती वर्णरचना वृत्ति: तदनुगतत्वेन प्रकर्षण न्यसनादू वृत्त्यनुप्रास: |" 
- माहित्यदर्पण,वृत्ति १०/४ 
७. वर्णच्छायानुसारेण गुणमागनिवर्तिनी । 


/ पृत्तिवैचित्रययुक्तेति वैव प्रोक्ता चिरन्तनै: | - वक्रोक्तिजीवित, २/५ 


१८० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
यदि माधुयादि व्यंजक न हो तो उनकी विघातक तो कदापि नहीं होनी चाहिए । 
काव्याचार्य आनन्दवर्धन कहते हैं - 


शी सरेफसंकोगी दकारश्यापि भूयसा | 
विरोधिनः स्थुः शृंड्वारे ते न कर्जा रसच्चुतः ॥* 


त एवं तु निवेश्यन्ते वीभत्सादी रसे यदा | 
तदा त॑ दीपयन्येब ते न कर्णा रसच्युतः ॥' 


अर्थात्‌ श, ष, रेफसंयुक्त वर्ण (यथा क॑, ई, द्री) तथा ढकार इन सब का अनेक 
बार प्रयोग शृंगार रस की व्यंजना में बाधक है, किन्तु वीभत्स आदि रसों के ये उत्कर्षक हैं। 


इससे स्पष्ट होता है कि उन्हीं वर्णों का पुनः पुनः प्रयोग होना चाहिये जो रस के 
विघातक न हों और यथासंभव रसाभिव्यक्ति में सहायता करें । 


रसाभिव्यक्ति में वर्णों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए अभिनव गुप्त लिखते हैं - 


"यद्यपि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों की प्रतीति ही रसास्वाद का हेतु 
है, तथापि विशिष्ट श्रुतिवाले शब्दों से प्रतिपादित होने पर ही वे (विभावादि) रसास्वाद के 
हेतु बन पाते हैं, यह स्वानुभव सिद्ध है । इसलिए वर्णों का मृदु या परुष स्वभाव, जो उनका 
अर्थ समझे बिना ही श्रवणकाल में लक्षित होता है तथा केवल श्रोत के द्वारा ग्राह्म है, 
रसास्वाद में सहकारी ही होता है | मात्र वर्णों से रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, विभावादि 
के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है । यह अनेक बार कहा जा चुका है, किन्तु वर्णों 
का श्रोत्रग्राह्म स्वभाव भी रसनिष्पत्ति में व्यापार करता ही है, जैसे पदरहित गीत, ध्वनि 
अथवा पुष्करवाध्य से नियमित विशिष्ट जातिकरण वाले “'द्य” आदि अनुकरण शब्द” ।* 


वस्तुतः मृदु वर्ण वाले पदों से शृंगारादि रसों के जो ललनादि कोमल विभावादि 
हैं, उनकी कोमलता अभिव्यंजित होती है, जो रसोत्कर्ष में सहायक होती है । इसी प्रकार 
परुष वर्ण वाले पदों में रौद्रादि रसों के विभावादि की परुषता व्यंजित होती है । 
वर्णविन्यासवक्रता के नियम 


काव्य मनीषी कुन्तक ने वर्णविन्यास वक्रता के निम्नलिखित नियम बतलाये हैं - 


. ध्यन्याबरोक - ३/३-४ 


जयोदय महाकाव्ए का शैलीवैज्ञानिक अनुशीखन १८१ 
१. वर्णों की आवृत्ति बलात्‌ नहीं की जानी चाहिए । जहाँ उपयुक्त हो, प्रस्तुत 
विषय के औचित्य की हामि न हो, अपितु उसकी शोभा में वृद्धि हो, वहीं 

की जानी चाहिए । 

२. अपेशल (कठोर) वर्णों की भी आवृत्ति नहीं होनी चाहिए जैसे - 
/“आीर्णज्राणगाडिप्रफणीन्‌'' इत्यादि (मयूर शतक, ६) पथ में ण-ण, प्र-प्र, पन-घ्न 
आदि श्रुति-कटु वर्णों का पुनः पुनः विन्यास किया गया है| जिससे एक 
ओर श्रुति कार्कश्य उत्पन्न होता है, दूसरी ओर प्रस्तुत विषय (सूर्य-स्तुति) 
के औचित्य की हानि होती है । 

३. एक वर्ण की आवृत्ति अधिक नहीं होनी चाहिए । पूववित्त वर्ण का परित्याग 
कर नये वर्ण की आवृत्ति की जानी चाहिए । 

४. वर्णों की आवृत्ति स्वल्पान्तर (परिमित व्यवधान) से करना चाहिए ।* 


कपकिन्ग्रतककता और अनु 


कुन्तक द्वारा प्रतिपादित वर्णविन्यासवक्रता के अनेक प्रकार छेकानुप्रास तथा 
वृत्यनुप्रास में ममाविष्ट हो जाते हैं | यथा - 


(4/ 8कलुफत 

संयुक्त या असंयुक्त व्यंजन समूह की एक वार सान्‍्तर या निरन्तर आवृत्ति को 
छकानुप्रास कहते हैं । इसे कुन्तक ने निम्नलिखित भेदों में विभाजित किया है : 

(क) संयुक्त या असंयुक्त व्यंजनयुगल की एक बार सान्तर आवृत्ति, 

(ख) र॑ फ या असंयुक्त व्यंजन समूह (बहु व्यंजनों) की एक बार सान्तर आवृत्ति, 


(ग) संयुक्त या असंयुक्त व्यंजनयुगल की एक बार निरन्तर आवृत्ति, 
(घ) संयुक्त या असंयुक्त व्यंजन समूह की एक बार निरन्तर आवृत्ति । 
उदाहरण - 


आदाय दकुलगन्कानन्वीकुर्यन्‌ पदे पदे अमरान्‌ | 


१. "स्वल्पान्तरास्जिधा सोक्ता" वक्रोक्तिजीवित, २/१ 


२. (क) 'छेको व्यंजनसश्धस्य सकृत्साम्यननेकधा ।” - साहित्यदर्पण, १०/३ 
(ख) 'अनेकस्य ब्यंजनस्य सकूदेकवारं सादृश्यं छेकानुप्रात:" । - काव्यप्रकाश, ९/७९ 
/ ३. साहित्यदर्पण, १०/३ की वृत्ति 


१८२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपाबन: पवन: ॥ 

यहाँ ““गन्बानन्धी”” में संयुक्त व्यंजनयुगल “न्ध” की एक बार सान्तर 
(व्यंजनव्यवधानसहित) आवृत्ति हुई है। “'कावेरीवारि” में असंयुक्त व्यंजन युगल “व - २” 
की एक बार निरन्तर (व्यंजनव्यवधानरहित) आवृत्ति हुई है। ““मन्दमन्दं”” में मंयुक्त व्यंजन 
समूह “मन्द” (दहुत से व्यंजनों) की तथा “पावनः पवनः” में असंयुक्त व्यंजन समूह की 
एक बार निरन्तर आवृत्ति हुई है । 

“सरलतर-लतालासिका' ”' यहाँ असंयुक्त व्यंजनसमूह ''रलत'” की एक बार निरन्तर 
आवृत्ति हुई है । 

““चकितवातकमेचकितवियति””' में असंयुक्त वर्ण समूह “चकित' का एक बार 
सान्तर आवर्तन हुआ है । 

“स्वस्थाः सन्तु बसन्‍्त ते रतिपतेरग्रेसतबासरा:” यहाँ “तेर” (असंयुक्त व्यंजन 
युगल) की एक बार सान्तर आवृत्ति है तथा “सन्त” (संयुक्त व्यंजन समूह) का एक बार 
सान्तर आवर्तन हुआ है । 


6 “पाय॑ पायं कलाचीकृतकदलदले ' +प तथा | 'कुहकुह्राव! # में क्रमशः 44 ण्य, ११ ६४ दल ह्ह 


एवं “क-ह'' इन असंयुक्त व्यंजन युगलों की एक-एक बार निरन्तर आवृत्ति हुई है। 
“भवति हरिणलक्ष्मा येन तेजोदरिद्र:” यहाँ “'दरिद्र:'" में ''द-र' की एक वार 
निरन्तर आवृत्ति हुई है । 


(ड) कहीं कहीं वर्णसमुदाय निरन्तर (व्यंजन व्यवधान रहित) आवृत्ति में स्वगें की 
असमानता से वर्णविन्यासवक्रता होती है, जो अपूर्व चमत्कार की सृष्टि करती है| यथा - 

“राजीबजीवितिश्वरे””' यहाँ ''जीवजीवि'' में “ज-व'' वर्ण युगल की आवृत्ति हुई 
है जिसमें प्रथम “व” में “अ”' तथा द्वितीय “व” में “इ'' होने से, स्वरों में असमानता है। 


१. वक्रोक्तिजीवित २/१, : "भग्रैला" इत्यादि श्लोक का अंश 

२. वही, २/१३, पृष्ठ १८३ 

३. वही, २/१३, पृष्ठ १८२ 

४. वही, २/१३ पृष्ठ १८२ 

५-६ " ताम्वूलीनद्ध " इत्यादि श्लोक का अश । वक्रोक्तिजीवित २/१० 
७. वही, २(१११/१८१, "अयि पिवति चकोरा" का अंश 

८. वही, २/१५, 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन हु 
““पूलरसरिति'”' में “'सरसरि'' इस आवृत्त वर्ण समुदाय में स्वरों का असारूप्य है। 


(२/ हत्म्क्शत 
संयुक्त या असंयुक्त व्यंजन समूह (अनेक व्यंजनों) की अनेक बार सान्तर या 
निरन्तर आवृत्ति तथा एक व्यंजन की एक या अनेक बार सान्तर या निरन्तर आवृत्ति को 
कृत्यनुप्रास कहते हैं ।' इसके निम्न प्रभेद किये जा सकते हैं :- 
(क) संयुक्त या असंयुक्त वर्णयुगल की अनेक बार सान्तर आवृत्ति, 
(ख) संयुक्त या असंयुक्त वर्णयुगल की अनेक बार निरन्तर आवृत्ति, 
(ग) एक वर्ण की एक बार सान्तर आवृत्ति, 
(घ). एक वर्ण की एक बार निरन्तर आवृत्ति, 
(3) एक वर्ण की अनेक बार सान्तर आवृत्ति, 
(च) एक वर्ण की अनेक बार निरन्तर आवृत्ति । 
उदाहरण : 
उन्मीलन्मपुगन्बलुब्धभधुपव्कफूतचूताइकुर - 
क्रीडल्कोकिलकाकलीकलकलेरुट्रगीर्णकर्णज्वर: । 
नीयन्ते पविकैः कर्थ कक्ष्मपि ध्यानावधानक्षण - 
प्राप्तप्तणसमासमागमरसोल्लासैरमी वासराः ॥ 
यहाँ द्वितीय चरण में “काकल्लीकलकलैः”” में असंयुक्त वर्णयुगल “क-ल” की 
अनेक बार निरन्तर आवृत्ति हुई है । 
प्रथम चरण में एक व्यंजन “त्‌” की, तृतीय में ''ध'” की एक बार सानतर आवृत्ति 
हुई है । 
प्रथम चरण में एक व्यंजन “'म्‌” की, द्वितीय में “ल्‌' की, तृतीय में ''कु” की 
तथा चतुर्थ में “'स्‌”' और “म्‌”” की अनेक बार सान्तर आवृत्ति हुई है । 


“बामंकछर “टेलोचनमुरोरोहदिसकरिस्तनण्‌”” यहाँ “'कऊजल”' में एक व्यंजन 'ज्‌” 


एकस्य सकृदष्येथ वृत्त्यनुप्रास उच्चते | साहित्थदर्षण, १०/४ 
३. वही, १०/४ 
# ४. बक्रोक्तिजीवित, २/९/१८० 


१८४ जयोदय गहाकाय्य का भैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
की, तथा “'उरोरोह” में एक व्यंजन “र” की एक बार निरन्तर आवृत्ति हुई है । 
अनडूरद्ा्तिम॑ तदडूं. भट्लीमिरद्कृतनानताइम्पाः | 
कुर्वन्ति यूनां सहला यवैतः स्कान्तानि शान्तपरविन्तनानि ॥ 
यहाँ संयुक्त व्यंजन युगल “ड्ु'” तथा “न्त” की अनेक बार सान्तर आवृत्ति हुई 


है। 

“अल्कुलकोकिलललिति'” यहाँ एक व्यंजन “ल्‌” की अनेक बार निरन्तर आवृत्ति 
हुई है । 
(२/ ग्राएवं कक क्णकिन्यातककता 


निम्नलिखित वर्ण माधुर्य के व्यंजक हैं। उनके आवृत्ति रहित या आवृत्ति सहित 
प्रयोग से माधुर्य की व्यंजना होती है :- 

(१) ट, ठ, ड, ढ़ को छोड़ कर “क” से लेकर “म”” तक के वर्ण जब वे पूर्व 
भाग में अपने वर्ग के अन्तिम वर्ण से संयुक्त होते हैं (वर्गान्‍्तयोगी ट, ठ, ड, ढ वर्जित स्पर्श 
वर्ण) ।' 

(२) इस्वस्वरयुक्त रकार और णकार ।* 

(३) द्विरक्त त, ल, न आदि । 


(४) र-ह आदि से संयुक्त य-ल आदि । उपर्युक्त वर्णों की आवृत्ति स्वल्पान्तर से 
(अल्पव्यवधान पूर्वक) तथा प्रस्तुत विषय की शोभा बढ़ाने वाली (रसोन्कर्ष) होनी चाहिए। 


जअनहुरहइग्रतियं तदडुभट्टीमिरड्ीकृतमानताइसयाः । 
कुर्बन्ति यूनां सहसा यदैताः स्वान्तानि शान्तापरबचिन्तनानि | 
यहाँ अनड्ड, तदइ, भ्ठी आदि में गकार का आवर्तन तथा स्वान्त, शान्त, चिन्तन 


१. काव्यप्रकाश ८/७४ 
२.  गुरुजनपरतन्ञतया" इत्यादि पद्य का अंश | काव्यप्रकाश, ९/ 
३. काव्यप्रकाश ८/७४, 
४. वही, ८/७४ 
५, ६. वर्गान्‍्तयोगिन: स्पर्शा द्विरक्तास्तलनादय: | 
लिशश्च रादिसंयुक्ता: प्रस्तुतौचित्यशोभिन: ।। वक्रोक्तिजीवित, २/२ 
७. पुनः पुनर्थध्यमाना स्वल्पान्तरा परिमितव्यवहिता इति सर्वेषामभिसम्बन्ध: प्रस्तुतौधित्यशोभिन: । 
- वही, वृत्ति 


८. काव्यप्रकाश, ८/७४ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १८५ 


आदि पदों में तकार अपने-अपने वर्ग के अन्तिम व्यंजन से युक्त हैं और वह व्यंजन पूर्व में 
है, पर में नहीं। तथा 'रड्ड'' “शान्तापर'' आदि में हस्व स्वरयुक्त रेफ है । इन वर्णों की 
आवृत्ति से यहाँ माधुर्य की व्यंजना होती है । 


उप्रिद्रकेक नदरेणुपिशह्विताई , 
गुज्जन्ति मज्जुमधुपाः कमल्लकरेथु । 
एतश्कास्ति थे रवेनववन्धुजीब - 
पुष्प्खदाभमुदयाचलचुम्यिविम्दम ॥ 
यहाँ भी वर्गान्‍्तयोगी स्पर्श “'ड्र”” "उ्ज", तथा "म्ब" की आवृत्ति हुई है । 
२ 
“सरस्वतीहृदयारबिन्दमक रन्दबिन्दुसन्दोहसुन्दराणाम्‌' ' 
यहाँ भी ““न्द' (वर्गान्तियोगी द) की आवृत्ति हुई है, जो माधुर्य गुण की व्यंजिका 
है । 
''विरहोत्ताभ्य्तन्बी””' में द्विरक्त'' “त्त” का दो बार प्रयोग है । 
“सौन्दर्यधुयस्मितम्‌””' में रेफ संयुक्त “य” का तथा “कह्ललारढ़लाद””' में ह-संयुक्त 
"ल" का अनेक बार प्रयोग हुआ है । 
माधुर्यगुण शृंड्रार, करुण तथा शान्तरस में होता है | संभोग शृंगार से अधिक 
करुण में, करुण से अधिक विप्रलम्भ शुंड्रार में तथा विप्रलम्भ शृंड्रार से अधिक शान्तरस में 
होता है ।* अतः इन्हीं कोमल रसों के उत्कर्ष के लिए माधुर्यव्यंजक वर्णों की आवृत्ति की 
जाती है । चित्त को द्रवित या आर्द्र कर देनेवाला आह्वादमयत्व माधुर्य कहलाता है।” 
(२(/ जोपोन्यप्क क्र्णाविन्‍्य्रातकक्ता 
दीप्ति अर्थात्‌ चित्त के विस्तार को उत्पन्न करने वाला रस-धर्म ओज कहलाता है। 
सहृदय के हृदय का प्रज्वलित सा हो जाना दीप्ति है, इसे ही चित्त का विस्तार कहते हैं । 


१. वक्रोक्तिजीवित, २/२ 

२. वही, २/२ 

३. “"प्रथममरुण” इत्यादि पद्य का अंश । - वक्रोक्तिजीवित, २/६ तथा १/४१ 
४. "धम्मिलो" इत्यादि पद्ध का अंश | वही, २/१ 

५. वही, २/२ 

६. “करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ने चातिशयान्वितम्‌ " - काव्यप्रकाश, ८/६९ 

9 " आह्वादकत्व माधुर्य शूंगारे दुतिकारणम्‌ ” । वही, ८/६८ 


१८६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


ओज गुण वीर, वीभत्स, रौद्र एवं भयानक रस में होता है। वीर रस से अधिक वीभत्स में, 
वीभत्स से अधिक रौद्र में होता है ।' इन परुष रसों के धर्ममूत ओजगुण की व्यंजना 
निम्नलिखित वर्णों के आवृत्ति रहित या आवृत्ति सहित प्रयोग से होती है :- 
(१) वर्ग के प्रथम एवं तृतीय वर्ण के साथ क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण का 
योग।' जैसे - पुच्छ, बद्ध आदि में । 
(२) रेफ के साथ किसी भी वर्ण का पूर्व में, पर में अथवा दोनों ओर योग ।* 
जैसे वक्‍त्र, निहूदि आदि में | 
(३) दो तुल्य वर्णों का योग (द्विरुक्त वर्ण)। 
(४) संयुक्त या असंयुक्त ट, ठ, ड, ढ तथा श, ष। 
उदाहरण : 
मूर्ध्नामुदक्तकृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा - 
धौते शाद्प्रप्रसादोपनत जय्जगज़ात भिव्यामहिम्नाम्‌ 
कैलासोल्लासनेच्छाब्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदर्पोत्युराणाम्‌, 
दोष्णां चैणा किमेतत्फलमिह नगरीरक्षणे यत्ययासः ॥ 
यहाँ "मूर्ध्नाम्‌" "उत्सर्पिदर्ष" में ऊपर तथा " अद्िप्र" एवं "द्रक्त" में नीचे 
रेफ का योग है। "उद्वृत्त" तथा "कृत्त" में तुल्य वर्णों का योग है। "ईश" एवं 
"पिशुन" में शकार तथा "दोष्णाम्‌", "एषाम्‌" में षकार है | इनके द्वारा वीररस के 
धर्ममूत ओजगुण की व्यंजना होती है । 
कुन्तक ने परुष रसों के धर्ममूत ओजगुण के व्यंजक वर्णों के पुनः पुनः प्रयोग 
का निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है :- 
उत्ताम्पतालबश्च प्रतपति तरणाबांशर्यी ताफ्तन्द्री - 
मद्दि द्रोणीकुटीरे कुहरिंणि हरिणारातयों यापयन्ति | 
यहाँ कवि को भयानकरस की सृष्टि करना अभिप्रेत है, जो एक परुषरस है । 


१. " वीभत्सरौद्ररसयोस्तस्याधिक्य क्रमेण च", काव्यप्रकाश, ८/७० 
२ वही, ८/७५ 

३-४. वही, ८/७५ 

५. वही, ८/७५ 

६. वक्रोक्तिजीवित २/८. पृष्ठ १७९ 


जयोदय गहाकाज्य का शैलीबैज्ञानिक अनुशीलन १८७ 


इसलिए कवि ने भयानक सिंह के भयावह निवास का वर्णन करते समय उसी के योग्य त, 
प, व, र, ह एवं ण आदि परुण वर्णों को पुनः पुनः आवृत्त किया है। 

मम्मट, साहित्यदर्पणकार आदि काव्यशास्त्रियों ने माधु्यादि गुणों का वर्णन अनुप्रास 
के प्रकरण में न कर पृथक्‌ से किया है । इससे तथा उनके प्रतिपादन से स्पष्ट होता है कि 
माधुयादि की व्यंजना के लिए उपयुक्त वर्णों की आवृत्ति अनिवार्य नहीं है, उस प्रकार के 
विभिन्न वर्णों के प्रयोग से भी माधु्यादि की व्यंजना होती है । 

साहित्यदर्पणकार ने श्रुत्थनुप्रास एवं अन्त्यानुप्रास का भी वर्णन किया है जिनका 
स्वरूप इस प्रकार है :- 
(९/ #सकत 

जिन व्यंजनों का उज्चारण स्थान समान होता है, उनके प्रयोग से उच्चारण स्थान 
की दृष्टि से जो व्यंजन साब्य उत्पन्न होता है; उसे श्रुत्यनुप्रास कहते हैं | वह सहृदयों को 
अतीव श्रुतिसुओत्पादक होता है ।' यथा - 

दृशा दग्ध मनसिज जीवयन्ति दृशैद या: । 
विरूपाश्षरथ जविनीस्ता: स्तुमो बासलोचनाः ॥ 

यहाँ "जीवयन्ति", "या:" तथा" “जयिनी:" जकार, यकार का उच्चारण 
स्थान तालु की समानता के कारण साम्य है । 
(९/ अन्‍याएुकऋत 

पूर्वपद वा पाद के अन्त में जैसा अनुस्वार-विसर्ग स्वरयुक्त संयुक्त या असंयुक्त 
व्यंजन आता है, उत्की उत्तर पद या पाद के अन्त में आवृत्ति अन्थपामुप्रास कहलाती है | 
इससे काव्य में लयालकताजन्य श्रुतिमाधुर्य उत्पन्न होता है। यथा - 


" ऋन्द हसनन्‍्तः पुलक बहन्तः' 
तथों 

| धीरसमीरि फमुगातीरे 
तथा 

” छुजलां सुफलां मलवजशीतलां 


सस्य श्यामलां मातरम |" 


९, साहित्वदर्षण - १०/५ तथा वृत्ति 
२. वहीँ, १०/५ 
३. वही, १०/६ 


१८८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीन 
इन उदाहरणों में पदान्त अनुप्रास है । 
तथा 
केशः काशस्तवकविकास: कायः प्रकटितकरभविलास: । 
चशुर्दग्घवराटककल्पं त्यजति न केतः काममनल्पम्‌ ॥ 
अथवा ना 
अड्डं गलितं पलितं मुण्ड दशनबिहीन जात॑ तुष्डम । 
वृद्धों याति गृहीत्वा दण्ड तदपि न मुज्यत्याशापिण्यम्‌ ॥ 
इन दोनों श्लोकों में पादानत अनुप्राम है । 
लाटानुप्रास भी अनुप्रास का एक भेद है किन्तु उसमें वर्णों की आवृत्ति न होकर 
पदों की आवृत्ति होती है और अभिव्यंजना की दृष्टि से उसमें वर्णों का कोई चमत्कार नहीं 
होता, . इसलिए लाटानुप्राम में वर्णविन्यामवक्रता का प्रायः अभाव होता है | 
बगक 
मार्थक वर्णसमुदाय की भिन्न अर्थ में आवृत्ति, निरर्थक वर्णसमुदाय की अर्थपूर्ण 
वर्णसमुदाय के रूप में आवृत्ति, अर्थरहित वर्णसमुदाय की अर्थपुक्त वर्णसमुदाय के रूप में 
आवृत्ति तथा अर्थरहित वर्णसमुदाय की अर्थरहित वर्णसमुदाय के रूप में आवृत्ति यमक 
कहलाती है । आवार्य कुन्तक के अनुमार इसे प्रसादगुणयुक्त अर्थात्‌ शीघ्र ही अर्थ का बोध 
करानेवाला, श्रुतिपिशल (अकठोरशब्द विरचित) तथा औचित्ययुक्त (प्रम्तुत वस्तु की शोभा 
बढ़ाने वाला) होना चाहिए । इसमें श्रुति माधुर्य तथा लयात्मकता का ही गुण रहता है । 
इसलिए यह वर्णविन्यासवक्रता का ही एक रूप है ।* 
उदाहरण : 
“नवपलाश-पलाशवन पुरः स्फुटपराग-परागत-पदूजम । 
मूदुल-तान्त-लतान्तमल्लोकयत्‌ स तुरकि सुरभि सुमनोभोः ॥ 
१. साहित्यदर्पण, १०/६ 
" शब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्यभात्रत: " 
"पदानां सः” । काव्यप्रकाश ९/८१-८२. 
३ समानवर्णमन्यार्थे प्रसादि श्रुतिपिशलम्‌ | औदधित्ययुक्तमाद्यादिनियतस्थानशोभियत्‌ | 


यमक॑ नाम को 5 प्यस्याः प्रकार: परिदृश्यते | त॒ तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतन्यते । 
- वक्रोक्तिजीवित, २/६-७ 


छू 


४ साहित्यदर्पण, १०/८ 


जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीनन १८९, 

यहाँ " पलाश-पलाश" तथा "मुरभि-मुरभि" दोनों सार्थक है। "लतान्त लतान्त 
में प्रथणथ "लतान्त" निरर्थक है क्योंकि वह यथधार्थतः "मृदुल-तान्त” है । इसी प्रकार 
" पशाग-पराग" में दूसग पराग निर्गर्थक है क्योंकि वह "परागत" का अंश है| 
क्पकिनयातरकता के 4गोजन 

जैसा कि पूर्व में कहा गया है वर्णविन्यामवक्रता का प्रयोग नाद मौन्दर्य की सृष्टि, 
सोत्कर्ष, वस्तु की प्रभावशालिता, कोमलता, कठोरता आदि की व्यंजना, शब्द और अथ॑ 
में सामउजम्य के स्थापन तथा भाव-विशेष पर बलाधान के लिये किया जाता है । इसक 
कुछ उदाहरण हिन्दी माहित्यकार प्रेमचन्द की कृतियों में प्रस्तुत किये जा रहे है . 

प्रेमचन्द ने अनेक म्थलो पर अनुप्राम का प्रयोग ध्वनि मौन्दय की मृर्टि के लिए 
ही किया है | यथा 

"उन्हीं के सत्य और मुकीर्ति ने उसमे बचाया है। (मेवासमदन, ६३) 

" कभी मरोद और मितार, कभी पिकनिक और पार्टियां, नित्य नये जलमसे, नये 
प्रमोद होते रहते है |" (प्रेमाश्रम, १०१) 

कुछ प्रमंगों में अनुप्राष का प्रयोग प्रमंग की अभिव्यंजकता बढ़ाने के लिए हुआ 
प्रतीत होता है | वहाँ व्यजनों की आवृत्ति में जो एक ध्वनिगत वातावरण बनाता है, वह 
अभिव्यक्ति को पुष्ट करता है । "मेवामदन" में वैश्याओं के जिस जुलूस को देखकर सदन 
आश्चर्यचकित गह जाता है, उसकी मोहनी और वॉँध लेने वाली शक्ति को प्रेमचम्द ने अनुप्रास 
के सहारे प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त किया है 

" मौन्दर्य, सुवर्ण और मौरभ का' ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था | रेशग, 

रंग और रमणीयता का ऐसा अनुपम दृश्य, शृंड्रार और जगमकहट की ऐसी अवृभुत्त छटा 
उसके लिये बिल्कुल नयी थी ।" (मेवासदन, १५०) 

यहाँ "सम" और के अनुप्राम जुलूस की शक्ति को जैसे घनीभूत रूप॑ में 
व्यक्त कर रहे हैं। यही घनीभूत शक्ति निम्बलिखित उदाहरण में "क" के अश्ुप्रास से प्रकट 
होती है 


"वे आँखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिये थी, कपट, कटाक्ष औरूं 
कुचेशओं से भरी हुई हैं ।'' (सेवासदन, १५१) द 


प्रभाव की बलात्मकता की निष्पत्ति के लिए "द" की आबवृलि का सफल प्रयोग 
इन वाक्यों में मिलता है - 


१९८० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 

" प्रुझ जैसा दुष्ट, दुरात्मा, दुगचारी मनुष्य उसके योग्य न था।" (सेवासदन, १५८) 

" जाति का द्रोही, दुश्मन, दंभी, दगावाज और इसमे भी कटोर शब्दों में उसकी 
चर्चा हुई ।" (रंगभूमि, ५३६) 

इनमें वलात्मक प्रभाव को निष्पन्र करने के लिए "द" का घोषत्व जो योगदान 
करता है, वह ध्यान देने योग्य है । घोष ध्वनियों की गूँज प्रभाव को द्विगुणित करने की 
सामर्थ्य रखती है ! 

तीखेपन की अभिव्यंजना के लिए अनुप्राम का शक्तिशाली प्रयोग इन उदाहरणों 
में दिखाई देगा ' 

"फिर पुन्नी की पैनी पीक भी कानों को चुभी ।" (गोदान, ४६) 


" अभी जगा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुलटा, कलंकिनी, 
और कलमुँही न जाने क्‍या क्‍या कह डाला था ।" (गोदान, १२६) 


"प" और "क" का स्पर्शन्य इस तीखेपन को पुष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में 
सहायक प्रतीत होता है । यह र५र्शत्व आवृत्तिचक्र मे पड़कर किस प्रकार कोमल से लीक्ष्ण 
हो गया है, यह द्रष्टव्य है । 


कोमलता का गुण अन्य ध्वनियों में भी है जो अपनी कोमलता से भावात्मकता की 
निष्पत्ति करने में सफल हुई है : 


- " सिलिया, सांवली, सलोनी छरहरी बालिका' थी ।" (गोदान, २५१) 
-" मैना समतल, सुलभ और समीप" (कर्मभूमि, ४७) 
"स" के अनुप्रास से नैना की कोमलता हमारे इतने निकट आ जाती है कि हम 


माक्ते उसे छू सकते हैं और उसी "स" का अनुप्रास सिलिया की मूरत की चिकनाई से मानों 
हकतीे आँखों को आंज देता है | 


भावात्मक और कलात्मक प्रभाव की निष्पसि में अनुप्रास के योगदान का प्रमाण 
इस वाक्य में मिलता है : 


- मेरे लिए तुमने अब तक त्याग ही त्याग किये हैं, सम्मान, उमृद्धि, सिद्धान्त एक 
की भी परवाह नहीं की | (रंगभूमि, २८८) 


१. शैलीविज्ञान और प्रेमचन्द की भाषा, पृष्ठ २५-२६ 


जयोदय गहाकाब्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १९१ 
व्यंग्य की प्रभावशाली निष्पत्ति के रूप में अनुप्रास की सफलता देखिए : 
- जेवर चाहिए, जरदा चाहिए, जरी चाहिए, कहाँ से आना ? (रंगभूमि, ४१०) 
इन सभी स्थलों में ऐसे शब्दों का चयन हुआ है जिनमें सदृश व्यंजनों का प्रयोग 
मिलता है | सन्दर्भ के प्रभाव से ये व्यंजन अभिव्यंजक हो उठते हैं तथा शब्दार्थ और 
वाक्यार्थ के प्रभाव को घनीभूत कर देते हैं| साहित्यिक संरचना के सब घटकों में इनका 
अवकाश है, तथापि उपर्युक्त उदाहरण कथावर्णन तथा चरित्रचित्रण के सन्दर्भ ऐें आये हैं। ४ 
संम्कृत माहित्य में भी वर्णबिन्यासवक्रता के ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे उपर्युक्त 
प्रयोजनों की सिद्धि होती है | यथा - 
ससस्‍्य श्यामलां मातरम्‌ 
बन्‍्दे मातरम्‌ | 
यहाँ "“स" की आवृत्ति भारत भूमि की समृद्धि और सरसता के भाव को घनीभूत 
कर देती है | 
सम्मोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयन्ति, 
निर्भसयन्ति रमयन्ति विषदयन्ति | 
एताः प्रविश्य सदयं हृदय नराणां , 
कि नाम वामनयना न समाचरन्ति ॥ 
यहाँ "न्ति" के बहुशः प्रयोग से श्रुतिमाधुर्य की उत्पत्ति के साथ वामनयनाओं के 
शनिवाहुल्य एवं चरित वैविध्य का भाव सघन हो गया है । 
भक्तिः कातरतां क्षमा समयतां पुज्यस्तुतिदीनतां, 
पैय दारुणतां मतिः कुटिलतां विद्यावलं क्षोभताम्‌ | 
ध्यानं वज्यकतां तपः कुट्ककतां शीलब्रतं बण्ठतां, 
पैशुन्कशतिन्यं गिरां किमिय वा नायाति दोषाईताम्‌ ॥ 
यहाँ भी "तां" के पुनः पुनः प्रयोग द्वारा पिशुनों की गुणों को अवगुण रूप से 
ग्रहण करने की प्रवृत्ति उत्कर्ष को छूने लगती है | लयात्मक माधुर्य भी उत्पन्न होता है । 
१. भैलीविज्ञान और प्रेगवन्द की भाषा, पृष्ट २६-२७ 


२. भर्तुहरि, शृंगारशतक 
_ ३. मुनिगत भीमांसा 


१०२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीक्षन 
मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्य - 
मार्या: समयदिभिदं वदन्तु । 
सेब्या नितम्बा किमु भूधराणा - 
मुत स्मरस्मेर बिलासिनीनाम्‌ ॥ 
इम पद्य में "रथ" की अनेकशः आवृत्ति से लयान्मक श्रुतिमाधुर्य की सृष्टि होती 
है | 
एको देवः केशवो वा शिवों वा, 
एक मित्र भूपतिवा यतिर्वा । 
एको वासः पत्तने वा बने वा, 
एका नारी सुन्दरी वा दरी वा ॥ 
यहाँ केशव और शिव, भूषति और यति, पत्तन और वन, तथा मुन्दरी और दरी 
का वर्णमाम्य (यमक) उनको अलग-अलग दृश्यों मे समकक्षता के भाव को साकार करने 
में अभूतपूर्व योशदान करता है । 
यही बात निम्न पद्य में भी है : 
भक्तिभवेन विभव ब्यसन शास्त्रे न युवतिकामाश्त्रे | 
चिन्ता यशसि न वपुक्षि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥ 
भर्तृहरि के शृंगार-शतक का यह श्लोक यमकजन्य श्रुतिमाधुर्य से मण्डित है : 
आवास: क्रियता गाड़े फापवारिणि वारिणि | 
स्तन्मध्ये तरूण्या वा मन्नोहारिणि हारिणि ॥ 
फ्ग्रेरक में सर्णीविन्‍्यतककता 
महाकवि ज्ञानसागर ने जयोदय में वर्णविन्यासवक्रता के द्वारा विविध प्रभावों की 
सृष्टि की है | काव्य में नादसौन्दर्य एवं लयात्मक श्रुतिमाधुर्य की उत्पत्ति, माधुर्य एवं ओज 
गुणों की व्यंजना, वस्तु की कोमलता, कठोरता आदि के द्योतन एवं भावों को घनीभूत करने 
में कवि ने वर्णविन्यासवक्रता का औचित्यपूर्ण प्रयोग किया है । वर्णविन्यासवक्रता के निम्न 
प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य में प्रयुक्त किये गये हैं :- छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, 
उन्त्यानुप्रास, यमक तथा माधुर्यव्यंजक एवं ओजोव्यंजक वर्णविन्यास निदर्शन प्रस्तुत हैं : 


३. भर्तृहरि, शृंगार शतक 
२. भर्तृहरि, नीति शलक, ६९ 


जयोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १९३ 


जात 


छेकानुप्रामरूप वर्णविन्यास से उत्पन्न नाद सौन्दर्य निम्न उदाहरणों में देखा जा सकता 
है : । 


थी 


बनभूमिरुमागता गता जनभूमिर्ननु जानता नता। 
फल्सतिः फलितैर्गताडुताउ प्युकितेन प्रभुणा सता सता ॥ १३/४२ 


2९ 3६ 2 

सुन्दरि कलिड्ृआनां कलिडुजानां शिरःलिया श्रयतात्‌ । 
पीवरपवोधरदयरमेण बेन स्वितोदयता ॥ ६/२२ 
भ( 2 2 


चतुराणां चतुराणामतुच्तुष्टि नयब्रयन्तु सभाम्‌ । 
तनुते5नुतेजसा स्वां कलिडूराजाभिधां सुलभाभ्‌ ॥ ६/२३ 

भर / > 

मनसि मनसिजमिताया वनिताया विरहदग्भहदयाया: । 
तल्लिड्वानि तदानीं स्फुलिड्रानीति निरगच्छन्‌ ॥ १६/६५ 


अधोलिखित उक्ति में नियोजित वर्ण नगाड़े की ध्वनि का विम्ब उपस्थित कर देते 


उपांशुपांतुले व्योग्नि ढक्काढक्कारपूरिते । " ३/१११ (पूर्वार्ध) 


वृत्यनुप्राम के द्वारा निम्न पद्य में सोमरसपानजनित मत्तदशा के ध्योतन की अद्भुत 
मामर्थ्थय आ गई है | वर्णों के बहुशः आवर्तन में जिद्बा का लड़खड़ाना सूचित होता है, जो 
मत्तदशा का लक्षण है - 


ततत्यजेदे॑ भभभाजनन्तु दुदुदुतं ते मुमुबासवन्तु । 
बध्क ददेदेहि पिपिप्रियेति मदोक्तिरेषाएलि मुदे निरेति ॥ १६/५० 


अधोलिखित पद्च में "न" वर्ण की आवृत्ति से हस्तिनापुर नरेश जयकुमार की 
सभा का सर्वथा दोषरहितत्व प्रकाशित होता है - 


न कर्जलोपः प्रकृतेर्न भड्ट: कुतोषपि न प्रत्ययव्ासडू: । 
यत्र स्क्‍तो सर गुणवद्धितिद्धिः प्राप्त यदीयापदुरीतिसद्धिम्‌ ॥ १/३१ 


वृत्त्यनुप्रास के द्वारा कहीं कहीं केवल श्रुतिमाधुर्य की ही वृष्टि की गई है - 


१९४ जयोदय महाकाब्य का शलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
शशिहरो भविता सविता पिता तदुदयेन हसिष्यति पहुजम । 
अलिनि चिन्तयतीति विसस्थिते द्ुतमिहोद्भजते5 म्युजिनी गजः ॥२५/३७ 
श्रुत॒ प्रास का प्रयोग भी इसी दृष्टि से किया गया है - 


अर्कस्तूदर्कचिड्चिती ० भैंयश्च व्जियान्वित: | 
जनो5भिजनसम्प्राप्तो वर्मानाभिधानतः | ८/८३ 
है १ भर 


निःसार हृह संसारे सहसा मे सप्तार्चिष: । 
नाथसोमाभिधे गोत्रे भवेतां भस्मसात्कृते ॥ ७/२४ 
वृत्यनुप्रास और अन्त्यानुप्रास के मेल से तो कवि ने नाद सौन्दर्य एवं लयातमक 

माधुर्य को चरम सीमा पर पहुँचा दिया है| निम्न उदाहरणों मे यह स्पष्ट हो जाता है - 
स्वपाणिपात्र पुनरल्पमात्र स्वित्वात्तिकात्र परतन्त्रसात्रम । 
मुनेरधात्रस्तविजन्तुमात्रं कद भोजन भो जनरज्जनात्र | २७/४४ 
> भर ५ 
कचेषु तैल श्रवसोः फुलेलं ताम्बूलमास्ये हृदि पुष्पिते-लम्‌ । 
नासाधिवासार्थमसी समासात्‌ समस्ति लोकस्य किलाभिलाधा || २७/१५ 


५ भर भर 

अज्यति रजनिरुदज्वति सन्तमसं तन्वि चञज्चति व मदनः । 
युक्तमयुक्त॑ तस्थज रक्तममुब्मिमेस्तु रचय मनः ॥ १६/६४ 
५ ९ 


संदेह देह मलमूत्रगेह ब्रूयां सुरामत्रभिदापदेप हम्‌ । 
तथोगयुक्‍्त्या निबदेहपांशु याति खत्स्‍्वेदनिषातिपांशु ॥ २७/४२ 
छेकानुप्रास और अन्त्यानुप्रास के योग से भी कवि ने संगीतात्मक प्रभाव उत्पन्न 

किया है - 

हे छिन्ममोह जनमोदनभोदनाय, 

तुभ्य फमोष शमनसंशननोदमाव । 

पफिरेत्फ्पेलितनिवेदनवेदसय , 

सुर्वाव ते हृदरविन्दविनोदनाव ॥ १०/९६ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १९५ 
पढ़ 


जयोदय में यमक के अनेक रूप मिलते हैं - यया आद्ययमक, युग्मयमक एवं 
अन्ययमक । इन सभी के द्वारा लयात्मकता एवं श्रुतिमाधुर्य की सृष्टि की गई है। कतिपय 
उदाहरण द्रश्व्य हैं - 
जाद बबक 


फ्रतीहारमतः कश्चितू प्रतीहारमुपेत्प तम्‌ । 

नमति सम मुदा यज्र न मतिः स्मरतः पृथक्‌ ॥ ३/२१ 

भर भ १ 

विपल्लवानामिह सम्भवोषषि न विपल्लवानामुत शाखिनामपि । 

सदारमन्तेपस्थ बिहाय नन्‍्दनं सदा रमन्ते रुचितिस्ततः सुराः ॥ २४/५१ 

इन श्लोकों में प्रथथ चरण के आदि भाग की आवृत्ति द्वितीय चरण के आदि भाग 

में तथा तृतीय पाद के प्रारम्भिक पद की आवृत्ति चतुर्थ पद के प्रारम्भ में होने से एकदेशज 
आद्यमक है ।' 


उनकक 


आशा सिता सुरभि-तानव-कौतुकेन, 
वा शासिता सुरभिता नवकौतुकेन | 
पृष्वाहकचनपरा समुदर्कसारा, 
पुण्पाहवाचनपरा समुदर्कसारा ॥ १८/७१ 
प्रस्तुत पद्य में प्रथथ चरण की आवृत्ति द्वितीय चरण में और तृतीय चरण की 
आवृत्ति चतुर्थ चरण में हुई है, अतः पुम्मक्मक है ।' 
जनन्‍नय बढ 





सौरव समभिवीक्ष्य सभाया वत्र रीतिरिति सारसभावा: । 
वैभवेन किल सजनताया मोटसिन्थुरुदभूज़नताया: | ५/३४ 


यहाँ प्रथम पाद के अन्त्य भाग की आवृत्ति द्वितीय पाद के अन्त्य भाग में तथा 


१. पादं ट्विधा वा त्रिधा विभज्य तत्रैकदेशर्ज कुर्यात्‌ । 

आवर्तयेत्तनंश तत्नान्ययाति वा भूय: ॥ रुब्रट्‌ काब्यालंकार, ३/२० 
२. रुद्रटकृत काव्यालंकार, ३/१३ 
बी 


१९६ जपीदय महाकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
तृतीय चरण के अन्य भाग की आवृत्ति चतुर्थ चरण के अन्न भाग में हुई है. अत: अन्त्य- 
यमक है | 
प्राए्[पन्स्‍पक क्‍्यविन्यातकक्ता 
जयोदय शान्तरस प्रधान महाकाव्य है | गौणछध से उसमें शृंगारादि रसों की भी 
छटा है। अतएव इसमें माधुर्यगुण व्यंजक वर्णविन्यासवक्रता सहज उपलब्ध होती है । निम्न 
उदाहरण दर्शनीय है - 
अपि परे तरथान्तमथाडु ना पित वनान्तममी परिवारिणः | 
पुरुष एथ हि दुर्गतिगढ़रे स्वकृतदुष्कृतमेष्यति निर्षणः ॥ २५/४८ 
यहाँ "न्त," "डर," "२," "रि," रू," "ण" आदि वर्णो का प्रयोग 
माधुर्यव्यंजक है | इनके प्रयोग से श्रुतिमाधुर्य की सृष्टि के साथ शान्तरस की व्यजना मशक्त 
हो उठी है। 
ऑपोय[फन्यक क्‍पकिन्यातरक्ता 
महाकवि ने अपने काव्य में गीणरूप से वीर, भयानक एवं वीभात्स रसों का निवेश 
भी किया है | इन सरसों के उत्कर्ष हेतु उन्होंने ओजोगुणव्यंजक वर्णविन्यासवक्रता का प्रयोग 
किया है | यथा- 
पित्सत्सपक्षा: पिशिताशनायाग्नन्तस्तदानी समरो व॑ रायाम्‌ । 
चराश्व पूत्कारपराः शवानां प्राणा इवाभुः परितिः प्रतानाः ॥८/३९ 
युद्धस्थल शवों मे आकीर्ण है । शवों पर पक्षियों का समूह मांस भक्षण के लिए टूट 
पड़ रहा था, जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैमे फूत्कार पूर्वक निकलते उनके प्राण ही हों । 
कवि ने इस वीभत्स दृश्य का वर्णन कर वीभत्सरम की व्यंजना की है । उमके 
उत्कर्ष हेतु "“/त," "प," "व," "२," "श" आदि असंयुक्त परुष वर्णों का, 
"त्स," "न्त," "श्च," "त्क" संयुक्त व्यंजनों एवं "व," "प्र" इत्यादि रेफयुक्त 
वर्णों का प्रयोग किया है । ये ओजोगुण व्यंजक हैं । 
निम्न पद्य में वीररस की व्यंजना हेतु ओजोगुण व्यंजक "द्धि," "क्त " "च्व," 
"श," "प्र," "जज," "रत" आदि वर्णों का प्रयोग किया गया है - 
एके तु खड़ान्‌ रणसिद्धिशिक्षाः परे स्व शूल्मेस्तु गदाः समूल्तः । 
केचिध शक्तीनिजनावभक्तियुक्ता अयन्ती प्रति नर्तबन्ति ॥ ८/१५ 
निष्कर्षत: कवि ने श्रुतिमाधुर्य की सृष्टि, रसोत्कर्ष तथा विभिन्न भावों की व्यंजना के 
लिए वर्णविन्यासवक्रता का सफल प्रयोग किया है और जयोदय के काव्यत्व को उत्कर्ष पर 
पहुँचाया है । (ते) 


१. रुद्रटकृत काव्यालंकार, ३/२० 


दशम अध्याय 
चरित्रचित्रण 


काव्य और नाट्य का विषय मानव चरित ही हुआ करता है । उसी के माध्यम 
से कवि रस व्यंजना करता है । आचार्य भरत ने नाट्य के विषय का वर्णन करते हुए कहा 
है. 





नानाभावोपसम्पन्न नानादस्थान्तरात्मकम्‌ । 
तोकबूतानुकरर्ण नाट्यमेतन्मया कृतम्‌ ॥' 
- मैंने नाना भावों से समचित तथा विविध अवस्थाओं मे युक्त लोकवृत्त का 
अनुकर्ण करने वाले नाट्य की रचना की है । 
आचार्य भगत की इस उक्ति से म्म्पूर्ण साहित्य के विषय का निर्देश हो जाता है। 
लोकवृत्त ही ममप्र माहित्य का विषय है | मानव का समस्त मनोवैज्ञानिक पक्ष मानव की 
प्रवृत्तियाँ, मनोभाव एवं साध्य "लोकवृत्त" शब्द से अभिहित होता है। 


वामन ने अपने काब्यादर्श में "लोको विद्या प्रकीर्ण च काव्याड्रानि” उक्ति के द्वारा 
लोक भ्रर्थात्‌ "लोकवृत्त" को काव्य का अंग (विषय) प्रतिपादित किया है । 

“लोकचरित का अनुकरण ही नाट्य है | लोक मे व्यक्तियों का चरित्र न तो एक 
ममान होता है और न उनकी अदवम्थाएँ ही एकाकार होती है ।हम किसी व्यक्ति को मासारिक 
मौख्य की चर्म मीमा पर विगजमान पाते है, तो किमी को दुःख, के तमोमय गर्त में अपना 
भाग्य कोमते हुए पाते हैं | मुख तथा दु.ख, वृद्धि तथा ह्वाम, हर तथा विषाद, प्रसाद तथा 
औदामीन्य इन -,ना प्रकार के भावों की मंज्ञा नोक है | इन्ही भावों से सम्पन्न, नाना 
अवम्धाओं के चित्रण से युक्त लोकवृत्त ही नाटक है ।' 


गुरुदेव रीन्द्रनाव का कथन है - “काव्य में वी क्ल्त उफ़देव श्ररी जा सकती 
है जो खनष्य की कम्प्र शरवता को अकट करने की क्षतत्रा रखे। 

जयोदय का विषय भी मानव चरित है। गजा जयकुमार और राजकुमारी मुलोचना 
के प्रणय, स्वयंवरण, मुखमय दाम्पत्य जीवन, जयकुमार की वीरता, प्रजाप्रेम, धर्मवत्मलता, 


. भरत नाट्यशास्त्र, १/११२ 

. काव्यादर्श, १३१ 

. लोकवृत्तं लोक:, लोक: स्थावरजंगमात्मा व | तस्य वर्तन वृत्तमिति | - काव्यादर्श, १३२ 
. भारतीय साहित्यशाम्त्र, १/३७८ 


6९ ९७) १९१ 


१९८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
बैराग्य, तपश्चरण तथा मोक्ष-प्राप्ति, सुलोचना का उत्कृष्ट शील, धर्मानुराग, वैराग्य तथा 
आर्यिका दीक्षा से लेकर आत्मोत्थान की साधना, यह भोग और योग से समन्वित आदर्श 
मानव चरित जयोदय का प्रमुख प्रतिपाद्य है । 

जयोदय के विशद अनुशीलन के लिए इसका विश्लेषण भी आवश्यक है, जो यहाँ 


प्रस्तुत है। जयोदय के पात्रों का परिचय निम्नांकित विभाजन द्वारा एक दृष्टि में हो जाता है- 
फग्रेरर हे गत्र 


पुरुष पात्र स्त्री पात्र 

ऋषभदेव सुलोचना 

मुनि अक्षमाला 

जयकुमार बुद्धिदेवी 

अर्ककीर्ति कांचनादेवी 

अकम्पन व्यन्टरदेवी (सर्पिणी) 

भरत चक्रवर्ती गंगादेवी 

अनन्तवीर्य 

अनवध्यमति मन्त्री 

दुर्मति मन्त्री 

दुर्मषण सेवक 

मुमुख दूत 

महेन्द्रदत्त कंचुकी 

चित्रांगद देव 

रविप्रभ देव 

व्यंतरदेव (सर्प) 

इन्हें पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ऋषिवर्ग, राजवर्ग, राजसेवक - 
वर्ग, देववर्ग तथा व्यन्तरवर्ग । ऋषभदेव एवं मुनि ऋषिवर्ग के पात्र हैं। जयकुमार, अर्ककीर्ति, 
अकम्पन, भरत चक्रवर्ती, अनन्तवीर्य, सुलोचना तथा अक्षमाला राजवर्ग से सम्बद्ध हैं। 
अनवधमति मन्त्री, दुर्मति मन्त्री, दुर्मर्षण सेवक और बहेन्द्रदत्त कंचुकी राजसेक्क वर्ग के 
अन्तर्गत हैं | देव वर्ग के पात्र हैं - चित्रांगद देव, बुद्धिदेवी, रविप्रभदेव व कांचनादेवी । 
ब्यंतरदेव, व्यंतरदेवी एवं गंगादेवी को व्यन्तरवर्ग के अन्तर्गत रखा जा सकता है । जयोदय 
के प्रत्येक पात्र का चरित्र समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है । 


जयोदय गहाकाव्य का रैलीवैज्ञानिक अनुशीलन १९९ 
यहाँ प्रमुख पात्रों के चरित्र का विश्लेषण किया जा रहा है | 


पकक़मज़र 
जयकुमार इस महाकाव्य के धीरोदात्त नायक हैं| वे हस्तिनापुर के शासक एवं 
भरत चक्रवर्ती के सेनापति हैं | सौन्दर्य में कामदेव तथा ज्ञान में बृहस्पति के समान हैं । 
शौर्य में भी कोई उनकी समान नहीं कर सकता है | काशी नरेश की पुत्री सुलोचना जयकुमार 
के गुणों से अत्यधिक प्रभावित होती है और स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी राजाओं को 
ह छोड़कर उनका वरण करती है । 





जयकुमार अप्रतिम योद्धा हैं | वीरश्री सदैव उनका ही वरण करती है | जयकुमार 
के युद्ध कौशल एवं असाधारण व्यक्तित्व की प्रशंसा भरत चक्रवर्ती भी करते हैं | स्वयंवर 
समारोह के अनन्तर युद्धोन्मुख अर्ककीर्ति को उसका अनवधद्यमति .मन्त्री युद्ध न करने हेतु 
समझाता है और जयकुमार के विषय में कहता है - 
चक्रश्च कृत्रिम चक्रे चक्रिणो दिग्जये जयम्‌ | 
जय एकयमित्यस्मात्‌ तस्यापि स्नेहभाजनम्‌ ॥ ७/४१ 
- आपके पिता भरत चक्रबर्ती की षट्खण्ड दिग्विजय में चक्र तो नाम मात्र का 
(कृत्रिम) था, वास्तविक चक्र तो जयकुमार ही था, जिसके कारण उन्हें घट्खण्डों पर विजय 
प्राप्त हुई है । जयकुमार आपके पिता के स्नेह का पात्र है । 
उक्त कथन जयकुमार के असाधारण व्यक्तित्व का द्योतक है | 


जब अर्ककीर्ति युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है. तो जयकुमार भी काशी नरेश 
अक्रम्पन को धैर्य बैंधातः है और अपने प्रतिद्वद्धी अर्ककीर्ति से वीरता-पूर्वक युद्ध करता है। 
अर्ककीर्ति को पराजित कर उसे बन्दी बना लेता है। 


जयकुमार की जिनदेव, जिनशास्त्र और जिनलुरु में दृढ़ श्रद्धा है | वे प्रतिदिन 
नियम पूर्वक सुबह-शाम देब-शास्त्र-गुरु की पूजा-उपासना करते हैं ।' नगर या उपवन में 
मुनि के आगभन का समाचार मिलते ही उनके दर्शनार्थ जाते हैं, श्रद्धापूर्वक गुणस्तवन करते 
हैं और उनसे धर्मोपदेश श्रवण करते हैं। इन उषदेशों को अपने जीवत में उतारने का 
प्रयल करते हैं | युद्धोपरान्‍्त वे जिनालय में जाते हैं तथा प्रायश्वित के रूप में जिनस्तवन 


१. जयोदय, सर्म-१९ 
2. वही, १/८८-११२, २/१-१४१ 


२०० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
करते हैं।* जब उन्हें पूर्वजन्म का स्मरण होता है तब जिनेन्द्र बन्दना के उद्देश्य से तीर्थयात्रा 
पर जाते हैं ।* वैराग्यभाव के जागरित होने पर राज्य त्यागकर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की 
शरण लेते हैं। उनसे जिनदीक्षा अंगीकार कर तपस्या करते हैं।' 


जयकुमार निरन्तर धर्म, अर्य एवं काम साधना में रत रहते हैं । वे श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ 
भी हैं। उनकी सभा में प्रजा के हितेच्छु मन्त्री, पुरोहित, विद्वान, दूत, वैद्य एवं चारण हैं। 
वे सभी अपने-अपने कार्य में कुशल हैं । जयकुमार विनग्र राजा हैं। वे अपनी सभा में पधारे 
अकम्पन के दूत का स्वागत करते हैं | वे व्यवहार कुशल एवं मिलनसार हैं । अपने द्वारा 
पराजित अर्ककीर्ति मे शीघ्र मित्रता कर लेते हैं | विवाहोपरान्त सम्राट्‌ भरत से मिलने अयोध्या 
जाते हैं और उनके पूत्र अर्ककीर्ति को पराजित करने के अपराध की क्षमायाचना करते हैं। 


संयम जयकुमार का आभूषण है| उनका मन कभी धर्म-विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्त 
नहीं होता । एक बार हिमालय पर स्थित मन्दिर में जिनपूजन कर बाहर आते हैं। आते 
समय स्वर्ग मे काउचना नामक देवी आकर उनके शील की परीक्षा क्रत्ती है। मधुर वार्तलाप 
एवं विविध कामचेष्टाओं द्वारा उन्हें आकृष्ट करने का प्रयास करती है, किन्तु क्फिल हो जाती 
है । तब अपने पति के साथ पुनः आकर जय॑कुमार की पूजा करती है।'" 

इस प्रकार नाणक जयकुमार के चग्त्रि में धीर्ता और उदात्तता का मड्जुल समन्वय 
है | 
अककीर्नि 


यह भरत चक्रवर्ती का पुत्र है। प्रस्तुत काव्य में अर्ककीर्ति का चित्रण प्रतिनायक 
के रूप में किया गया है | दशरूपक में प्रतिनायक को ल्ोभी, दर्पी, मासर्ययुक्त, मायावी, 
कपटी, अहंकारी, क्रोधी, आत्मश्लाघापरक, हटी, पापशील, व्यसनी एवं नायक का शत्रु 
बतलायः गया है।* अर्ककीर्ति में उक्त सभी विशेषतायें: दृष्टिगोचर होती हैं | उसकी सारी 
चेष्टायें नायक के प्रतिकूल, मुलोचना की प्राप्ति के लिए होती हैं ।. 





, जयोदय, ८/८९-९५ 
. बही, २४/५८-८५ 

. वही, २६ से २८ सर्ग 
. वही, २०/१-३९ 

., वही, २४/९८-१४३ 
. देशरूपक - २/५ 


ता. ६ ०७६ ७0 ४ ४ 


जपोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञनिक अनुशीलन २०१ 

उसे अपने मानापमान की परवाह नहीं है । वह आमन्त्रित न किये जाने पर भी 
मुलोचना के स्वयंवर में पहुँच जाला है। इस विषय में वह अपने मन्त्री के परामर्श की भी 
उपेक्षा कर देता है ।” 


अर्ककीर्ति के काशी पहुँचने पर, स्वयंवर समारोह के पूर्व उसके छल-कपट का 
परिचय मिलता है | अर्ककीर्ति विचारता है कि यदि स्वयंवर मण्डप में सुलोचना ने मेरा वरण 
नहीं किया तो मेरा अपमान होगा । इस स्थिति में मैं उसका अपहरण कछूँगा | वह अपने 
साथियों के माय ऐसी योजनायें बनाता है, जिनसे सुलोचना उसका वरण करने के लिए 
विवश हो जाय | इसके लिये वह सुलोचना के कज्चुकी को प्रलोभन भी देता है किन्तु उसे 
मफलता नहीं मिलती । 


स्वयंवर सभा में सुलोचना अर्ककीर्ति के गले में वरमाला न डाल कर आगे बढ़ 
जाती है तो वह निराश हो जाता है और अपने मित्र दुर्मर्षण के द्वारा उत्तेजित किये जाने 
पर जयकुमार से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है | वह अपने मन्त्री अनवध्यमति के 
युद्ध न करने के परामर्श और अकम्पन के दूत द्वारा लाये गये सन्धि प्रस्ताव को ठुकरा देता 
है तथा दुर्वचन कहकर उनका अपमान करता है।' 


अर्ककीर्ति दम्भी एवं मदोन्मत्त है| वह दूसरों के कहने पर चलता है । स्वयं अपनी 
बुद्धि से कोई निर्णय नहीं लेता । यही कारण है कि वह युद्ध में जयकुमार द्वारा पराजित 
हो जाता है । वह उचित-अनुचित के विवेक से रहित है । यह जानते हुए भी कि जयकुमार 
उसके पिता भरत चक्रक्ती के सेनापति एवं महान्‌ पराक्रमी हैं, उनसे युद्ध कर बैठता है । 
वह स्वाभिमानहीन है । फशल्ित एवं अपमानित होने के बाद भी काशी नरेश अकम्पन की" 
द्वितीय पुत्री अक्षमाल के ब्ञाँथ विश्वाह करने के लिए तैयार हो जाता है।* 

अर्ककीर्ति में अनेक दुर्शुणीं के साथ कुछ मद्गुण भी दृष्टिगोचर होते हैं । वह युद्ध 
में हुए नरसंहार से दुःखी हो जाता है और पश्चाताप करते हुए जिनेन्द्रदेव की स्तुति वन्दना 
करता है ।' नृषति अकन्पन जब पराजित अर्ककीर्ति को समझाते हैं तो वह अपनी भूल 
स्वीकार कर लेता है अपने मन्त्री अनवध्यमति के कथन को न मानने का पश्चाताप करता 


१. जयोदय, ४/१-१६ 
२. वही, इ/२८-४७ 
३. यही, ७/१-७२ 

४. वही, ९/१९-२३ 
५४ वही, ८/९४ 


२०२ अर्वरदिय गहााव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


है। अकम्पन की बातों का आदर करते हुए वह पुनः जयकुमार से मित्रता कर लेता है और 
उसे निभाता है।' 


इस प्रकार अर्ककीर्ति में एक विवेकहीन, ईष्यालु, अहंकारी और छलकपट से 
परिपूर्ण किन्तु ठोकर खाकर अन्त में सन्‍्मार्ग पर आ जाने वाले खलनायक का चरित्र सजीव 
हो उठा है । 
अजकग्पन 


अकम्पन भरत चक्रवर्ती के अधीनस्थ काशी के राजा हैं। इनकी रानी का नाम 
मुप्रभा है। इनके हेमांगद आदि एक हजार वीर पुत्र एवं सुलोचना तथा अक्षमाला दो पुत्रियाँ 
हैं । जयोदय में अकम्पन का चित्रण वात्सल्य से परिपूर्ण पिता के रूप में किया गया है । 
वे अपनी पुत्री सुलोचना के युवा होने पर उसके विवाह के विषय में चिन्तित होते हैं | इस 
सम्बन्ध में अपने मन्त्रियों से विचार विमर्श कर स्वयंवर का आयोजन करते हैं। वे दूतों के 
द्वारा विभिन्न नगरों एवं राज्यों में स्वयंवर विधान का आमन्त्रण भेजते हैं | स्वयंवर हेतु 
आये राजकुमारों का वे अपने द्वार पर जाकर स्वागत करते हैं, आदरपूर्वक अपने साथ लाते 
हैं और उचित स्थान में ठहराते हैं । 


राजः अकम्पन न्यायप्रिय एवं शान्तिप्रिय राजा हैं। वे अपने शासन में सर्वप्रथम 
सामनीति का ही प्रयोग करते है | यही कारण है कि जब स्वयंवर में सुलोचना द्वारा वरण 
न किये जाने पर अर्ककीर्ति युद्ध के लिए तत्पर हो जाता है, त्तब अकम्पन यह जानते हुए 
कि अर्ककीर्ति उनकी बात नहीं मानेगा, उसके समीप एक शान्तिदूत भेजते हैं। जब अकम्पन 
की सामनीति का प्रयोग सफल नहीं होता, तब वे युद्ध के लिए तत्पर होते हैं | युद्ध में 
विजयी होने पर बे सर्वप्रथम जिनेन्द्रदेव की पूजा करते हैं । अनन्तर जिनेन्द्रदेव के चरणों 
में बैठी अपनी पुत्री सुलोचना को जयकुमार की विजय का शुभ समाचार देते हैं और स्नेह 
पूर्वक॑ उसे घर ले जाते हैं । 

राजा अकम्पन समदर्शी हैं | वे शत्रु और मित्र को समान भाव से देखते है । वे 
अपने जूमाता की विजय पर प्रसन्न नहीं होते अपितु युद्ध में हुए नरसंहार से दुःखी और 
अर्ककीर्ति कौ पराजय से चिन्तित हो जाते हैं | वे पराजित अर्ककीर्ति को शान्त काने के 
लिए उसके समक्ष अपनी द्वितीय पुत्री अक्षमाला के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं । जब 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २०३ 
अर्ककीर्ति उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, तब राजा उन दोनों का विवाह कर देते हैं। 
राजा अकम्पन अर्ककीर्ति और जयकुमार में मित्रता करा देते हैं । 

अकम्पन अत्यन्त विनम्र हैं| स्वयंवर में सम्मिलित होने हेतु पधारे अर्ककीर्ति का 
स्वागत करने जब अकम्पन अपने द्वार पर जाते हैं तो अर्ककीर्ति का दुर्मति मन्त्री उनसे कटु 
वचन कहता है | वे उसके वचन को सुनकर भी कोई प्रत्युत्तर नहीं देते । 

अकम्पन के स्वभाव में किंचित्‌ भीरुता के भी दर्शन होते हैं | अर्कर्कीति के पराजित 
होने पर अकम्पन विचारते हैं कि मैं अर्ककीर्ति को तो प्रसम्र कर लूँगा, किन्तु यदि उसके 
पिता भरत चक्रवर्ती क्रुद्ध हो गये तब क्‍या होगा ? समुद्र में रहकर मगर से वैर करने वाला 
व्यक्ति कभी भी सुख से नहीं रह सकता । ऐसा विचार कर क्षमा-याचना के लिए भरत 
चक्रवर्ती के समीप अपने सुमुख दूत को भेजते है । 


काशी नरेश अकप्पन अपने सारे कर्त्तव्यों मे निवृत्त होकर अन्त में तीथंकर ऋषभदेव 
के चरणों में जाकर जिनदीक्षा अंगीकार कर लेते है | 


इस प्रकार अकम्पन के रूप में हमें वात्सल्यमय पिता, न्यायशील एवं शान्तिप्रिय 
राजा तथा एक धर्मप्राण मोक्षाभिलाषी मानव के दर्शन होते हैं । 


कफरकी बब्राट श्रतत 

सप्राट भरत आद्य तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव के ज्येष् पुत्र हैं। वे चक्रवर्ती हैं । 
इन्हीं के नाम से इस देश का नाम “भारत बर्ष”” प्रमिद्धि को प्राप्त हुआ । चक्रवर्ती होते हुए 
भी अत्यन्त विनम्र हैं। जब काशी नरेश अकम्पन का दूत सुलोचना के स्वयंवरण का समाचार 
लेकर उनके पास आता है, तब वे उसका स्वागत करते हैं | मुलोचना के स्वयंवर का 
समाचार पाकर हर्षित हो वे सुलोचना की विलक्षण वुद्धिमत्ता एवं स्वयंवर परम्परा के प्रवर्तक 
काशी नरेश अकम्पन की महती प्रशंसा करते हैं । वे सदगुणों और सत्कार्यों के प्रशंसक हैं 
और अनुचित कार्य के निन्दक । उनके पुत्र अर्ककीर्ति ने जयकुमार के साथ जो अनुचित 
रूप से युद्ध किया उसकी वे निन्दा करते हैं । 

जब राजा जयकुमार सम्राट्‌ भरत से मिलने अयोध्या पहुँचते हैं तब वे उसका 
स्वागत करते हुए अपना स्नेह प्रकट करते हैं। जयकुमार एवं सुलोचना को अनेक वस्त्राभूषण 
प्रदान कर विदा करते हैं । 


२०४ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


कुनोसना 


सुलोचना जयोदय की नायिका है | वह काशीराज अकम्पन एवं रानी सुप्रभा की 
ज्येष्ट पुत्री है । वह हस्तिनापुर नरेश जयकुमार के गुणों का श्रवणकर उन पर अनुरक्त हो 
जाती है और पिता द्वारा आयोजित स्वयंवर सभा में उनका पति के रूप में वरण करती 
है।” 

वह बुद्धिमती एवं विवेकशील है | स्वयंवर सभा में बुद्धिदेवी द्वारा राजाओं का 
परिचय देने के लिए प्रयुक्त उक्ति-बैचित्रय को वह तुरन्त समझ लेती है ।' 


नायिका सुलोचना को माता-पिता से धार्मिक संस्कार मिले हैं। जब वह जयकुमार 
के गुणों एवं रूप सौन्दर्य के विषय में सुनती है, तो उन्हें प्रेम-सन्देश प्रेषित न कर जिनेन्द्रदेव 
के चरण कमलों में ध्यान लगाती है | पति, पिता एवं भाईयों के युद्ध भूमि में जाने पर वह 
उपवास धारणकर जिनालय में बैठती है । जब पति के विजयी होने का समाचार पाती है 
तभी पिता के साथ घर आती है। 


सुलोचना साहसी एवं पतिवद्नरता नारी है। जब वह गंगा नदी में अपने पति जयकुमार 
को संकटग्रस्त स्थिति में देखती है, तो घबराती नहीं है; अपितु णमोकार मन्त्र का जाप 
करती हुई गंगा में प्रविष्ट होती है । उसके शील के प्रभाव से संकट टल जाता है ।* इसी 
प्रकार कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटते समय जब एक देवी जयकुमार के समक्ष आकर 
प्रणय निवेदन करती है और जयकुमार के द्वारा निवेदन को ठुकरा दिये जाने पर उन्हें लेकर 
भागने लगती है, तब सुलोचना किंकर्त्तव्यविमूढ़ नहीं होती, अपितु देवी को इस प्रकार 
ललकारती है कि वह जयकुमार को छोड़कर भाग जाती है।* 

इस प्रकार सुलोचना में हमें एक सुशील, पतिब्रता, धर्मप्राण, दुद्धिमती एवं साहसी 
नारी के दर्शन होते हैं । 


ज़ब्विरेगी 


राजकुमारी सुलोचना को स्वयंवर सभा में आये राजेकुमारों का परिचय देने के 
लिए बुद्धिदेवी का अवतरण हुआ है । कवि ने उसके स्त्री सुलभ स्वभाव का यथावसर सुन्दर 


१. जयोदय, ६/५-१२७ 
२. वही, सर्ग ६ 

३. बही, २०/४८-६५ 
४. वही, २४/१०५-१४६ 


जयोदय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २०५ 
चित्रण किया है । साथ ही सुलोचना सौन्दर्य की तरह बुद्धिदेवी के सौन्दर्य का वर्णन भी 
महाकवि ने किय। है । दुद्धिदेवी राजा अकम्पन के लिए चिन्ताहरण देवी बन कर आती है। 
राजा अकम्पन इस बात से चिन्तित हैं कि सुलोचना को स्वयंवर में आये राजकुमारों के गुणों 
का समुचित रूप से परिचय कौन करा सकेगा ? बुद्धिदेवी आते ही इस कार्य का उत्तरदायित्व 
लेकर राजा को आश्वस्त कर देती है ।* 

बुद्धिदेवी नारी सुलभ वात्सलय से ओतप्रोत है । जब सुलोचना स्वयंवर मण्डप में 
आकर अगणित राजकुमारों को देखती है तो उनमें से किसी एक का सम्मान तथा शेष का 
निरादर होने के भय से चिन्तित हो जाती है | उस समय बुद्धिदेवी सुलोचना को बड़े स्नेह 
से अनेक युक्तियों एवं दृष्टान्तों मे समझाकर चिन्तामुक्त करती है । 


स्वयंवरसभा में राजपरिचय देते समय बुद्धिदेवी की प्रगल्भता दर्शनीय है | वह 
सुलोचना को आगन्तुक राजकुमारों का परिचय आलंकारिक भाषा में कगती है | वह मुलोचना 
के हाव-भावों के द्वारा उसकी रुचि-अरुचि को ताड़ लेती है और उमी के अनुसार राजाओं 
का परिचय विस्तार या संक्षेप में देती है । जब वह मुलोचना को जयकुमार के प्रति अनुरक्त 
देखती है, तो उसके गुणों का वर्णन अत्यन्त विस्तार मे करती है और अन्त में कहती है - 


यदि भो जयैधिणी त्वं दकृशरविद्धं ततश्शिषिलमेनम्‌ । 
अयि बाले5स्मिनू काले ख्रजा बधानाविलम्बेन || ६/११६ 
- है बाले ! यदद तू जयकुमार के प्रति अनुगक्त है तो इसे शीघ्र ही माला के बन्धन 
में बाँध ले | क्योंकि यह तेरे कटाक्ष बाणों में घायल होने के कारण शिथिल हो रहा है | 
संक्षेप में बुद्धिदेवी हमारे सामने एक वात्सल्य से परिपूर्ण, हितेषिणी मार्गदर्शिका के 
रूप में आती है । 
ऋषभदेव 


ये प्रथम तीर्थंकर है | देवलोक एवं मध्यलोक के मध्य देवों द्वारा रचित समवशरण 
में दिव्य सिहासन से चार अंगुल ऊपर स्थित हैं। जब आत्मकल्याण का इच्छुक जयकुमार 
तीर्थंकर देव की शरण में पहुँचता है, तो वे धर्मोपदेश द्वारा यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करते हैं | 
जयकुमार उनके द्वारा दशयि मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करता है। 


१. जयोदय, सर्ग-५ 
२० वही, सर्ग-६ 





२०६ जयोदय महाकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
अनबबपीति बन्‍त्री 
अनवध्यर्मात भरत चक्रवर्ती के पुत्र राजकुमार अर्ककीर्ति का मन्त्री है | वह न्यायप्रिय 


है । जयकुमार के पगक्रम से भली भाँति परिचित है| अतः अपने स्वामी अर्ककीर्ति को 
जयकुमार मे युद्ध न करने की सलाह देता है । वह युद्धोन्मुख अर्ककीर्ति से कहता है - 


लंजाय जायते नेषा सती दाराम्तरोत्किति: | 
जये ते5 प्यजय्त्वेन त्वेनः कल्पान्तसंस्किति | ७/४३ 


- युद्ध में आपकी विजय होना निश्चित नहीं है | यदि आप विजयी हो भी गये 
तो मुलोचना मती है, वह आपकी न हो सकेगी। उल्टे आप परस्त्रीह़एण के पाप के भागीदार 
होंगे । 

अनवधद्यमति अक॑कीर्ति को आमन्त्रण के बिना मुलोचना के स्वयंबर मे जाने से 
गेकता है | इस प्रकार अनवद्यमति समय समय पर उचित सलाह देकर अपने भूपति का 
मार्गदर्शन करता है | 


ह७ 


यह अर्ककीर्ति का मन्त्री है । नाम के अनुरूप ही इसका कार्य है | यह अपने 
स्वामी अरककीर्ति को मदैव अनुचित कार्य करने के लिये प्रोत्माहित करता है । आमन्त्रण न 
मिलने पर भी अर्ककीर्ति का मुलोचना म्वयवर में जाना उचित ठहरगता है । 


उुर्नात 


यह अर्ककीर्ति का धूर्त सेवक है, जो सदैव अपने नाम को मार्थक बनाने वाले 
कार्य करता है । दुर्मर्षण द्रोहकारक वचनों से अर्ककी्ति को जयकुमार एवं अकम्पन से युद्ध 
करने के लिए उत्तेजित करता है | वह बात करने में चतुर है। अनुचित बात को इस प्रकार 
प्रस्तुत करता है कि साधारण व्यक्ति को _स पर सहज विश्वास हो जाता है । 


इस प्रकार कवि ने पात्रों के कुशल चरित्र-चित्रण द्वारा मानव-चरित की वैयक्तिक 
विभिन्नताओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष बड़ी निपुणता से उद्घाटित किया है तथा उनकी कोमल 
और उग्र, उदात्त एवं क्षुद्र, रमणीय एवं वीभत्स भावनाओं का कलात्मक उन्मीलन कर सहृदयों 
को रससागर में अवगाहन का अवसर प्रदान किया है । 
(है) 


एकादश अध्याय 
जीवन-दर्शन और जीवन-पद्धति 


महाकाव्य के माध्यम मे सम्यकू जीवनदर्शन और आदर्श जीवनपद्धति पर प्रकाश 
डालना कवि का मुख्य ध्येय रहा है । इसलिए उन्होंने काव्य के लिए ऐमा पौराणिक कथानक 
चुना है जिसके नायक-नायिका धर्म से अनुप्राणित है ओर जिनके जीवन का चरम लक्ष्य 
मोक्ष है | मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयम की सिद्धि सम्यक्‌ जीवन-दर्शन ॥।? समीचीन 
जीवन-पद्धति से ही सभव है | इसीलिये आन्महित और लोकहिंत में निरत सन्त कवि इन्हीं 
में परिचित कराने के लिए काव्य और नाटय को माध्यम बनाते हैं, क्योंकि काव्य और 
नाटय कान्तामम्मित उपदेश के अद्वितीय माधन है | 


मनुष्य को जीवन पद्धति उसके जीवनदर्शन पर आश्रित होती है । यदि मनुष्य की 
दृष्टि में आममा अनित्य है, मृत्यु के बाद मव कुछ खत्म हो जाता है, तो उसकी जीवनपद्धति 
निश्चित ही "क्रणं कृत्गा घृतं॑ पिवेत" वाली होगी | इसके विपरीत यदि उसे आत्मा एक 
शाश्वत तत्त्व प्रतीत होता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, यह विश्वास 
उमे होता है तो उसकी जीवनपद्धति का स्वरूए कुछ और ही होगा । 

जयोदय में जो जीवनदर्शन प्रतिविम्बित हुआ है उमके मान्य तथ्य हैं - मृ्टि की 
अनादि अनन्ता, आत्मा की नित्यता एवं स्वतन्त्रता, कर्ममिद्धान्त, पुनर्जन्म एवं मोक्ष | इस 
जीवनदर्शन से अनुप्रेग्त जीवनपद्धति के विभिन्न अंगो को कवि ने मुनिगज द्वारा जयकुमा 
को दिये गये उपदेश के माध्यम में प्रकट किया है । जो इस प्रकार है. 
एृठषार्ष चकुष्टप 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष; ये चार पुरुषार्थ भाग्तीय मंम्कृति में मानव-जीवन के 
लक्ष्य माने गये है | इनमें धर्म, अर्थ और काम गृहम्थ के करने योग्य हैं | यद्यपि ये एक 
साथ परस्पर विरुद्धता लिये हुए है, तथापि गृहम्थ उन्हें अपने विवेक में परम्पर अनुकूल 
करते हुए मिद्ध करे।' अर्थ-पुरुषार्थ और काम-पुरुषार्थ लौकिक सुख के लिए हैं और 
जन्मान्तरीय आगामी सुख के लिए मोक्ष-पुरुषार्थ है | किन्नु धर्म-पुरुषार्थ की तो कौए की 
आँख में स्थित कनीनिका के ममान दोनों ही जगह आवश्यकता है।' मंसार में एक मात्र घर 
ही गृहम्थ के लिए भोगों का समुचित स्थान है । उस भोग का साधन धन है | वह धन 


१ जयोदय, २/१९ 
२ वही, २/१० 


शी 


२०८ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
सबसे तौहार्द रखने पर प्राप्त होता है । इसलिए गृहस्थ ही त्रिवर्ग का संग्राहक होता है ।' 
अन्तिम मोक्ष-पुरुषार्थ कर्मों के अभाव का कारण रूप उद्यम है। वह तपस्वियों के लिए तो 
स्वकृत कर्मों क्रा विनाशक है, किन्तु श्रावकों (गृहस्थ साधकों) के लिए निश्चय ही पापों 
का नाशक | 


पेक्एफन 


प्रात:काल गृहस्थ का मन और इन्द्रियाँ प्रसन्न रहती हैं, अतः उस ममय प्रधानतया 
मब अनर्थों का विनाश करने वाला देव-पूजन करना चाहिए, ताकि सारा दिन प्रमन्नता से 
बीते । प्रसिद्ध है कि दिन के आरम्भ में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया जाता है, वैसा ही 
सारा दिन बीतता है।* भगवान्‌ अरहन्त देव ही पूजनीय हैं क्योंकि वे मंगलों में उत्तम और 
शरणागतवकत्सल हैं | वे देवों के भी देव हैं | प्राणियों का हित करनेवाला उनके ममान और 
कोई नहीं है ।” जैसे धनवानों के द्वारा उतार कर फेंके गये वस्त्रादि निर्धनों के लिए अलंकार 
के समान आदरणीय हो जाते हैं, वैसे ही भगवान्‌ अरहन्तदेव के चरणों की रज हम जैसों 
के भवरोगों को दूर करती है। उनके स्नान (अभिषेक) का जल सज़नों के मस्तक को पवित्र 
करता है।' भक्तों की पूजा पद्धतियाँ उनकी स्वाभाविक अभिरुचि के वश भिन्न-भिन्न हुआ 
करती हैं। किन्तु जैसे नर्तकी मूलसूत्र का महागा लेकर तरह-तरह से नाचती है, इससे उसका 
नर्तन दोषपूर्ण नहीं होता, वैसे ही पूजा पद्धतियों का मूल उद्देश्य भगवान्‌ की पूजा ही है, 
अतः पद्धति भेद में कोई दोष नहीं है ।' 


गृहस्थ को अपने अव्यक्तदेव का स्वरूप उनकी प्रतिमा के द्वारा समझ लेना चाहिए। 
बालक को हाथी, घोड़े आदि का परिज्ञान उनके आकारवाले खिलौनों के द्वारा ही होता 
है।” जिनेन्द्र भगवान्‌ के बिम्ब की प्रतिष्ठा संगारी आमाओं के लिए शान्तिदायक होती है । 
किसान फसल को पशु-पक्षियों से बचाये रखने के लिए ही एक मनुष्याकार पुतला बनाकर 
खेत के बीच खड़ा कर देता है । इससे वह अपने उद्देश्य में सफल ही होता है ।* मन्त्रों 
के द्वारा जिन-भगबान्‌ के प्रतिबिम्ब में जो उनके गुणो का आरोपण किया जाता है, वह 
सर्वथा निर्दोष ही है । कया युद्ध में मंत्रित कर फेंके गये उड़द आदि शत्रु के लिए मरण, 





विक्षेप आदि उपद्रव करने वांले नहीं होते ? ' 

१. वही, २/२१ ६. वही, २/२९ 
२. वही, २/२२ ७. वही, २/३० 
३. वही, २/२३ ८. वही, २/३१ 
४. वही, २/२७ ९. वही, २/३२ 


५, जयोदय, २/२८ 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीबैज्ञानिक अनुशीलन २०९ 

गृहस्थ किसी कार्य के आरम्भ में भगवान्‌ जिंनेन्द्र का नाम लेकर अपने-अपने इश्टदेव 
का स्मरण करें, तो निश्चय ही उसका कार्य सिद्ध होगा किन्तु सदाचार का उल्लंधन करने 
पर सिद्धि प्राप्त न होगी । अरहन्त भगवान्‌ के नामोच्चार मात्र से ही सारी विष्नवाधायें टल 
जाती हैं | जैसे सूर्य का आतप किसान के अन्न को पकाता है, वैसे ही अप्रकटरूप से भी 
भगवान्‌ का चिन्तन अवश्य इश्सिद्धि करता है। इसलिए भक्तजन तीनों सन्ध्याओं में जिन 
भगवान्‌ का स्मरण करते रहें ।' गृहस्थ को चाहिए कि वह मन से सदैव भगवान्‌ का स्मरण 
किया करे । पर्व के दिनों में तो उनकी विशेष रूप से भक्ति करे, क्‍योंकि गृहस्थ के लिए 
निर्दोष रूप से की गयी जिन-भगवान्‌ की भक्ति ही मुक्ति दिलाने वाली होती है ।' 
₹गाम्यगव 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य को अपनी बुद्धि परिष्कृत करने के लिए सरस्वती (जिनवाणी) 
की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शस्त्रधारी पुरुष अपने शस्त्र को शाण पर चढ़ाकर ही 
उसके प्रयोग में सफल होता है ।* 


शास्त्र प्रधानतया दो प्रकार के होते हैं - संहिताशास्त्र और सूक्तिशास्त्र | संहिता जन 
साधारण के विचारों को लक्ष्य में रखकर सांगोपांग वर्णन करने वाली होती है, इसलिये वह 
अपने विषय को, चाहे वह प्रशस्त हो या अप्रशस्त, सदैव स्पट करती है ।' यूक्तशास्त्र वह 
है जो सर्वसम्मत होता है । वह सदैव हितकर बातें ही कहता है और परमोपयोगी होता है। 
अतः वह अपने विषय के अप्रशस्त अंश को गौण करते हुए सदैव प्रशस्त अंश का ही 
वर्णन किया करता है ।' गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वह सदसे पहले जिसमें अपने करने 
योग्य कुलागत रीति रिवाजों का वर्णन हो, ऐसे उपासकाध्ययन-शास्त्रों का ही अध्ययन करे। 
क्योंकि अपने घर की जानकारी न रखते हुए दुनियाँ को खोजन, अज्ञता ही होगी ।* इस 
भूतल पर श्रेष्ट प्रसिद्धि को प्राप्त सत्पुरुषों के जीवनचरित का स्तवन करने पर गृहस्थ का 
दुःख दूर होता है और सुख प्राप्त होता है, क्योंकि अपना स्वच्छ या मलिन मुख दर्पण में 
देखा जा सकता है ।* मनुष्य समीचीन अवस्था, काल के नियम, अपनी संगति, शुभगति या 
शुभाशुभ परिवर्तन का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिए करणानुयोग-शास्त्रों का अध्ययन 
करे । क्योंकि सुवर्ण के खरे-खोटेपन की परीक्षा कसौटी पर ही की जाती है ।' इस, बाद 


१. जयोदय, २/३५ ५. जयोदय, २/४३ 
२. जयोदय, २/३६ ६. जयोदय, २/४४ _ 
३. जयोदय, २/३८ ७. जयोदय, २/४५ 
४. जयोदय, २/४१ ८. जयोदय, २/४६ 


९. जयोदय, २/४७ 


२१० जयोदय गहाकाव्य का भैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
चरणानुयोग का अध्ययनकर सन्मार्ग को न छोड़ता हुआ सदैव सदाचरण करे । क्योंकि 
सन्‍्मार्ग पर चलने वाले को क्‍या कष्ट होगा ?” जगत में क्या-क्या चीजें हैं और किस-किस 
चीज का कैस मून्दर या असुन्दर परिणाम होता है, यह जानने के लिए द्रव्यानुयोग-शास्त्र 
का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वस्तु की वस्तुता वितर्क का विषय नहीं है।' इन 
उपर्युक्त प्रथमानुयोगादि शास्त्रों में कथन की अपनी-अपनी शैली के भेदों से आत्मकल्याण 
की ही बातें कही गयी हैं । 

हम पृथ्वी पर देखते हैं कि सीने की मशीन से सीना और कसीदा निकालना ये 
सब कारीगरियाँ उस वस्त्र को पहनने योग्य बनाने के लिए ही होती हैं ।' बिना कुछ विचार 
किये सब पर विश्वास पर बैठना अपने आपको ठगाना है | किन्तु सब जगह शंका ही शंका 
करनेवाला भी कुछ नहीं कर सकता । इसलिये समझदार मनुष्य योग्यता से काम ले, क्योंकि 
अति सर्वत्र दुःखदायी ही होता है ।'* 


तत्पश्चात्‌ मनुष्य को चाहिए कि शब्द-शास्त्र पढ़कर निरुक्ति के द्वारा पदों की 
सिद्धि जानते हुए व्याकरण-शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करे । क्योंकि वचन की शुद्धि ही पदार्थ 
की शुद्धि की विधायक होती है ।' बुंद्धिमान्‌ का कर्त्तव्य है कि वह काव्यशास्त्र का अध्ययन 
करके उपमा, अपहृति, रूपक आदि अलंकारों का भी ज्ञान प्राप्त करे | चूँकि वाणी प्राय: 
प्रमंगानुसारिणी होती है, अत: अलंकारों द्वारा ही वह अपने अभिप्राय का यथोचित बोध 
करा पाती है ।* गृहस्थ उत्तम व्याकरणशास्त्र, अलंकरशास्त्र और छन्दशास्त्र जो कि परस्पर 
वाच्य-वाचक के समन्वय को लिए हुए होते हैं और जो वादूमय के नाम से कहे जाते हैं, 
उनका अच्छी तरह से अध्ययन करे ।_ गृहस्थ मनुष्य को आयुर्वेदशास्त्र का भी अध्ययन 
करना चाहिए जिससे अपनी सुख-सुविधा के मार्ग में स्वास्थ्य से किसी तरह की बाधा न 
होने पाये और अपने सहयोगियों का मन भी प्रसन्न रहे | क्योंकि शरीर ही सभी तरह के 
सौख्यों का मूल है ।” जैसे कि घोड़े को उछल-कूद भी सीखनी पड़ती है, वैसे ही गृहस्थाश्रम 
में रहने वाले मनुष्य को कामशास्त्र का अध्ययन भी यलपूर्वक करना चाहिए | अन्यथा फिर 
अनेक प्रसंगों में धोखा खाना पड़ता है ।' गृहस्थ को निमित्तशास्त्र या ज्योतिषशास्त्र का भी 
अध्ययन करना चाहिए, जिससे यथोचित भविष्य का दर्शन हो सके | फिर उसके सहारे 


१. जयोदय, २/४८ ५. जयोदय, २/५२ 
२. वही, २/४९ ६. वही, २/५४ 
३. वही, २/५० ७. वही, २/५५ 
४. वही, २/५१ ८. वही, २/५६ 


९. वही, २/५७ 


जयोदय गहाकाव्य का ,शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २११ 
असम्भव को भी सम्भव बनाया जा सकता है। कारण सांगड़े (साधन) के द्वारा बड़ी से बड़ी 
शिला को भी हिलाया-चलाया जाता है । सजन पुरुष अर्थशास्त्र का भी अध्ययन करे, 
जिससे वह आम लोगों में रहते हुए कुशलतापूर्वक जीवन-यापन कर सके और प्रतिष्ठा पा 
सके । अन्यथा धनहीनता मरण से भी क्ढ़कर भयंकर दुःखदायिनी होती है ।' 


इसके बाद जिन भगवान्‌ की कीर्तन कला के लिए ताल, लय, मूर्च्छना आदि संगीत 
के अंगों के साथ गीति के प्रकार भी संगीत शास्त्र से सीख ले | क्योंकि मधुर वाक्यता विश्व 
को वश में करने वाली होती है ।' यद्यपि मन्त्रशास्त्र कष्ट साध्य प्रतीत होता है, फिर भी 
उतना ही उपयोगी, शोभन कार्यकारी भी है । पुरुष यदि स्वतन्त्रचेता हो तो उसे चाहिए 
कि अपने कार्यों में आयी बाधाओं को दूर करने के लिए मन्त्रशास्त्र के जानकार पुरुषों के 
पास रहकर परिश्रमपूर्वक उसकी भी जानकारी प्राप्त करे ।” गृहस्थ को वास्तुशास्त्र का भी 
अध्ययन कर लेना चाहिए, ताकि उसके द्वारा अपने निवास स्थान को बाधारहित बना सके। 
इसके अतिरिक्त और भी जो लौकिक कला-कुशलता के शास्त्र हैं, उनका भी अध्ययन करने 
वाला मनुष्य सब में चतुर कहलाकर अपने जीवन को सम्पन्नता से बिता सकता है।' यद्यपि 
ये सब शास्त्र ऋषियों की भाषा में दुःश्रुति नाम से कहे गये हैं अर्थात्‌ न पढ़ने योग्य माने 
गये हैं फिर भी इन्हें गृहस्थ भी न पढ़े, ऐसा नहीं । क्योंकि अति मात्रा में भोजन करना 
आमरोगकारक होने से निषिद्ध कहा गया है, फिर भी जिसे भस्मकरोग हो गया हो, उसके 
लिए तो वह हितकर ही होता है ।' यद्यपि निमित्तशास्त्र आदि भी भगवान्‌ की वाणी से 
नि:सृत हुए हैं, फिर भी वे प्रथमानुयोगादि शास्त्रों के समान आदरणीय नहीं हैं | देखो मस्तक 
भी शरीर का अंग है और पैर भी, फिर भी मस्तक के समान पैरों की सदंगता नहीं होती।* 
समझदार पुरुष ७। याद रखना चाहिए कि भगवान्‌ अरहन्त की वाणी में भी जानने योग्य, 
प्राप्त करने योग्य और छोड़ने योग्य; ऐसा तीन तरह का कथन आता है ।* जो शाम्त्र यहाँ 
लीकिक कार्यों में हितकर न हो और सज्जनों के मन को तत्त्व के मार्ग से भ्रष्ट करने वाला 
हो (अत: परल्रोक के लिए भी अनुपयोगी हो), वह दोनों लोकों को बिगाड़ने वाला कुशाम्त्र 
है। उसे नहीं पढ़ना चाहिए । जिससे कोई लाभ नहीं, उसे कौन ममझदार पुरुष म्वीकार 
करेगा ?' 


१. जयोदय, २/५८ ५. जयोदय, २/६२ 
२. वही, २/५९ ६. वही, २/६३ 
३. वही, २/६० ७. वही, २/६४ 
४. वही, २/६१ ८. वही, २/६५ 
| ९. वही, २/६६ 


२१२ जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
उहफनों मा आइए? 

मनुष्य महापुरुषों के प्रति नियमतः भक्तिमान्‌ बने । महापुरुषों के अनुग्रह का बिन्दु 
भी हो तो यहाँ उससे बढ़कर भव्यता क्‍या है ? कारण, इन महापुरुषों द्वारा आदृत पाषाण 
भी इस भूतल पर पूजा जाता है ।* सांसारिक विषयों के सेवन से सर्वथा दूर रहने वाले 
और मोक्षमार्ग पर निरन्तर आगे बढ़ने वाले, जिनका मन काम-वासना से दूर रहता है, उन 
गुरुदेव का मंगलमय दर्शन सदा करते रहना चाहिए ।' जो लोग ज्ञान, चारित्र, आयु और 
कुल परम्परा में बड़े हों, उन लोगों का भी लौकिक मार्ग में हित चाहने वाला पुरुष यथायोग्य 
रीति से आदर करता रहे ।* मनुष्य को चाहिए कि जिस राजा के राज्य में निवास करता 
है, उसको प्रसन्न बनाये रखने की चेष्ट करे । उसके विरुद्ध कोई काम न करे, क्योंकि उसके 
विरुद्ध चलना शल्य के समान हर समय दुःख देता रहता है | समुद्र में रहकर मगरमच्छ से 
विरोध करना हितावह नहीं होता ।* इन उपर्युक्त पारलौकिक और लौकिक गुरुओं के 
अतिरिक्त जो विषय-वासना के फन्दे में फैसे हुए हैं, विविध आरम्भ-परिग्रहों में आमक्त हैं 
तथा व्यर्थ ही स्वयं को गुरु कहलवाना चाहते हैं, अपने तथा औरों के भी सुख को नष्ट 
करने वाले हैं; उन गुरुओं का आदर नहीं करना चाहिए ।' 


बिनव और ख्दाचार 


भूतल पर अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करने के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि 
यथायोग्य रीति से दान, सम्मान और विनय द्वारा न केवल समानधर्मी लोगों को सन्तुष्ट रखे, 
बल्कि विधर्मी लोगों को भी अपने अनुकूल बनाये रहे और इस तरह अपने गृहस्थ धर्म के 
द्वारा विजय प्राप्त करे । धर्म का मूल विनय ही है ।* अपने अन्तरंग को शुद्ध रखने के लिये 
आस्तिक्य (नरक, स्वर्गादि हैं, ऐसी श्रद्धा) भक्ति (गुणों में अनुराग), धृति, सावधानता, 
त्यागिता (दानशील होना), अनुभविता (प्रत्येक बात का विचार करना), कृतज्ञता, और 
नैष्प्रतीच्छूय (किसी का भी भला करके उसका बदला नहीं चाहना), आदि गुणों को प्राप्त 
करना चाहिए |” यद्यपि भावना की पवित्रता सदा कल्याण के लिए ही कही गई है फिर 
भी भोगाधीन मन वाले गृहस्थ को चाहिए कि वह कम से कम सदाचार का अवश्य ध्यान 
रखे अर्थात्‌ भले पुरुषों को अच्छी लगनेवाली चेश, आचरण किया करे । क्योंकि देशना 
करने वाले भगवान्‌ सर्वज्ञ ने सदाचार को ही प्रथम धर्म बतलाया है । 


१, जयोदय, २/६७ ५. जयोदय, २/७१ 
२. वही, २/६८ ६. वही, २/७२ 
३. वही, २/६९ ७. वही, २/७४ 
४. वही, २/७० ८. वही, २/७५ 


जयोदय गहाकाग्य का शैलीबैज्ञनिक अनुशीलन २१३ 
बन 


विश्वहित की पवित्र भावना को रखनेवाला और स्थितिकारी मार्ग का आदर 
करनेवाला गृहस्थ यथाशक्ति अपने न्यायोपार्जित द्रव्य का दान भी करता रहे । यों पेट तो 
कुत्ता भी शीघ्र भर ही लेता है ।* मधुर संभाषणपूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार योग्य अन्न 
और जल का दान करते हुए अपने घर आये अतिथि का समीचीनरूप से विसर्जन करना 
अर्थात्‌ उसे प्रसन्‍नकर भेजना गृहस्थ॑ के धर्म कार्यों में सबसे मुख्य है ।' सृष्टि के लिए किया 
हुआ दान ही अपने अभीष्ट के पोषण के लिए होता है | जैसे जमीन में सींचा हुआ जल 
वृक्ष के संवर्धन के लिए ही होता है ।' गृहस्थ अपने संचित पापकर्म को दूर हटाने के लिए 
धर्मपात्र (दिगम्बर साधु आदि) का संतर्पण करे और ऐहिक जीवन प्रसन्नता से बिताने के 
लिए कार्यपात्रों (भृत्यादि) की आवश्यकतायें भी यथोचित पूरी करता रहे | इसके अतिरिक्त 
अपना यश भूमण्डल पर फैले, इसके लिए दान भी देता रहे, क्योंकि अपयशी पुरुष जीवन 
ही कैसे बिता सकेगा ? कुशल और शुद्धचित्त गृहस्थ, मुनियों में श्रद्धा रखते हुए नवधा 
भक्ति द्वारा उनके लिए भोजन, वस्त्र, पात्रादि उपकरण, औषधि और शास्त्र का दान करे 
क्योंकि यतियों का सात्रिध्य तो विनयादि गुणों से ही प्राप्त होता है ।' गृहस्थ को चाहिए 
कि वह जिस प्रकार गुणवान्‌ ऋषिवरों का आदर करे उसी प्रकार समीचीन मार्ग को अपनाने 
वाले मध्यम साधुओं और तटस्थ साधुओं को भी संतर्पित करता रहे | क्‍योंकि लज्जावान्‌ 
राजा धनवानों तथा गरीबों दोनों को अपनी प्रजा का अंग मानता है ।' 


गृहस्थ का कर्त्तव्य है कि यथायोग्य मकान आदि उपयोगी बस्तुयें देकर सबकी 
संभाल करता रहे जिससे जीवन निर्वाह में सुविधा बनी रहे | क्योंकि रात्रि में दीपक के 
बिना गति ही क्‍या है ? अर्थात्‌ रात्रि में दीपक के बिना जैसे निर्वाह कठिन होता है, वैसे 
ही ऐसा न करने पर गृहस्थ जीवन भी दूभर बन जाता है ।” ऐहिक जीवन सुख-सुविधा से 
बिताने की इच्छा वाले गृहस्थ को आवश्यक है कि अपने त्रिवर्ग के साधन में सहायता करने 
वाले लोगों को भी सन्तुष्ट करते हुए उन्हें निराकुल बनाये । अगर कुम्भकार न हो तो हमें 
बर्तन कौन देगा और फिर हम अपने पीने का पानी किसमें लायेंगे ?” निश्चय ही प्राणीमात्र 
का कष्ट दूर हो जाय, इस प्रकार करुणा की कोमल भावना रखते हुए गृहस्थ समय-समय 


१. जयोदय, २/९१ ५. जयोदय, २/९५ 
२. वही, २/९२ ६. वही, २/९६ 
३. वही, २/९३ ७. वही, २/९७ 
४. वही, २/९४ ८. वही, २/९८ 


२१४ जयोदथ महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


पर लोगों को अन्न-वस्त्रादि देता रहे | क्योंकि भले पुरुषों का वैभव परोपकार के लिए ही 
हुआ करता है।' गृहस्थ को अवसर के अनुसार समान-धर्मा गृहस्थ को उसके लिए आवश्यक 
और गहस्थोचित कार्यों में सुविधा उत्पन्न करने वाले कन्या, मुवर्ण, कम्बल आदि धन-सम्पत्ति 
भी देना चाहिए क्‍योंकि संसार में जीवों का जीवन-निर्वाह परस्पर के सहयोग से ही होता 
है।' 

यहाँ तो सुवर्ण का ही दान देना चाहिए, तभी पुण्य होगा, इस तरह की विचारधारा 
लेकर दस प्रकार के दान जो लोक में प्रसिद्ध हैं, संसार से पार होना चाहनेवाले मनुष्य को 
उनसे दूर ही रहना चाहिए । क्योंकि पुण्य का कारण तो योग्यता ही होती है ।* जो सम्मार्ग 
की हँसी उड़ाता और उससे द्वेष करता है, जो उद्धत स्वभाव और कृतप्न है; ऐसे पुरुष को 
कभी कुछ भी नहीं देना चाहिए । देखो, अपने प्राणों का नाश करने वाला सांप को कौन 
समझदार स्वयं जा कर दूध पिलायेगा ? यहाँ जो वस्तु अनुपयोगी है, प्रत्युत हानिकारक 
है, वहाँ उसे देना भी पापकारी होता है | क्योंकि जिसकी जठराग्रि प्रज्वलित है, उमी को 
विचारपूर्वक दिया गया घी ठीक होता है । रोगी के लिये दिया वही घृत हानिकर ही होता 
है ।' अपने कुल का सुख से निर्वाह होता रहे और स्वयं इस संसार में निराकुल हो कर 
परमात्मा की आराधना कर सके, यह ध्यान में रखकर मनुष्य जीवन भर सुयोग्य पुरुष के 
लिए आवश्यक वस्तु देता रहे । क्‍योंकि मत्पुरुषों की चेशयें तो अपने और पराये दोनों के 
कल्याण के लिए ही होती हैं ।' इसके अतिरिक्त गृहम्थ को चाहिए कि अपना तो यश हो 
और पूर्वजों की स्मृति बनी रहे तथा सर्व साधारण में मद्भावना की जागृति हो, इसलिए 
जिनमन्दिर, धर्मशाला आदि परोपकार के अनेक माधन भी जुटाता रहे, जिमसे सन्मार्ग की 
प्रतिष्ठा बनी रहे ।” इस प्रकार परमार्थ की श्रद्धा रखने वाले और शील, संयम से युक्त तथा 
भली आजीविका वाले मनुष्य के लिए आचार्यों ने यह देव-पूजन और दानरूप जो दो काम 
बताये हैं, वे नित्य ही करने चाहिए | फिर पर्व आदि विशेष अवमरों पर तो इन दीनों कार्यों 
का विशेष रूप से सम्पादन करना चाहिए ।* 


निरामिष आहार 
दान और पूजा के अनन्तर गृहम्थ को चाहिए कि वह मनुष्योचित (जिमका कि 





१. जयोदय, २/९९ ५ जयोदय, २/१०३ 
२. वही, २/१०० ६ वही, २/१०४ 
३. वही, २/१०१ 9. वही, २/१०५ 
४. वही, २/१०२ ८ वही, २/१०६ 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २१५ 


ममर्थन आयुर्वेदशास्त्र से होता हो) तथा स्वयं के लिए रुचिकर निरामिष भोजन अपने कुटुम्ब 
वर्ग के माथ एक पंक्ति में बैठकर किया करे | थाल में कुछ छोड़कर ही सब के साथ उठे। 
यह गृहस्थ की सामाजिक सभ्यता है।' इन्हीं गृहस्थों में जो आर्षमार्ग का आदर करने वाला 
हो, जिसका हृदय सुदृढ़ हो और त्रिवर्ग मार्ग की ओर से हटकर जिसका झुकाव मोक्षमार्ग 
की ओर हो गया हो, ऐसा व्यक्ति पंक्ति भोज न करके अकेला ही शुद्ध भोजन करे और 
झूँठन न छोड़े ।' तामसिक राक्षसाशन (मद्य मांसादिख्प भोजन) मानवता का नाशक है और 
पाशविक भोजन जो इन्द्रिय लम्पटता को लिये होता है, वह भी बिगाड़ करने वाला है। इन 
दोनों तरह के भोजन को मनुष्य दूर से ही छोड़ दे, क्योंकि ममझदार मनुष्य अयोग्य स्थान 
में प्रवृत्ति कैमे कर सकता है ? * 
न्यावएक्क कान 

जो मनुष्य की सब तरह की अभिलाषाओं का साधन है, अतएव जिसने अपने 
" अर्थ” नाम को सार्थक कर बताया है और जो (१) कृपणता, (२) अर्जित करते ही व्यय 
कर देना, (३) मूल को भी नष्ट कर देना; इन तीनो दोषों से रहित है तथा तीर्थस्थानों के 
लिए महज में लगाया जाता है, ऐसे अर्थ का मनुष्य अर्थनुबन्ध द्वारा अपने कुलयोग्य 
आजीविका चलाते हुए अर्थ उपार्जन करे । निश्चय ही ऐमा करने वाला मनुष्य दुनियाँ में 
निरन्तर प्रतिष्ठा का पात्र बनकर सर्वथा प्रसन्नता का अनुभव करता है ।'* 
ल्रायक्ान एम्या का ध्यान 

देशकाल के अनुसार सायंकाल तक ममुचित प्रवृत्ति करनंवाले गृहस्थ को मायंकाल 
के समय चित्त को स्थिर करके परमात्मा का स्मरण करना चाहिये क्‍योंकि चित्त की स्थिरता 
ही पापों से बचाने वाली होती है ।' 
प्मनत्तन त्याग 

मनुष्य को द्यूतक्रीड़ा, मांसाहार, मद्यपान, परस्त्रीसंगम, वेश्यागमन, शिकार, चोरी 
तथा नास्तिकता भी त्याग देना चाहिए, अन्यथा यह सारा भूमण्डल आपदाओं से घिर 
जायेगा।' नि:शंक होकर कुलित आचरण करने को विद्वानों ने नास्तिकता कहा है । जो 
सभी प्रकार के व्यवहारों का लोप कर देती है | वह अनेक मंकटों की परम्परा खड़ी कर 


१. जयोदय, २/१०७ ४. जयोदय, २/११० 
२. वही, २/१०८ ५. वही, २/१२२ 
६ ३. वही, २/१०९ ६. वही, २/१२५ 


२१६ जयोबय बहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
देती है अत: उमसे सदैव दूर रहना चाहिए | मु 


शर्त लगाकर कोई भी काम करना घूत है | इसमें हाग्ने और जीतने वाले दोनों 
संक्लेश पाते हुए नाना प्रकार के कुकर्मों में प्रवृत्त होते हैं । चर जीवों का शरीर मांस नाम 
से प्रसिद्ध है, जिमका खाना तो दूर, नाम लेना भी सज्भनों के बीच सर्वथा निषिद्ध है | 
इसलिए उत्तम शाक-फलादि के रहते हुए मांस खाना महापाप है । इस भूतल पर भांग, 
तमाखू, सुलफा, गाँजा, आदि वस्तुओं को निर्लज्ञ हो म्वीकार करनेवाला मानव बुद्धि-विकार, 
परवशता और अत्यन्त दीनता प्राप्त करता है | इसीलिए जो इन मदकारी पदार्थों से मत्त हो 
जाता है, वह धन्य नहीं, अपितु निन्ध है ।” मधु (शहद) मधुमक्खियों के मेदे की धाराओं 
से भरा होता है ओर मक्खियों के छत्ते को निर्दयतापूर्वक निचोड़कर निकाला जाता है, अतः 
वह भी अभक्ष्य है ।' 


वैश्या मानो मम्पूर्ण पापों का हाट है, चौगहे पर रखी जल की मटकी के ममान 
सभी के लिए भोग्या है । उसके उपभोग में कल्याण लेशमात्र भी नहीं होता । किन्तु इसके 
विपरीत वह शरीर की शोषक है, अनेक प्रकार के उपदंश आदि रोग होकर शरीर का नाश 
करती है । अतः उसके साथ प्रणय सर्वथा अनैतिक है ।' जो लोग शिकार खेलते हैं, वे 
विनोदवश निरपराध प्राणियों का संहार करते हैं । वे यमराज के निकट कठोर दण्ड के भागी 
बनते हैं । धन संसार भर के प्राणियों को प्राणों मे भी अधिक प्रिय होता है। उमका 
अपहरण करने वाले का चित्त स्वयं ही भयभीत हुआ करता है । अपनी शीघ्र मृत्यु के लिए 
अपने हाथों खोदे गये गड्ढे के ममान इस चौर्यकर्म को करना श्रेयम्कर नहीं है। 

यह जीवनपद्धति परम्परया मोक्ष का कारण है। आर्यजन इसका आश्रय लेते है। 
इसके विरुद्ध जो स्वेच्छाचरण, है वह अनार्यपुरुषों की जीवनपद्धति है | वह संमार में ही 
भ्रमण कराती है। उससे मनुप्य नरकादि गतियों के भयंकर दुःखों का पात्र बनता है । 


जय 
१. जयोदय, २/१२६ ५ जयोदय, २/१३० 
२. वही, २/१२७ ६. वही, २/१३३ 
३. वही, २/१२८ ७. वही, २/१३४ 
४. वही, २/१२९ ८ वही, २/१३५ 
९ वही, २/१३६ 


। दादश अध्याय । 
उपसंहार 
जयोदय के प्रणेता महाकवि, बालब्रह्मचारी भूरामलजी जैन, जो आगे चलकर 
दिगम्बर जैन आचार्य श्री ज्ञानसागरजी के नाम से प्रसिद्ध हुए, यथार्थतः: ज्ञान के अगाध 
मागर थे । वे धर्म, दर्शन, व्याकरण और न्याय के वेता एवं मूलाचार की साकार प्रतिमा 


थे। निष्परिग्रहिता, निर्ममत्व, निरभिमानिता उनके भूषण थे । कवित्व उनका स्वाभाविक गुण 
था । 


महाकवि ने जयोदय, वीरोदय आदि महाकाव्यों एवं दयोदय जैसे चम्पूकाव्य की 
रचनाकर संस्कृत साहित्य की समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान किया है । उनके द्वारा हिन्दी 
साहित्य की भी श्रीवृद्धि हुई है । 


जयोदय की कथा का स्रोत आचार्य जिनसेन एवं आचार्य गुणभद्ररचित आदिपुराण 
है । इसी को आधार बनाकर महाकवि ने जयोदय महाकाव्य का मृजन किया है | इसकी 
मंस्कृत टीका भी कवि ने स्वयं लिखी है । प्रस्तुत महाकाव्य में २८ सर्ग एवं ३१०१ श्लोक 
हैं | 

धर्ममंगत अर्थ और काम का आवश्यकतानुसार उपार्जन और भोग करने के 
उपरान्त जीवन को मोक्ष की साधना में लगाना मानव-जीवन का प्रयोजन है, यह सन्देश 
जयोदय महाकाव्य की रचना का लक्ष्य है । 


राजा जयकुमार स्वयंवर सभा में राजकुमारी मुलोचना के द्वारा वरण किये जाते 
हैं। दोनों का विवाह होता है । जीवन को धर्म से अनुशासित रखते हुए भौतिक सुखों का 
संयमपूर्वक भोग करते हैं, लौकिक कर्त्तव्य को बड़ी वीरता और कुशलता से निवाहते हैं 
और अन्त में आत्म-कल्याण हेतु मोक्ष-मार्ग ग्रहण कर लेते हैं | इस कथावस्तु से काव्यरचना 
का उक्त उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है । 

जीवन में जो स्पृषणीय और अस्पृष्णीय है, करणीय और अकरणीय है, हेय और 
उपादेय है; उसका प्रभावशाली सम्प्रेषण मानवीय चरित्र-चित्रण के माध्यम से ही सम्भव है। 
मानव-चरित्र का चित्रण ही रसानुभूति का ्रोत बनता है । अतः कवि*का महत्त्वपूर्ण कार्य 
होता है काव्य में स्पृहणीय और अस्पृष्ठणीय चरित्रवाले पात्रों को निवद्ध करना तथा उनकी 
चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रभावशाली ढंग से चित्रण करना | जयोदय के महाकवि ने इस कार्य 
में अदभुत सफलता प्राप्त की है | 


२१८ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


महाकाव्य का रूप देने तथा काव्य को रसातममक बनाने के लिए कया में आवश्यक 
परिवर्तन किये हैं तथा इसमें विविध रोचक प्रसंगों का विन्यास किया है । किन्तु कथावस्तु 
के परिष्कार और पात्रों के चरित्र वर्णन या घटनाओं के उपन्यास मात्र से काव्यत्व घटित 
नहीं होता । काव्यत्व आता है उक्ति की वक्रता से | कवि जब काव्य वस्तु को वक्रभाषा में 
प्रस्तुत करता है तब काव्य का जन्म होता है । उक्ति की वक्रता के बिना कोई भी कथन 
इतिहास या पुराण बनकर रह जाता है | काव्य का जितना सम्बन्ध अर्थ से है उतना ही 
शब्द मे अर्थात्‌ भाषा से है, बल्कि भाषा से कहीं अधिक है । क्योंकि काव्य की उत्पत्ति के 
लिए कवि को अपना कौशल प्रधानतया भाषा में ही दिखलाना होता है | वस्तुतः अभिव्यक्ति 
की हृदयस्पर्शी एवं रमणीय शैली का नाम ही काव्य है। इसीलिए कर्पूरमंजरीकार राजशेखर 
ने कहा है - " उत्तिविसेसों कव्वं (उक्ति विशेष ही काव्य है) और कुन्तक ने तो वक्रोक्ति 
को काव्य का प्राण ही बतलाया है। उक्ति की वक्रता से ही भाषा काव्याम्क वनती है | 


जयोदयकार ने उक्ति को वक्र अर्थात्‌ भाषा को काव्यात्मक बनाने का पूर्ण प्रयाम 
किया है । उन्होंने वक्रोक्ति के प्रायः सभी प्रकारों का प्रयोग किया है जैसे - वर्णविन्यामवक्रता, 
उपचारवक्रता, रूढ़िवैचित्रयवक्रता, पर्यायवक्रता, विशेषणवक्रता, मंवृतिवक्रता, 
वृत्तिवैचित्रयवक्रता, लिगवैचित्र्यवक्रता, क्रियावैचित्रयबक्रता, कारकवक्रता, मंख्यावक्रता, 
पुरुषवक्रता, उपसर्गवक्रता, निपातवक्रता, वस्तुवक्रता आदि । 


ये लाक्षणिक एवं व्यंजक प्रयोगों के विभिन्न भेद हैं | ध्वनि, अलंकार, प्रतीक, 
थिम्ब, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मूक्तियाँ आदि अभिव्यक्ति के मभी प्रकार इनमें समाविष्ट हो 
जाते हैं। लक्षणामूलक ध्वनि का अन्तर्भाव उपचारवक्रता में तथा अभिधामूलक ध्वनि का 
रूदिवैचित्रयवक्रता एवं पयार्यवक्रता में है। वर्णादिमूलक असंलक्ष्यक्रमध्वनि वृत्ति, भाव, लिग, 
क्रिया, काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपसर्ग, निपात आदि की वक्रताओं में अन्तर्भूत है। 
वाक्य-वक्रता के अन्तर्गत अलंकार, बिम्ब, लोकोक्तियाँ एवं मूक्तियाँ आ जाती हैं । 
उपचारवक्रता, प्रतीक एवं मुहावरे लाक्षणिक प्रयोगों के रूप हैं । 


जयोदयकार ने इन समस्त शैलीय तत्त्वों से उक्ति को वक्र (लाक्षणिक एवं व्यंजक) 
अर्थात्‌ भाषा को काव्यात्मक बनाया है, जिससे अभिव्यक्ति में हृदयस्पर्शिता एवं रमणीयता 
का आधान होने के फलस्वरूप एक उद्यकोटि के काव्य की सृष्टि संभव हुई है । 

उक्त शैलीय तत्त्वों की विशेषता यह कि वे कथन को प्रभावपूर्ण, हृदयस्पर्शी एवं 
आह्वादक बनाते हैं | वे व्यक्ति, वस्तु एवं भावों के स्वरूप की जानकारी नहीं देते अपितु 
अनुभूति कराते हैं । 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २१९ 

कोई वस्तु कितनी सुन्दर या कुरूप है, किसी मनुष्य का चरित्र कितना उल्कृष्ट या 
निकृष्ट है, किसी व्यक्ति की प्रकृति कितनी मधुर या कटु, सरल या कुटिल है, किसी का 
क्रोध कितना तीव्र, प्रेम कितना उत्कट, घृणा कितनी गहन, मनोदशा कितनी द्न्द्दालक, 
परिस्थिति कितनी बिडम्बनापूर्ण, पीड़ा कितनी मर्मान्तक, सुख कितना असीम है, इसकी 
प्रतीति उपचारवक्रता, अलंकार विधान, प्रतीकयोजना आदि वक्रोक्तियों से ही संभव होती 
है | सौन्दर्य की अलौकिकता अथवा असौन्दर्य की पराकाष्ठा, मानवचरित्र की पराकाष्ठा या 
उमप्तकी निष्कृष्टता, प्रेम की उत्कटता, घृणा की गहनता, हर्ष के अतिरेक, विषाद की सघनता 
आदि के अनुभव में हृदय उद्वेलित एवं रममग्र होता है, दूसरी ओर उक्ति के वैचित्र्य से 
कथन में रमणीयता की अनुभूति होती है । 

जयोदयकार ने उक्त शैलीय तत्त्वों के समुचित प्रयोग से सौन्दर्यादि तत्त्वों की 
अलौकिकता, प्रेमादि भावों की उत्कटता, क्रोधादि विकारों की उप्रता, मानवचरित्र की 
उदात्तता आदि को आस्वादन का विषय बनाकर सह्ददय हृदय को रसमग्न एवं भावमग्र करने 
और उत्तिवैचित्रयजनित रमणीयता का अनुभव कराने में पर्याप्त तफलता पायी है । 


उपचारवक्रता के अन्तर्गत कवि ने मुख्यतः: मानव पर तिर्यञ्च के धर्म का आरोप 
अचेतन पर चेतन के धर्म का, चेतन पर अचेतन के धर्म का, अमूर्त पर मूर्त के धर्म का, 
तथा एक चेतन पर दूसरे चेतन एवं एक अचेतन पर दूसरे अचेतन का आरोप किया है, 
अर्थात्‌ उनमे अभेद दर्शाया है । इस उत्तिवैचित्र्य में उन्होंने क्रोध, प्रेम, सन्‍्ताप, भक्ति आदि 
मनोभावों के अतिशय की व्यंजना का चमत्कार दिखलाया है | वस्तु की सुन्दरता, सुखदता 
एवं दुःख़दता की पराकाष्ठा के द्योतन में निपुणता प्रदर्शित की है एवं रूपादि के अवलोकन 
एवं वचनादि के श्रवण में मनुष्य जो कभी-कभी तल्लीनता की चरम अवस्था में पहुँच जाता 
है, उसका साक्षात्कार कराने में कवि अद्भुत रूप से सफल हुआ है । 


कवि के द्वारा प्रयुक्त मुहावरों को निम्न टर्गों में रखा जा मकता है : वक्रक्रियामक, 
वक्रविशेषणात्मक, निदर्शनात्मक, अनुभावात्मक, उपमात्मक एवं रूपकात्मक मुहावरों के प्रयोग 
द्वारा महाकवि ने अभिव्यक्ति को रमणीय बनाते हुए पात्रों के मनोभावों एवं मनोदशाओं के 
स्वरूप, चारित्रिक विशेषताओं, वस्तु के गुण-वैशिष्टय, कार्य के औचित्य-अनौचित्य के स्तर 
तथा घटनाओं एवं परिस्थितियों की गम्भीरता को अनुभूतिगम्य बनाया है और इसके द्वारा 
सहृदय को भावमग्र एवं रससिक्त करते हुए जयोदय में काव्यत्व के प्राण फुँके हैं । 


२२० जयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


जयोदय में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया गया है वे प्रकृति, इतिहास, पुराण तथा 
प्राणिवर्ग मे लिये गये हैं। प्रतीक-विधान द्वारा वम्तु और भावों का अमूर्त एवं मूक्ष्म स्वरूप 
हृदयंगम तथा हृदयम्पर्शी बन पड़ा है, अभिव्यक्ति आह्वादक तो बनी ही है | 

कवि का अलंकार विन्यास अपूर्व है | अथलिंकारों में महाकवि ने उपमा, रूपक, 
उद्मेक्षा, अपहृति, ममन्देह, ममामोक्ति, व्यतिरेक, प्रान्तिमानू, निदर्शना, अर्थन्तिरन्याम, 
दृष्टान्त, प्रतिवस्टूपमा, विभावना; विशेषोक्ति, विगेधाभाम एवं दीपक का आश्रय लिया है। 
वस्तु की स्वाभाविक रमणीयता, उत्कृष्टता एवं विशिष्टता, मनोभावों की कोमलता तथा उग्रता 
एवं चारित्रिक वैशिष्टय को चारुत्वमयी अभिव्यक्ति देने के लिये उपमा को माध्यम बनाया 
गया है । रूपक के द्वारा वस्तु के सौन्दर्य, भावातिरेक तथा अमूर्त तत्त्वों के अतीन्द्रिय म्वम्_्प 
का मानम साक्षात्कार कगया है । उद्येक्षा के प्रयोग मे भायात्मकता एवं चित्रात्मकता की 
मृष्टि हुई है तथा चरित्र एवं वस्तु वर्णन में प्रभावोत्पादकता आई है | अपहृति, ममन्देह एवं 
व्यतिरेक ने वस्तु के सौन्दर्यातिशय तथा लोकोत्तरता की प्रतीति में हाथ बटाया है । ममासोक्ति 
शृंगाग्रम की व्यंजना में महायक है । भ्रान्तिमान अलंकार वस्तु के गुणातिशय की व्यंजना 
में अग्रणी रहा है | कार्य के औचित्य-अनीचित्य के म्तर को निदर्शना ने भल्नी भाँति उन्मीलित 
किया है । अर्थान्तरन्यास ने मनोवैज्ञानिक, धार्मिक एवं नैतिक तथ्यों के बल पर मानवीय 
आचरण एवं कर्त्तव्य विशेष के औचित्य की मिद्धि मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके 
द्वागा जीवन की सफलता के लिए आवश्यक निर्देश देने का प्रयोजन भी सिद्ध किया गया 
है | कथन के औचित्य की मिद्धि, उसके स्पष्टीकरण तथा भावातिरेक की व्यंजना में दृशन्त 
एवं प्रतिवस्तृपमा ने चमत्कार दिखाया है | वस्तु के गुणवैशिष्टय की व्यंजना में विभावना 
तथा वस्तु के उत्कर्षादि के द्योतन में विरोधाभास का औचित्यपूर्ण प्रयोग किया गया है । 
दीपक के द्वारा महाकवि ने स्त्री सौन्दर्य की अत्यन्त प्रभावशालिता तथा पुरुषों के चित्त की 
नितान्त दुर्बलता के प्रकाशन में वचनातीत सफलता पायी है | 


बिम्ब योजना में भी सन्‍्तकवि सिद्धहस्त हैं | कवि ने ऐन्द्रिय-संवेदनाश्रित बिम्बों 
में स्पर्श, दृष्टि, श्रवण तथा स्वाद इन्द्रियों से मब्बन्धित विम्बों की योजना की है । 
अभिव्यक्ति-विधा के आधार पर जयोदयगत विम्बों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा 
सकता है - अलंकाराश्रित, लक्षणाश्रित, मुहावराश्रित तथा लोकोक्ति-आश्रित। भाषिक अवयवों 
की दृष्टि से उनमें वाक्याश्रित, संज्ञाश्रित, विशेषणाश्रित, एवं क्रियाश्रित भेद दृष्टिगोचर होता 
है। कवि ने चेतन-अचेतन तत्त्वों की इन्द्रियगोचर अवम्थाओं के वर्णन द्वारा उनका विम्ब 
(मानसिक चित्र) निर्मित करते हुए एक ओर उनकी प्रत्यक्षवत्‌ अनुभूति कराई है, दूसरी ओर 
सादृश्यादि सम्बन्ध के आधार पर प्रस्तुत वस्तु या पात्र की अतीन्द्रिय और मूक्ष्म अवस्था, 
गुण या भाव को हृदयंगम बनाया है। अभिव्यंजना की इस शैली ने काव्य गोचकता भर दी 
है। 


जयोदय महाकाव्य का शैलोवैज्ञानिक अनुशीलन घ६५ 


काव ने लोकोक्तियों और मृक्तियों का यथाम्थान प्रयोगकर अभिव्यक्ति में चार चांद 
लगा दिये है। इनके द्वारा कवि ने मिद्धान्तों की पुष्टि, जीवन और जगत की घटनाओं का 
ममाधान तथा उपदेश और आचरणविशप के आचित्य की मिद्धिकर अभिव्यक्ति में: प्राण 
फुँके हैं | लोकोक्तियों ने अनेकत्र तथ्यों के मम को उभारकर उन्हें गहन और तीद्ष्ण बना 
दिया है, जिससे कथन में मर्मस्यशिता आ गई है । पात्रों के चारित्रिक वैशिए्य की अभिव्यक्ति 
मे मूक्तियाँ बडी कारगर सिद्ध हुई हैं | कही प्रमंगवश नीति-विशेष के प्रतिपादन हेतु सृक्तियों 
का प्रयोग किया गया है। इन सभी सन्दर्भों में लोकोक्तियों ओर मृक्तियों ने अभिव्यक्ति # 
ग्मणाय बनाने का चामन्कारिक कार्य किया है | 

ग्मान्मकता काव्य का प्राण है | रसानुभूति के माध्यम से ही सामाजिका के 
क्तव्याक्व्य का उपदेश हृदयगम कराया जा सकता है। जयोदयकार इस तथ्यों से परी 
तरह अवात रहे है। इसीलिए उन्होंने अपने काव्य में शुगार से लेकर शान्त तक सभी रसा 
की मनोहाए खयजना की है और विभिन्न स्थायिभावों के उद्वोधन द्वारा सहदयों को रसविभार 
करते हाए छमपूर्वक अर्थ ओर काम तथा अन्तत मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रेरित किया है। 
शान्तर्म जयोदय महाकाव्य का अंगीरमस है, क्योंकि प्रस्तुत महाकाव्य की रचना का मृल 
उद्देश्य सझार की असारता और दु खमयता तथा मोक्ष की सारभूतता एवं सुखमयता की 
और ध्यान आकृष्टकर मनुष्य को मोक्ष की ओर उन्मुख करना है ! किन्तु कवि ने इस उद्देश्य 
की मिद्धि सरसतापूर्वक कान्‍्ता-सम्मित रीति से करनी चाही है, इसलिए शुंगार्राद लौकिकरस' 
में काव्य म मधुरता की पुट दा है, किन्तु वे मव शान्तग्म के दाम है, स्वामी तो शान्तरम 
ही है । 

रस के अतिरिक्त र्माभास, भाव, भावोदय, भावमन्धि, और भावशवलता का 
उन्मीलन भी प्रस्तुत महाकाव्य में किया गया है। भाव के अन्तर्गत देवविषयक एवं गुरू 
विषयक रति की अजख धागओं में जयोदय प्लावित है | 

वर्णविन्यामवक्रता मे गुण, रीति और शब्दालंकागे का अन्तर्भाव है| इसके द्वारा 
महाकवि ने विविध प्रभावों की यृष्टि की है | नाद सौन्दर्य एवं लयात्मक श्रुति माधुर्य की 
उत्पत्ति, माधुर्य एवं ओज गुणों की व्यंजना द्वाग रमोत्कर्ष, वम्तु की कोमलता, कटोरता 
आदि के द्योतन एवं भावों को घनीभूत करने में कवि ने वर्णों का औचित्यपूर्ण विन्याम किया 
है । वर्णविन्यामवक्रता के निम्न प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य में प्रयुक्त किये गये हैं - छेकानुप्रास, 
वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्राम, अन्त्यानुप्राम, यमक तथा माधुर्य व्यंबक एवं ओजोव्यंजक 
वर्णविन्याम। 

काव्य और नाट्य का विषय मानव-चरित ही हुआ करता है। उसी के माध्यम से 
कृवि ग्मव्यंजना करता है। इमीलिये आचार्य भरत ने कहा है "मैंने नाना भावों से समन्वित 


२२२ जवादय मत्रकाव्य का गैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


तथा विविध अवम्थाओं म युक्त लोकवृत्त का अनुकरण करने वाले नाट्य की रचना की 
है। " जयोदय का विषय भी मानव-चग्ति है । राजा जयकुमार और राजकुमारी मुलोचना का 
प्रणय, म्वयवरण, मुखमय दाम्पत्यनीवन, जयकुमार की वीरता, प्रजा-प्रेम, धर्म-वत्मलता, 
बैगग्य, तपश्चरण तथा मोक्षप्राप्ति, मुलोचना का उन्कृष्टगील, धर्म वत्मलता, वैगग्य, तथा 
आर्थिका दीक्षा लेकर आत्रमोत्धान की माधना, यह भोग और योग में ममन्वित आदर्श 
मानवचरित्र जयोदय का प्रमुख प्रतिपाद्य है। कवि ने पात्रों के कुशल चग्त्रि-चित्रण द्वारा 
मानव-चरित की वैयक्तिक विभिन्नताओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष बड़ी निपुणता से उद्घाटित 
किया है तथा उनकी कोमल और उग्र, टदात्त एवं क्षुद्र, रमणाय एवं वीभव्स भावनाओं का 
कलात्मक उन्मीलन कर महृदयों को रस मिन्धु में अवगाहन का अवमर प्रदान किया है | 

एदाकाव्य के माध्यम में मम्यक जीवनदर्शन ओर आठदर्भ जीवनपर्दधात पर प्रकाश 
डालना कवि का मुख्य ध्येय गहा है| इमीलिये उन्होंने काव्य के लिए ऐसा पौर्गाणक कथानक 
चुना है, निसके नायक-नायिका धर्म में अनुप्राणित है और जिनके जीवन का चग्म लक्ष्य 
मोक्ष है | मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि सम्यक जीवनदर्शन और ममीचीन 
जीवन-पद्धति से ही संभव है | इर्साला। आन्महित ओर लोकहित में निरत सन्‍्तकवि इन्हीं 
में परिचित कराने के लिए काव्य और नाटय को माध्यम बनाते है, क्योंकि काव्य और 
नाट्य कान्तामम्पित उपदेश के अद्वितीय साधन है | 

जयोदय में जो जीवनदर्शन प्रतिविम्बित हुआ है, उमके मान्य सिद्धान्त है मृष्टि की 
अनादि-अनन्नता, आत्मा की निश्यता एवं स्वतन्त्रत्ग, कर्मसिद्धान्त, पुनर्जन्म एवं मौक्ष। इस 
जीवनदर्शन में अनुप्रेरित जीवनपर्दधात के विभिन्न अगो को कवि ने मुनिगज द्वागा महागज 
जयकुमार को दिये गये उपदेश के माध्यम में प्रकट किया है | वे मुख्यतः निम्नलिखित है 
पुरुषार्थ चतुश्य, देवपूजन, म्वाध्याय, गुरुजनो का आदर, विनय और मदाचार, दान, 
निरामिष आहार, न्यायपूर्वक धनार्जन एवं मप्त-व्यमन त्याग | ये मभी भाग्तीय जीवन पद्धति 
के प्रमुख अंग है । 

इस प्रकार एक उदात्त कथानक एवं अभिव्यक्ति की हृदयस्पर्शी र्मणीय शैली ने 
" जयोदय " महाकाव्य को काव्यत्व के भव्य सौन्दर्य से मण्डित कर दिया है । विभिन्न प्रकार 
की उक्तिवक्रताओं, प्रतीकों, मुहावरों, अलंकारो, बिम्बों, लोकोक्तियों एवं मृक्तियों के प्रयोग 
ने जयोदय की भाषा को अनुपम काव्यात्मकता प्रदान की है | तन्‍्मय कर देने वाली रमध्वनि, 
फुशल चरित्रचित्रण एवं कान्ताप्तम्मित हितोपदेश ने महाकाव्य के आत्रमपक्ष को मंवारा है । 
ये गुण जयोदय को बृहत्वयी की श्रेणी में प्रतिष्टित करते हैं । 

बकषक 


प्रथम परिशिष्ट 
महाकवि आचार्य ज्ञानसागर की अप्रकाशित संस्कृत रचनाये 


महाकवि आचार्य श्री ज्ञानमागरजी की दो मौलिक कृतियों की पाण्दुलिपियाँ उपलब्ध 
हुई है - वीरशमभ्युदय और भक्तियाँ | यहाँ अतिमंक्षेप में इनकी जानकारी मात्र दी जा रही 
है, जिमसे उत्कृष्ट साहिनयकार की साहित्य सम्पठा का परिचय मिल सके - 


बीरशर्माश्युरव 


जयोदय, वीरोदय के ममान ही वीरशर्माभ्युटय भी एक महाकाव्य है| वीरोदय के समा 
ही टमका कथानक तीर्थकर महावीर के न्याग तपस्या से परिपूर्ण जीवन पर आधारित है | 


प्रस्तुत महाकाव्य के मात्र छह सर्ग 3+लव्ध हुए है । जयोदय के समान ही कवि 
ने इसकी स्वोपज्ञ टीका भी लिखी है| उपलब्ध सर्गों का प. पत्नालालजी माहित्याचार्य ने 
मम्पादन एवं अनुवाद भी कर दिया है | शेष मर्गों का अन्वेषण किया जा रहा है । मर्गों 
का वर्ण्यविषय इस प्रकार है - 


प्रधम सर्ग मे कवि ने मंगलाचरण कर अपनी लघुता प्रदर्शित की है | अनन्तर 
मज़नों की प्रशंसा तथा दुर्जनों के स्वरूप का निदर्शन, विदेहदेश भरतक्षेत्र, कुण्डलपुर नगर, 
वहाँ स्थित जिनालय, भवनों का मनोहारी वर्णन किया है | द्वितीय सर्ग कुण्डलपुरनरेश 
मिद्धार्थ की शारीरिक मुषमा, विजययात्रा, प्रताप और विशुद्ध कार्ति का द्योतक है | तृतीय 
मर्ग ग़ज़ा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के अग प्रत्यंग के सीन्दर्यनिरूपण के लिए समर्पित है | 
चतुर्थ मर्ग में कवि ने श्लेपोषमा अलंकार के द्वारा गाज़ा मिद्धार्थ की मभा एव राजा के 
गुणवैशिष्टय का विशद विवेचन किया है | इसी सर्ग मे इस तथ्य कि 'त्रिशला के गर्भ में 
तीर्थकर आयेगे' इन्द्र अवधिज्ञान के द्वाग गर्भ में आने के छह माह पूर्व जान लेता है, को 
मनोहारी ढंग से चित्रित किया गया है। इन्द्र देवियों को तीर्थंकर की होने वाली माता की 
सेवा करने अन्तःपुर में भेजता है | देवियाँ वहाँ जाकर रानी के प्रति मंगल कामना करती 
है और निरन्तर उनकी सेवा में तत्पर रहती है | एक्र दिन गत्रि के अन्तिम प्रहर में रानी 
मोलह स्वप्न देखती है - ऐशवत हाथी, वृषभ, मिह, गजलक्ष्मी, दो मालाएं, चन्द्रमा, मूर्य । 

पाण्डुलिपि में मात म्वप्रों के उपगन्त के पृष्ठ उपलब्ध नहीं है, अत. यह सर्ग अपूर्ण 
है | इन अनुपलब्ध पृष्ठों में मोलह में से शेष स्वप्न, उनका फल एवं गर्भकलल्‍्याणक का वर्णन 
होना चाहिए | पज्चम सर्ग में तीर्थंकर के जन्माभिषेक और पष्ठ मर्ग में उनकी बाल्यावस्था, 
बालक्रीड़ाओं की आलंकारिक भाषा में प्रभावशाली अभिव्यंजना हुई है | इन मर्गों में क्रमशः 
९१, 9१, ८५, ७८ एवं १०० पद्च हैं | 


यह पाण्डुलिपि अन्वेषण एवं प्रकाशन की प्रतीक्षा में है | 


२२४६ जयोदय महाकाव्य का शैलीवेज्ञानिक अनुशीलन 


तत्क्ित- शरक्रियाँ 

“'वूज्यानां गुणेघ्वनुगगो भक्ति:' पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुगग होना भक्ति है। मन की 
चंचल चित्तवृत्ति तो को रोकने, उन्हें शान्त करने, मन को एकाग्र करने के लिए भक्त पृज्य पुरुषों 
की भक्ति किया करते हैं । महाकवि न इसी प्रयोजन से भक्तियों का सृजन किया है । उनके द्वारा 
गचित उपलब्ध भक्तियाँ इस प्रकार हैं - चैत्यभक्ति, शान्तिभक्ति, तीर्थकरभक्ति, चतुर्विशरनतिस्तुति, 
मिद्धर्भाके,, प्रतिक्रमणभक्ति, चारित्रिभक्ति, आचार्यभक्ति, श्रुतभक्ति, योगि्भाक्त, परमगुरुभनि, 
कायोन्सर्गभक्ति तथा समाधिभक्ति | आपने इन्हीं सस्कृत भक्तियों का हिन्दी पद्मानुवाद भी सरल 
किन्तु मनोहारी भाषा में किया है | सिद्धभक्ति, चतुर्विशति जिनस्तुति, चैत्यरभक्ति, प्रनिक्रमणभक्ति, 
आचार्यभक्ति, श्रुतर्भक्ति, चारित्र्भक्ति, तीर्थकरभक्ति का पद्यानुवाद उपलब्ध हुआ है | आत्म-कल्याण 
के पथ पर अग्रसर मुनि एवं आर्यिकाएँ दैवसिक चर्या और क्रियाकलापो के अवसर पर निश्चित 
भक्तिपाठ करते हैं | 

महाकवि आचार्य ज्ञानमागर जी के द्वारा विरचित भक्तियों में आत्मसमर्पण, आत्मनियेदन 
और तीर्थकर, आचार्य आदि का गुण ग्नवन है । निम्न पद्द मे कवि का आत्मालोचन दर्शनीय है 


अतो5धुना हे जिनप ! त्वदग्रे प्रमादतो5ल्लानितयासमग्रे । 

कृत्पे ममाभूच्यवनं तदेतत्सम्प्रार्थ्ते नाथ ! मृषा क्रियेत ॥ 

चराचराणामपि स प्रपञ्व कृतं मया कारितमामतं च | 

विध्वेशनाथत्रधरातले यत्‌ सम्प्रार्थ्ते नाथ ! मृषा क्रियेत ॥ - प्रतिक्रमणभक्ति, २-३ 


भक्ति के द्वारा भक्त एक ओर म्वकृत पापों का प्रायश्चित कर आत्मशान्लि प्राप्त करता 
है, वही दूसरी ओर वह पूज्य पुरुष के गुण म्तबन द्वारा उनके समान बनने की भावना भी रखता 


सिद्ध्यन्ति सेत्स्पन्ति पुरा च सिद्धा: स्वाभाविकन्नानतया समिद्रा: । 
भब्यानितस्तात्विकवर्त्मनेतु नमामि तोश्विदृगुणलब्धये तु ॥ 


सिद्धाग्परसिद्वान्वसुकर्ममुक्तान्सम्पक्त्वबो धादिगुणप्रयुक्तान्‌ । 
भवाब्धितोनिस्तरणैकसेतून्‌ नमामि तॉश्विदगुणलब्धये तु ॥ - सिद्ध भक्ति, १-२ 


लोक में गुरु/आचार्य का महत्त्व गोविन्द/भगवान्‌ से भी अधिक है, क्‍योंकि वे ही हमारे 
सत्पथप्रदर्शक हैं - 


मुमुशुवर्गस्य पब्ीड्वितिेतन ये दुष्पयस्थ प्रतिषेधनेन । 
प्रवर्तनायोद्यतचित्तल्रेशा: संघस्य ते सन्तु मुदे गणेशा : ॥ आचार्य भक्ति,२ 


भक्तियों में भक्त कवि के हृदय से निःसृत रस सरिता से प्रस्फुटित काव्यधारा का स्पर्शमात्र 
मद को विगलित कर देता है, दिग्भ्रमित मानव को नम्नता और विनयशीलता से भर देता है । 
राजसिक, तामसिक चित्तवृत्तियों को शान्त करता है तो सात्विक वृत्ति का स्वयमेव ही उदय हो 
जाता है और हृदय की विशुद्धि बढ़ती है | इस धारा में अवगाहन कर प्रत्येक महृदय अलीकिक 
आनन्द की मस्ती में डूब जाता है | 

महाकवि आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज के द्वारा रथित भक्तियों में सर्वत्र प्रसाद का 
प्रसार, अनुप्रास की झंकार, निश्छल आत्मनिवेदन एवं गुणस्तवन दिखलाई देता है | यह कृति 
सम्पादन, प्रकाशन एवं पर्याप्त प्रचार-प्रसार की प्रतीक्षा में है । 


जयोदय में राष्ट्रीय चेतना 


साहित्यकार संसार, शगीर और भोगों से असंपृक्त भले ही हो पर वह स्वयं राष्ट्रीय 
चेतना से अछूता नहीं रह सकता । राष्ट्र भक्ति में, राष्ट्र के विकास में, साहित्यिक परिवेश #े 
उमका प्रदेय उपेक्षित नहीं हो मकता । ऐसा होना स्वाभाविक भी है । कारण कवि देश 
काल, परिस्थिति, वातावरण आदि से प्रभावित होतः है । उसका प्रभाव उसके साहित्य पर 
प्रत्यक्ष देखा जा सकता है | जयोदय भी इसका अपवाद नहीं है । जयोदय का मृजन ऐसे 
समय में हुआ'जब देश स्वतन्त्र हो गया था और भारत में गांधीजी, नेहरू परिवार 
ग़जगोपालाचाय॑, डॉ राजेन्द्रप्रमाद, सगेजिनी नायडू, मुभाषचन्द्र बोस, जिन्ना आदि राजनेता 
“म्रद्ध हो रहे थे | महाकवि ने जयोदय महाकाव्य के अठारहवें मर्ग के चार पद्चों में प्रमुख 
नेताओं के नाम का उल्लेख बढ़ी श्रद्धा से श्लेप के द्वारा किया है| हों. भागीरष प्रसार 
त्रिपाठी के वागीश शास्त्री' अनुसार राष्ट्रीय सुधारस में परिपूर्ण ये चार पद्च शाकुन्तलम के 
चार पद्यों के समान स्मरणीय रहेंगे ।* 
देश के म्वतन्त्र होने और अंग्रेजों के भारत मे गमन करने पर प्राप्त आनन्दानुभूति 
को निम्न पद्यों में देखा जा सकता है - 
सत्कीर्तिरज्वति किलाभ्यु दयं सुभासा, 
स्थान विनारि-मुदुबल्लभराट्‌ तथा सः । 
याति प्रसब्रमुखतां खलु पद्मराजो, 
निर्याति साम्प्रतमितः सितरुक्समाजः ॥ 
यद्वा सुगां घियमिता विनतिस्तु राज - 
गोपाल उत्सवधरस्तव पे नु रागात्‌ । 
इष्टा सरोजिनि अथो विषमेषु जिन्‍ना - 
नु्ठानमेति परमात्मविदेकभागात्‌ ॥ 
- है देव! इम ममय (वि. सं. २००९) सुभाषचन्द्र बोस की उज्जवल कीर्ति अभ्युदय 
को प्राप्त हो रही है। अजात शत्रु तथा कोमल प्रकृति वालों को प्रिय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रपति 


१ जयोदय उत्तगर्ध भुषिका, पृष्-२१ 
२. वही, १८/८१ 
३ वही, १८/८३ 


। 


२२६ जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 


के पद पर विराज रहे हैं | पद्चराज प्रसन्न मुखता को प्राप्त हैं अर्थात्‌ देश स्वतन्त्र होने से हर्ष 
का अनुभव कर रहे हैं | सितरुकसमाज-अंग्रेज यहाँ से जा रहे हैं ।* 


हे जन्‌ ! आपकी विनग्रता या शिक्षा गॉंबीजी की विनमप्रता या शिक्षा का अनुभव 
कर रही है | आपके गोप्रेम से राजगोपालाज्र्य आनन्द का अनुसरण कर रहे हैं। सरोजिनी 
नायडू प्रसन्न हैं। सिर्फ एक ओर जिब्चा नामक यवन नेता परकीय भारत को अपना मानते 
हुए पारस्परिक विरोध के कार्यों में हिन्दुस्थान-पाकिस्तान के विभाजन का अनुष्ठान कर रहा 
है।' 
निम्न पद्यों में महाकवि ने राष्ट्र के लिए मंगल कामना की है जिससे सत्य और 
अहिंसा के बल पर प्राप्त स्वतन्त्रता चिरस्थायी बनी रहे - 
गान्थीरुष:प्रहर एत्क्म तक्रमाय, 
सत्सूत नेहरुचयों वृहदुत्सवाय । 
राजेन्द्र-राष्ट - परिरक्षणकृशवाय - 
मत्राभ्युदेतु सहजेव हि सम्रदापः ॥ 
मण्जु- स्वराज्य -परिणामसमर्थिका ते, 
सम्भाक्तिकमहिता लसतु प्रभाते । 
सुत्रप्रचालनतयोचित-दण्डनीतिः, | 
भ॥ 
- गांधीजी के रोष को दूर करनेवाला नेहरू परिवार सज्जनों में महान्‌ उत्सव के 
लिए तत्यर है और डॉ. राजेन्द्बसाद आदि राष्ट्र नेताओं का परिकर अभ्युदय को प्राप्त हो। 
हे महोद ! हे तेज/प्रताप को देनेवाले ! आपकी बुद्धि ऐसी हो जो मनोहर गणतन्त् 
की सफलता का समर्थन करनेवाली हो, जो असेग्बली में अच्छी तरह विचारित कार्यप्रणाली 
से सहित हो, जो राज्यतन्त्र के संचालन की दृष्टि से उचित दण्डनीति से सहित हो और सुघट 
प्रतीति/सुसंगत प्रतीति से युक्त एवं व्यवहार कार्य करने वाली हो ।'* 
जयोदय के अन्तिम सर्ग के अन्त में कामना पञ्चक श्लोकों में भी महाकवि की 
राष्ट्र के प्रति मंगल भावना अभिव्यक्ति हुई है - 


१,२, श्लेषालंकार से दो अर्थ निकलते हैं। यहाँ मात्र एक अपेक्षित अर्थ दिया गया है | अर्थ के लिए टीका 


४. दृधश्ब्य है । 
३. जयोदय, १८/८४, ८२ 


मयोदय महाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन २२७ 
राष्ट्र प्रवर्ततामिज्यां तन्वधिवर्िमुद्धुरम्‌ ॥ 
गणसेबी नृपो जातराष्र्नेहो क्वेषणाम्‌ । 
बहनत्रिर्णपधीशाली ग्राम्यदोबातिग: क्षमः |” 

- देश निबधिरूप से महती प्रतिष्ठा को प्राप्त करता हुआ विद्यमान रहे । राजा 
गणसेवी, देश से स्नेह करने वाला, धर्म को धारण करने वाला, बुद्धि से सुशोभित, प्राम्य 
दोष से रहित और शक्तिशाली हो | 

जयोदय में राष्ट्रीय महत्ता का द्योतन करने वाला श्लेषालंकारमय वैशिष्टय परिलक्षित 
होता है | ऐसे वैशिष्टय का पूर्ववर्ती काव्यों में अभाव है | काव्य में गुंजायमान राष्ट्रीय चेतना 
के स्वर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की कोशिकाओं को झंकृत कर अखण्डता, एकनिष्ठता और 
मदाचरण की ओर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देते है तथा “वसुधेव कुटुम्बकम्‌' का पाठ पढ़ा 
कर राष्ट्रीयता को प्रस्फुटित करते है । 

(..' 


१. जयोदय, २८/१०० का उत्तरार्ध, १०१ 


36. 


१५. 


१६. 


तृतीय परिशिष्ट 
सन्दर्भ ग्रन्थसूची 


अभिनव भारती : अभिनव गुप्त, सम्पादक तथा भाष्यकार आचार्य विश्वेश्वर 
मिंद्धान्त शिरोमणि, प्रकाशक-हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


आदि पुराण, भाग-२ : आचार्य जिनसेन, आचार्य गुणभद्र, भारतीय ज्ञानपीठ 
प्रकाशन, वागणसी, द्वितीय मंस्करण, सन १९६५० 


उत्तग्मेघ: कालिदास, प्रकाशक - रामनारायणलाल बैनीमाधव, इलाहाबाद, 
२फरवरी, १९०५७ 


ऋषभावतार : मुनि श्री ज्ञानसागर जी, दि० जैन समाज, मदनगंज, प्र० सं०, 
सन्‌ १९५७ 


कर्त्तव्यपथ प्रदर्शन : आचार्य श्री १०८ ज्ञानसागरजी, ज्ञानोदय प्रकाशन, 
पिमनहारी मढ़िया, जबलपुर-३, षष्ट संस्करण, सन्‌ १९८९ 


कर्त्तव्यपथ प्रदर्शन: मुनि श्री ज्ञानसागर, श्री दि० जैन जैन पंचायत, किशनगढ़, 
गैनवाल, तृतीय मंस्करण, सन्‌ १९५९ 


काव्यप्रकाश मम्मटाचार्य, मिधिला विद्यापीट प्रन्यमाला, सन्‌ १९५०७ 
काव्यप्रकाश:मम्मटाचार्य, टीकाकार गोविन्द ठक्कर 


काव्यानुशामसन' आचार्य हेमचन्द्र, निर्णयसागर प्रेस बंबई, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१९३४ 


काव्यादर्श: दण्डी, भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पूना, प्रथम मंम्करण, सन्‌ १९२८ 
काव्यालंकार .भामह, चौखम्बा प्रकाशन वाराणसी, द्वितीय मंस्करण, सन्‌ १९२८ 
काव्यालंकर * रूद्रट, वासुदेव प्रकाशन, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, मन्‌ १९६५ 


कादम्बरी : महाश्वेता वृत्तान्त, प्रकाश हिन्दी व्याख्या महित, चौखम्बा विद्याभवन, 
वाराणसी, द्वितीय संग्कणण, वि० सं०२०३३ 


चक्रवाल : रामधारीसिह दिनकर 

चिन्तामणि, भाग-२ : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, सरम्वती मन्दिर, काशी, तृतीय 
आवृत्ति, संवत्‌ २०१० 

जयोदय (मूलप्रति) : पं० भूरामल शाम्त्री, प्रकाशक - ब्र० सूरजमल जैन, 
प्रणसं०, सन्‌ १९५० 


जयोदय महाकाव्य का गलीवैज्ञानिक अनुशीलन २२९ 


१७. 


१८. 


१3९. 


जयोदय पूर्वार्ध : ब्रह्मचारी भूरामल, ज्ञानसागर ग्रन्थमाला, व्यावर, प्र०सं०, सन्‌ 
१९५८ 

जयोदय उत्तरार्ध : महाकवि भूरामल, ज्ञानोदय प्रकाशन, पिसनहारी मढ़िया, 
जबलपुर-३, सन्‌ १९८९ 


तत्त्वार्थ दीपिका : (तत्त्वार्थमूत्र टीका) श्री क्षु० ज्ञानभूषणजी महाराज, प्रकाशक 
दि० जैन समाज हिसार (पंजाब), वीर निर्वाण सं० २४८४ 


दशख्पक : धनज्जय, प्रकाशक - मीताराम शास्त्री, साहित्य भण्डार, मुभाष 
बाजार मेरठ, तृतीय संस्करण, सन्‌ १९७६ 

दयोदय चम्पू : मुनि श्री ज्ञानसागर जी, प्रकाशचन्द जैन, व्यावर, प्र०सं०, सन्‌ 
१९६६ 

धम्मपद . अनुवादक एवं सम्पादक - त्रिपिटकाचार्य भिक्षु धर्मरक्षित, संस्कृत 
पुस्तकालय, कचौड़ी गली, वाराणमी । 


ध्वन्यालाक : आनन्दवर्धन, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणमी, वि० मंवत्‌ २०१९ 
ध्वन्यालाकलोचन अभिनव गुप्त 

नाटय दर्पण : रामचन्द्र गुणचन्द्र, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, सन्‌ १९६१ 

नाट्य शास्त्र : भगतमुनि, मोतीलाल बनारमीदास, वाराणसी, प्रथम संस्करण, 
मन्‌ १९६४ 

नीति शतक : भर्तृहरिं, रामनारायणनाल बेनीमाधव, इलाहाबाद, सन्‌ १९७६ 
पतलव : सुमित्रानन्दन पनत, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली सन्‌ १९०८ 

पवित्र मानवजीवन : मुनि श्री ज्ञाननागर, दि० जैन महिला समाज, पंजाब, 
प्रथम मम्करण, मन्‌ १९५६ 

पूर्व: कालिदाम, चौखम्बा संम्कृत पुस्तकालय, कचौड़ी गली, वागणमी 
प्रवचनमार प्रतिरूपक : आचार्य ज्ञानमागर, प्रकाशक महावीर सागाका पाटनी, 
किशनगढ़ रेनवाल, सन्‌ १९७२ 

भाग्योदय (भाग्य परीक्षा) : व्र. भूरामल शास्त्री, जैन ममाज हांसी, प्रथम संम्करण 
सन्‌ १९४५७ 

भक्तिर्मामृत मिन्धु : रूप गोस्वामी, हिन्दी विभाग, दिल्ली विशवविद्यालय, 
दिल्ली, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९६३ 


२३० 


३४, 


३५. 


३६. 


३७. 


३८, 
३९. 


४0, 


४१. 


४२. 
४३. 


४४, 


४५, 


४६. 


ह।. 


४८. 


४९. 


५०, 


जयोदय गहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीलन 
भद्रोदय (समुद्रदत्त चरित) : आचार्य ज्ञाननागर, दि० जैसवाल जैन ममाज 
अजमेर, प्रथम मंम्करण, मन्‌ १९६९ 
मानव धर्म : ब्र० भूरामलजी (आचार्य ज्ञानसागरजी) दि० जैन पंचायत सभा 
ललितपुर, सन्‌ १९८७ 


मालविकाग्रिमित्र : कालिदास, चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, कचौड़ी गली, 
वाराणसी 


मुनिमनोरञजनाशीति : महाकवि भूरामल (आचार्य ज्ञानसागर) विद्यासागर साहित्य 
संस्थान, पनागर, जबलपुर, प्रथम संस्करण, ३ जून १९९० 

मेधावी : गंगेय राघव 

मृच्छकटिक : शूद्रक, संम्कृत हिन्दी टीका - आचार्य श्रीधरप्रमाद पन्‍्त, प्रकाशक 
ग्टुडेण्ट स्टोर, बिहारीपुर (वरेली), प्रथम संस्करण, सन्‌ १९७२ 

रघुवंश : कालिदास, चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, कचौड़ी गली, वाराणमी 
ग्म मीमांसा : आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, नागगी प्रचारिणी मभा, काशी, चतुर्थ 
मम्काण, मन्‌ १९६६ 

रम सिद्धान्त : डॉ० नगेन्‍्द्र, नेशनल पब्निशिंग हाउस, दिल्ली, सन्‌ १९६४ 
रीतिविज्ञान . विद्यानिवास मिश्र, नई दिल्‍ली, मेकमिलन, १९७७ 
वक्रोक्तिजीवित : कुन्‍्तक, चौखम्वा प्रकाशन, वागणमसी, प्रथम मंम्करण, मन 
१९६७ 

वक्रोक्तिजीवित : कुन्तक, प्रकाश हिन्दी व्याख्या, व्याख्याकार राधेश्याम मिश्रा " 
चौखम्या मंस्कृत संम्धान, वाराणसी, च० सं०, वि० सं० २०३९ 

विद्याधर में विद्यासागर : सुरेश सरल, प्रकाशक- द्र० राकेश जैन, ४१७, 
फूटाताल चौक, जबलपुर, प्र० मं० १९८५ 

विवेकोदय : व्र भूगमल शास्त्री, बावू विश्वम्भरदाम जैन, हिमार, प्रथम संम्करण, 
सन्‌ १९४७ 

वीरोदय . भुनि श्री ज्ञानमागर जी, प्रकाशचन्द जैन, ज्ञानसागर प्रन्थमाला, 
व्यावर, सन्‌ १९६८ 

वीर शासन के प्रभावक आचार्य : डॉ० विद्याधर जोहरापुरकर एवं 

डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्‍ली, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १९७५ 

बैराग्य शतक : भर्तहरि, चौखम्या विधाभवन, वारणसी-१, मन्‌ १९८२ 


जयोदय महाकाव्य का गलीवैज्ञानिक अनुशीलन २३१ 


५१. 
५२. 
५३. 
५४. 


५५. 


५६. 


५. 


५८. 


५९. 


६०. 


६१. 
६३. 


६३. 


६४. 
६५. 
६६. 


शृंगार शतक: भर्तृहरि, चौखम्बा विधाभवन, वाराणती-१, सन्‌ १९७९ 
श्रीमद भागवत : 

शैली और शैलीविज्ञान : वि० कृष्णस्वामी अयंगार 

सरल जैन विवाह विधि :ब्रह्म. भूरामल शास्त्री, दि० जैन समाज, हिसार, प्रथम 
संस्करण, सन्‌ १९४७ 

सम्यक्त्वसार शतक : क्षुल्लक श्री ज्ञानभूषण जी, दि० जैन समाज, हिसार, 
वि० संवत्‌ २०१२ 

सचित्त विवेचन : ब्रह्म. भूरामल शास्त्री, जैन समाज, हाँसी, प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १९४६ 

समयमार टीका : मुनि श्री ज्ञानसागर , दि० जैन समाज, अजमेर, प्रथम संस्करण, 
सन्‌ १९६८ 

साहित्य दर्पण : विश्वनाथ, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, प्रथम संस्करण 
सन्‌ १९६९ 

साहित्य दर्पण : हिन्दी विमर्श व्याख्या, डॉ० मत्यव्रत मिह, चौखम्बा विद्याभवन, 
चौक, वाराणमी - १ 

मुदर्शनोदय : मुनि श्री ज्ञानसागर, मुनि श्री ज्ञानमागर जैन ग्रन्थमाला, व्यावर, 
नवम्बर, १९६६ 

मौन्दरनन्द : अश्वघोष, चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, कचौड़ी गली, वाराणसी 
स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैन धर्म : ब्रह्म. भूरामल शास्त्री, खजान सिंह 
विमलप्रसाद जैन, मुजफ्फरनगर, मन्‌ १९४२ 

हिन्दी मेमेंटिक्स : हरदेव बाहरी, भारती प्रेम पत्लीकेशन, इलाहाबाद, सन्‌ 
१९५९ 


720९॥0 ॥3806 (७ 0. [6४७॥।$ 
720९॥८ ?का। * विद्वाण) 5॥(2॥॥07 
(]॥4७९ ० ?2020५ |#।20096| 300275 


२२ 


बट ०0. २) 


घ्य 


जयोदय पहाकाव्य का शैलीवैज्ञानिक अनुशीनन 


[ शोध प्रबन्ध | 


आधुनिक हिन्दी काव्य में अप्रम्तुत विधान : डॉ० नगेन्‍्द्र मोहन, नेशनल पब्लिशिग 
हाउस, २३, दरियागंज, नई दिल्ली-६, प्रथम संस्करण, सन्‌ १९७२ 

जायमी की विम्ब योजना : डॉ० सुधा मक्सेना, अशोक प्रकाशन, नई मड़क, 
दिल्ली-६, प्रथम मंबग्करण, मन्‌ १९६६ 

महाकवि ज्ञानमागर के काव्य : एक अध्ययन . डॉ० किरण टण्डन, ईस्टर्न बुक 
लिकर्म, ५८२५, न्यू चन्द्रावल, जवाहर नगर, दिल्ली, प्र० सं०, मन्‌ १९८४ 


शेलीविज्ञान और प्रेमचन्द की भाषा : डॉ० सुरेशकुमार, द मेकमिलन कम्पनी 
आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, प्र० सं०, मन्‌ १९७८ 


ऋषि कैसा होता है : आचार्य श्री ज्ञानसागर जी 
जयोदय उत्तरार्ध स्वोपज्ञ टीका : आज्ार्य श्री ज्ञानसागर, जी 


मुनिमनोरञ्जनाशीति : आचार्य श्री ज्ञानसागर जी 


मूक माटी अनुशीलन : डॉ० श्री रतनचन्द्र जैन, रीडर, बरकतउल्लाह 
विश्वविद्यालय, भोपाल (म. प्र. ) 


वीरशमभ्युदय : आचार्य श्री ज्लानसागर जी 
भक्तियाँ : आचार्य श्री ज्ञानतागर जी 





जीवन परिचय 

-“३$$ जन्म ;४- 

सन्‌ १८९१ 
“5; जन्मस्थान १४- 
राणोली-ग्राम (जिला-सीकर) राज. 

-:; जन्सनाम १३- 
भूरामल शास्त्री 
-;: ब्रह्मचर्य श्रत ::- 

सन्‌ १९४७ (वि. सं. २००४) 

-:: भुल्लक दीक्षा ::- 
सन्‌ १९५५ (वि. सं. २०१२) 
-:: झुल्लक दीक्षा नाम ::- 

क्षुललक १०५ श्री ज्ञानभूषण महाराज 

-्डप ऐल्लक दीक्षा ;:- 

सन्‌ १९५७ (वि. स॑. २०१४) 
-४; दीक्षा गुरु ;:- 
आ. १०८ श्री शिवसागर जी महाराज 
-४: मुनि दीक्षा ::- 
सन्‌ १९५९ (वि. सं. २०१६) 
.“;; दीक्षा गुरु ::- 
आ. १०८ श्री शिवसागर जी महाराज 
-$४ मुनि दीक्षा नाम ::- 
मुनि १०८ श्री ज्ञानसागर जी महाराज 

-;४ आचार्य पद ३४- 

७ फरवरी सन्‌ १९६९ 
(फाल्गुनवदी ५ सं, २०२५) 
-४४ आचार्य पद त्याग एवं 

सल्लेखनाव्रत ग्रहण ::- 

२२ नवम्बर, १९७२ (मंगसिर वदी 
२ से. २०२९) 
-5४ समाधिस्थ ::- 
१ जून १९७३ (ज्येष्ठ कृष्ण 
अमावस्या स॑. २०३०) 
-:: पद्शशिष्य ::- 
पू. आ, श्री विद्यासागरजी महाराज 
-:: सललेखना अवधि ::- 
६ मास १३ दिन (मिति अनुसार) 
६ मास १० दिन (दि. अनुसार) 


